[ठी (१५६६९ ) के उपलक्ष्य में प्रकाशित 


'महामना 


श्री पण्डित मदनमोहन जी मालवीय 
के 


लेख ओर भाषण 


[ भाग १--धार्मिक ] 





संकलनकर्ता--- 
वासदेवशरण 


प्रकाशक | मंत्री, अखिल भारतीय मालवीय जन्मशती समारोह समिति 
काशी हिन्दू विद्वविद्यालय, 
वाराणसी-५ 


प्रकाशन तिथि | भाव्रपद, कृष्ण अष्टमी, विक्रम संवत्‌ २०१९ 
[--२२-८-१९६२ | 


फ् 
मूल्य चार रुपया अजिल्द 
पाँच रुपया सजिल्द 
न्‍्च १७७० 9, एणणणाण> 
मुद्रक' | लक्ष्मीदास 
विश्वविद्यालय मुद्रणालय, 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी-५ 





22० *« 974५ 


न. >>)... >ची न). न... 0. ८). 
& की ईद हुड # हो 2० 9 


लि र 
१6. 


२१. 
२२. 
२३. 
रछ. 
२२. 


२६. 
२७. 


श्ट 


"6 कक हज हा, आज पे 


अनुक्रमणिका 


धमसंस्थापना 

सब देवन के देव 

सनातनधम 

उपदेश 

ईश्वर 

कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ 

भगवान कृष्ण को महिमा 

कृष्ण: शरणद्‌ः सताम्‌ 

भगवान श्रीकृष्ण के जीवन के कुछ उपदेश 
जन्माष्टमी के उत्सव में भाषण 


* एकमेवाहितीयम्‌ 


महादेव माहात्म्यम्‌ '*' 

भगवज्नञाम स्मरण की महिसा 
गीताप्रवचन 

गीता-जयन्ती 

अजुंन ओर भगवान्‌ “*' 

शिवरात्रि पवं के भाषण का सारांश **' 
शिवरात्रि ब्रत ओर मंत्रदीक्षा 
रावलपिण्डी के सनातनधरम सम्मेलन में भाषण 
भक्ति की महिमा 

अन्त्यजोद्धार विधि; ''' 

सवण विवाह की व्यवस्था 

सवणा विवाह के सम्बन्ध में विचार 
गोरक्षा का संकल्प 

गो की रक्षा ; राष्ट्रीय सम्पत्ति 

सातवाँ गोरज्ञा सप्ताह 

पशु बलिदान व देवी पूजा 

वचनामृत 


;44 
घर्० 
हर 
४६ 
४२ 
४४ 
६० 
६२ 
६४ 
१२५५ 
१५८ 
१६6 
१७० 
२७५ 
श्ट्य० 
श्ट्रे 
१६४ 
१९८ 
श्ट६ 
ब्ट्6 
२७७ 
श्ह्ट 
३०० 
३२०२ 
३२० 





पंडित मदनमोहन मालवीय 
विक्रम संवत्‌ १९१८-२००३ 


भूमिका 


“पृश्वीमण्डल पर जो बस्तु मुझको सबसे अधिक प्यारी हे, वह धम हे 
ओर बह धम सनातनधमस हे” । (श्री मालबीय जी) 


श्री पं० मदनमोहन जी माछवीय सनातनध्रम के मूतरूप थे। वेदों से 
धम-शास्तरों से और परम्पराप्राप्त शिष्टाचार से अनुमोदित जो धम हे, उसे ही 
सनातनधम कहते हैं। सनातनधम के दो अंग है--एक दर्शन या अध्यात्म- 
विचार और दूसरा सदाचार या लोकाचार। संसार के धर्मों में सनातनधम 
एक विल्क्षण प्रयोग ओर उपलब्धि हे। संसार का जो उच्चतम तत्त्वज्ञान हे 
ओर जो महती अध्यात्म-विद्या है और मनुष्य के मन की ध्यान-शक्ति से ब्रह्मतत्त्व 
ओर सृष्टि के विषय में जो तत्त्व प्ररिज्ञात हुए उनकी समष्टि सनातनधम है। किन्तु 
मानवीय बुद्धि का प्रकष सनातनधर्म का केवछ एक अंग है। उसका दूसरा अंग 
वह आचार है जो श्रति, स्छति, पुराण, आगम, संहिता, तंत्र आदि संस्कृत भ्न्थों 
में तथा उन पर आश्रित देशभाषा के अनेक ग्रन्थों में कहा गया है; अथवा इन 
थों में अनुक्त होते हुए भी जो सज्जनों से सेवित जाति-धर्म और कुल-धर्मा के 
रूप में ठोकाचार की तरह परम्परा से चला आता है, वह भी सनातनधम को 
मान्य है। इस भ्रकार श्रुतियों में प्रदर्शित और युग-युग के सदाचार से सम्मत 
जो महान धर्म है, उसे ही सनातनधम कहते हैं। सनातनधम ऐसा शरीर हे 
जिसके अभ्यन्तर में एक चेतना या प्राण की सत्ता विद्यमान है। उसमें जहां एक 
ओर बाह्य शरीर का सत्कार पाया जाता है, वहीं दूसरी ओर धर्म की आन्तरिक 
भावना उससे भी अधिक मूल्यवान हे। सनातनधर्म की यथाथ परिभाषा और 
लक्षण बताने में कठिनाई का अनुभव होता है। सनातनधरम एक प्रकार को 
मान्यता या आचार तक सीमित नहीं; यह तो अनेक वर्णा, अवान्तर वणां 
जाति और अन्तजातियों में स्वेच्छा से परिपालित आचार ओर विचार की 
समष्टि हे। यह धर्म सबको स्वीकार करते चछता हे। सबके साथ सम्प्रीति 
और समन्वय सनातनथम की विशेषता है। यहां जेसे किसी मत या आचार 
का निराकरण हे ही नहीं । वृक्ष-पूजा, नाग-पूजा, नदी-पूजा, भूमि-पूजा आदि 
भोमिक सान्यताओं से छेकर वेदान्त प्रतिपादित ओपनिषद्‌ पुरुष या श्रुति 
प्रतिपादित ब्रह्मतत््व तक विचारों ओर आचारों के अनेक स्तर सनातनधम के 
अंग हैं। इस प्रकार के कोव्यनुकोटि मानवों का जो एक शक्तिशाली राष्ट्ू है 
उसका धर्--सनातनधम हे। महामना मालवीय जी भी सनातनघधम के 
इसी विराद समूह का अभिन्‍न अंग अपने को मानते थे । 


यह स्मरणीय हे कि छोक में सहर्तरों वर्षों से मान्य जीवनक्रम के 
अनुसार सच्चा सनातनधर्मी वही हो पाता हे जो भारतवर्ष को अपनी माठ्भूमि 
स्वीकार करता है एबं जीवन ओर मरण के छिए जो इसी देश के भवचक्र को 


( २ ) 


स्वीकार करता है। यह बात चाहे बड़े अक्षरों में कहीं लिखी न मिले तो भी 
इसके पीछे जो मौन समर्थन है, वह सवमान्य हैे। किसी भी धार्मिक कम के 
समय जो संकल्प पढ़ा जाता है, उसमें इस तथ्य का संकेत मिलता है। वेसे 
तो जब कभी राष्ट्र या भूमि के सम्बन्ध में कुछ कहने का अवसर आया तो 
सनातनधरम के आचार्यों ने उभरे हुए शब्दों में कहा भी है--“माता भूमिः 
पुत्रो अहं प्थिव्याः” अथववेद, प्रथिवी-सूक्त । 

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपिगरीयसी । 

रामायण । 
न भारतसमं वर्ष पथिव्यामस्ति भो द्िजा;। पुराण । 


इस प्रकार की भावना में एक ऐसा सूक्ष्म रस हे जो ऊपर से न दिखाई 
पड़ने पर भी सनातनध् की समस्त ज्ञान और कममयी पद्धति को सींचता 
रहता है। जीवन के लिए वह अमृत-भूमि है। हम नाम तो धर्म का लेते हैं, 
पर श्रद्धा का पूरा सम्पुट देश की संस्कृति के लिए अर्पित करते हैं। फलतः 
सनातनधम में धमं, संस्कृति और माठ्मूमि के प्रति श्रद्धा-ये तीनों तत्त्व परस्पर 
ओतप्रोत हो गये हैं । 


महासना सालवीय जी के विचार ओर कर्मों पर हम ध्यान दें तो उनके 
पूरे स्वरूप की कुछ्जी ऊपर के सूत्र में मिल जाती है। जो इस देश का विराद्‌ 
चितन है, जो यहां का शिष्टाचार प्रधान महान्‌ कर्म हे, जो इस देश की उत्कृष्ट 
संस्क्रति हे और नाना भाषाओं, धर्मों और जनों से भरी हुई जनपद और काननों 
वाली भूमि है, उन सबका प्रतीक, एकान्त निष्ठा, भक्ति और सेवा का मू्त रूप ही 
मालवीय जी का व्यक्तित्व था। सनातनधम की परिभाषा के अनुसार जड़- 
चेतन, गुण-दोष इन दोनों के मिलने से विश्व की रचना हुई हे। सनातन- 
धर, जिसके अतिनिधि व्याख्याता मालवीय जी थे, जहां एक ओर गुणों का 
स्वागत करता है; वहीं दूसरी ओर जहां जीवन में त्रुटियां है, वहां उनके लिए भी 
अपने को ही उत्तरदायी मानता है। ज्योति और तम जैसे विश्व में हैं, बैसे ही 
मानव और समाज में भी हैं। अंधकार को हटाकर अकाश की स्थापना यही 
सनातनधरम का संघष पक्त है। इसी सूत्र में उसके विकास की कथा है । 


सनातनधर्म में पूव या पुरातन के साथ श्रीति का भाव है, पर वह नूतन 
या अवोचीन युग का निराकरण नहीं करता | सनातनधम के इतिहास की यह 
अमिट विशेषता है कि उसने अपनी उदय के उषश्काल से आजतक चारों ओर 
विकास किया है। धम, दर्शन, संस्क्रति, कला, साहित्य प्रत्येक की कहानी काल- 
चक्र के परिवतन को प्रकट करती है। सनातनधर्म की स्थिति उस हंस के समान 
है जो सरोवर के मध्य में दूसरा पैर उठाने के लिये पहले पैर को स्थिर रखता 
है। महामना मालबीय जी के जीवन में यह सत्य अत्यन्त भारवर रूप में 


( ३ ) 


दिखाई पड़ता है। यदि “अन्त्यजोद्धार विधि/ सम्बन्धी उनके बड़े छेख को हम 
देखें तो मालवीय जी के हृदय की अपार करुणा और उदारता ग्राचीन छद्धरणों 
के रूप में गूंजती हुई सुनाई पड़ती हे । 


मालवीय जी युगपुरुष थे। ज्ञात होता हे सहस्रों वर्षों के अनन्तर इस 
प्रकार का अज्ञाशील नेता सनातनधम के क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। मालवीय 
जी के रूप में जेसे स्वयं सनातनधम ने ही जन्‍म लिया हो। उनके नेत्रों में 
एक ओर वेद के ज्ञान की रश्मियां थीं दूसरी ओर रामायण, महाभारत और 
पुराणों के आचारप्रधान ओर समन्वयप्रधान आदर्शों का उमंगता हुआ प्रवाह 
था ओर इसके साथ सावभौम न्याय एवं हितबुद्धि का भी आलोक था-ऐसे थे 
माछरवीय जी--भीतर ओर बाहर एक समान शुद्ध-मानव मात्र की सेवा में 
अहनिश तन, मन, धन से अपने आपको लीन कर देने वाले महामानव । 


इस संकलन में जो छेख या भाषण आये हैं, वे तो माठवीय जी रूपी समुद्र 
को केवल एक बूंद के समान हैं। मालवीय जी ने कितना सोचा, कितना कहा 
ओर कितना किया--इसका लेखा-जोखा असम्भव सा है। उन्हीं की प्रेरणा से 
प्रकाशित 'सनातनधमं' नामक साप्ताहिक के छिए उन्हें यदा कदा जो लिखना पड़ा, 
वे लेख मालवीय जी की साहित्य-रचना का स्वल्पांश ही हैं। वे जो कुछ कहते, 
वह साहित्य ही होता था। प्राचीन ऋषियों के समान अर्थ उनकी वाणी का अनु- 
गामी था। अपने युग के वे अह्वितीय वक्ता थे। यदि आज अध्यात्म और धर्म 
सम्बन्धी अधिक लेख उपलब्ध नहीं हे तो भी विषाद की बात नहीं, क्योंकि इन 
परिमित लेखों को भी पढ़ने से एक बात स्पष्ट हो जाती है और वह हे प्राचीन , 
साहित्य और धम में माठबीय जी की अनुपम आस्था । जितनी भागवत है वह 
पूरी भानो मालवीय जी के ही विचारों को प्रकट करती है। मालवीय जी भाग- 
वतमय हो गये थे। भागवत ओर महाभारत इन दो ग्रन्थों का जन्म भर वे 
पारायण करते रहे। इनमें सनातनधर्म के जो सशक्त परमाणु हैं. उनके स्फु- 
ढिंगीय तत्त्वों से मालवीय जी के हृदय का निमोण हुआ था। गीता, उपनिषद्‌ 
ओर वेद इनमें से क्‍या मालवीय जी को प्रिय नहीं था ? बे यह मानते थे कि 
सनातनधमं की महती परम्परा में एक ही अध्यात्मतक्व की ही अनेक प्रकार 
से व्याख्या हुई हे ओर काल के सन्ततवाही श्रवाह में ये विभिन्न अन्थ उन्हीं 
व्याख्याओं को लिए हुए हैं। गोस्वामी जी का रामचरितमानस उसी की एक 
कड़ी है। भारतीय धर्म और दशन का प्राचीन प्रवाह बहता हुआ मानों गोसाईं 
जी की ऋपा से हिन्दी रामायण रूपी मानसरोवर में सबके लिये सुलभ हो गया 
घ हल सुरूमभ सब दिन सब देसा” यह पंक्ति जेसे इस ग्रन्थ पर ही घटित 
हार | 


मालवीय जी के जो कुछ भाषण या लेख यहां संगृहीत हो सके हैं, वे उनके 
भीतर तपते हुए सूय की कुछ ज्योति प्रकाशित करने के लिये पर्याप्त हैं। उनके 


( ४ ) 
दीघम्नज्ञ व्यक्तित्व की भणिति ही यह श्लोक हे जो उन्हें अतिप्रिय था ओर 
जिसे कहते हुए वे नहीं अघाते थे-- 
न त्वहं कामये राज्य 
न स्वर्ग नाउपुनभवम्र । 
कामये दुःखतप्रानां 
प्राणिनामातिनाशनम्‌ ॥। 


भुमे पृथ्वी का समृद्ध राज्य नहीं चाहिए ओर मुमे मोक्ष भी नहीं चाहिए । 
मेरी तो यही उत्कट कामना हे कि दुखों से तपाये हुए प्राणियों का कष्ट दूर करूँ ।! 
अपनी महायात्रा से लगभग एक सप्ताह पूब ही उन्होंने अपने अन्तरंग साथियों 
से कहा था, “मुमे मुत्यु के समय काशी में मृत ले जाना, मैं अभी मुक्ति नहीं 
चाहता। मेरी इच्छा हे कि एक और जन्म में मानवों की सेवा अभी करू” | कुछ 
लोग ऐसा समझते हैं. कि हिन्दू विश्वविद्यालय मालवीय जी की सबसे बड़ी कृति 
है। किन्तु स्वयं मालवीय जी ऐसा नहीं मानते थे। उन्हें भारतीय संस्कृति ओर 
भारतीय महाप्रजा सबसे अधिक प्रिय थीं जिनके लिये वे सो हिन्दू विश्वविद्यालयों 
को भी त्याग सकते थे। ऐसा उन्होंने एक बार स्पष्ट कहा भीथा। हिन्दू 
विश्वविद्यालय मालवीय जी को उत्कृष्ट रचना है। मालवीय जी के महान 
संकल्पों का मूते रूप है, किन्तु इसकी स्थापना इसलछिए हुईं कि यह देश, संस्क्रति 
और प्रजाओं की सेवा का एक साधन बने। कोई भी व्यक्ति जो इस विश्व- 
विद्यालय से सम्बन्धित हे, वह उस आदश पर चल कर ही मालवीय जी के 
ब्राह्म के के समीप पहुँच सकता है, अन्यथा ज्ञान का व्यापार करने वाले तो 
बहुत हैं.। 


मालवीय जी ने जिन उच्च कोकों की रचना की थी या संकलन किया 
था, वे 'धिर्मसंस्थापना” शीषक के अन्तर्गत एकन्न किए गए हैं। उनमें उनकी 
उदार दृष्टि प्रकट हैे। “यह भारतवष जो हिन्दुस्तान के नाम से प्रसिद्ध है, बड़ा 
पवित्र देश है। धन, धम ओर ज्ञान का देने वाला यह देश सब देशों से उत्तम 
है। देश की उन्नति के कामों में जो पारसी, मुसलमान, यहूदी देशभक्त हों 
उनके साथ भी मिलकर काम करना चाहिए।” मालवीय जी ऐसे काल में हुए 
( १८६१-१९४६ ) जब देश, जाति ओर धम पर बहुत बड़ा संकट था। उन्होंने 
उसके निवारण के लिए अपने कम की पूरी शक्ति छगा दी। इसके लिये उन्होंने 
आरचीन ऋषियों का तपोमय जीवन ओर ब्रत महण किया। उन्होंने ब्राह्मणों 
के उच्च विचारों के साथ-साथ अपने लिए आकिंचन्य का ब्रत भी स्वीकार 
कर किया था। उनका व्यक्तिगत जीवन सब तरह से बारहबानी कंचन 
बन गया। जिन्हें उन्हें देखने का सौभाग्य मिला हो, वे उनकी अपूब 
कान्ति ओर शान्ति का स्मरण करेंगे। उनमें सेवा की अटूट इच्छा थी ओर 


( # ) 


अपना पूरा समय ओर शक्ति को उन्होंने सेवा काय में अर्पित कर रक्खा था। 
सनातनधरमम की जो लोक असिद्ध परिभाषा है, उसके अनुसार हिन्दू वह है जो 
गंगा, गऊ, गायत्री का भक्त हो। मालवीय जी ने इन तीनों की सेवा का ब्रत 
निभाया। निगमागम सम्मत धम का प्रतीक गायत्री है । गंगा कोल्यनुकोटि लोगों 
की धमनिष्ठा का मूते रूप है, मानों सनातनधमे की धारा ही गंगा के रूप में 
भूतल पर बह रही है। गावों में ओर नगरों में रहने वाढी जो साधारण जनता 
है, उसके लिए गंगा ही धम है। इस सूत्र का तीसरा अंग गऊ की भक्ति है । 
तक से सोचा जाय तो कह सकते हैं. कि गऊ की रक्षा का श्रश्न आर्थिक हे, 
उसका धर्म से क्‍या सम्बन्ध * पर हिन्दू धर्म में गऊ का जो स्थान है, उसे 
समझने के लिये हिन्दू-धम की ही आँख से देखना होगा। जैसे गांधी जी कहा 
करते थे “गाय को देखना चाहते हो तो मेरी आँख से देखो ।” यही माछवीय 
जी की स्थिति थो ओर यही प्रत्येक हिन्दू की स्थिति है। यहाँ गाय केवल पशु 
नहीं, वह तो माता है। उसके शरीर में सब देवों का बासा है। उसके दूध में 
अमृत है। वह घास खाकर दूध जेसा रसायन देती है। उसके बछड़े 
हलधर किसानों के साथी हैं जो भूमि को अन्न के मोतियों से भर देते हैं। ऐसी 
जिसकी महिमा हो उस गऊ के लिये जो कुछ किया जाय कम है और उसकी 
अशंसा में जितना कहा जाय अपर्याप्त है। हिन्दू-धर्म की दृष्टि से देश का हित, 
जनता का हित--इन दोनों का पर्याय गऊ है। गऊ ओर उसका दूध साक्षात्‌ 
ईश्वर हैं। वेदों के अनुसार हर एक वस्तु के उपकार की मात्रा है, पर गऊ से 
जितना हित होता है उसकी माप नहीं हे-- 


गोस्तु मात्रा न विद्यते [ यजुबेंद ] 


मालवीय जी के गोरक्षा संबंधी विचार इसी मान्यता से उत्पन्न हुए थे। 
उनकी निजी दृष्टि में ओर उनके सब कार्यों में उनके गो-रक्षा संबंधी भ्रयत्न उनके 
हृदय के निकटतम थे | जब विश्वविद्यालय अपने पेरों पर खड़ा होकर चलने छगा 
था तब भी गऊ की चिन्ता उनके सन में बनी थी। यदि भारतभूमि पर गऊ का 
वंश न बढ़ा तो महाशोक होगा। गऊ के बिना भारतीय प्रजाओं के बंश की 
क्या गति होगी, कोई नहीं कह सकता। प्राचीन निष्ठा को छेकर अर्वाचीन 
विज्ञान की पूरी सहायता से गोबंश और दुग्ध के उत्पादन की उन्नति, यह 
मालवीय जी के हाथ की लिखी हुई हुण्डी हे जिसे हम सबको सकारना हे । 


संस्कृत भाषा का 'धर्म' शब्द अत्यन्त उदात्त अथ रखता है। संस्कृत 
में (ः 
भाषा में अथ ग्रथित शब्द बनाने की अदूभुत क्षमता रही है; किन्तु उसका भी 
जैसा उत्कृष्ट उदाहरण धर्म शब्द में मिलता है, बसा अन्यत्र नहीं । भारतवष 
में जो कुछ सशक्त निर्मोण काय युग-युग के भीतर से उत्पन्न हुआ है, उस 
ए में 
सबका सथा हुआ नवनीत धर! इस एक शब्द में समा गया है। हिन्दू मात्र 
के हृदय में यह शब्द अंकित हे। आज जिसे हम संस्कृति कहते हैं, वही तो 


( ६ ) 


धर्म है। अपने सनातनधम' शीषक लेख में मालवीय जी ने पहले 
हक में धम' शब्द की वह व्यापक परिभाषा दीहे जो इस देश में सदा 
मान्य रही है। इस परिभाषा के दो सूत्र हैं--एक यह कि धरम पूरे जः 
की टेक है. (धर्मों विश्वस्थ जगत अतिष्टा) और दूसरी यह कि धर्म 
प्रजाओं के जीवन में सर्वोपरि तत्त्व है ( तस्माद्धम परम वदन्ति )। उसे 
दूसरे प्रकार से यों भी कहा है कि जो तत्त्व मनुष्य के, समाज के, राष्ट्र के 
विश्व के जीवन को धारण करता है, वही धम है ( धारणाद्‌ धममित्याहु ध 
धारयति प्रजा४)। धारणात्मक नियमों का समादर ही धम हे । व्यास की य 
परिभाषा मारूवीय जी को मान्य थी और वस्तुतः 'सनातनधम” इस नाम 
पीछे भी यही अर्थ अभिप्रेत हे। हिन्दू-धर्मं के अनुसार पनन्‍्थ, मत या सम्प्रद 
प्रथक्‌ हैं। क्योंकि धर्म शब्द का वह भी एक सीमित अथ है, इसलिए तत्त्वज्ञान 
आधार भित्ति और संस्कृति परक जो धम का'स्वरूप हे, उसके प्रति मन में उ| 
लाना उचित नहीं । भागवत में जो तीस छक्षणों वाला धर्म बताया गया है 3 
मनु ने जिसे दस लक्षणों वाला धम कहा है, वही तो मनुष्य मात्र के लिए स 
सामान्य सनातनधम है-- 


सनातनस्य घमस्य मूलमेतत्‌ सनातनम्‌ । 


मालवीय जी जिस घम के मानने वाले थे, उसका मूल ईश्वर है। हिन 
धम के सब शास्त्र इसी मूल भित्ति पर खड़े हैं। ईश्वर आनन्द्मय है। उस 
दर्शन विछक्षण रसालुभूति हे। ईश्वर की सिद्धि के लिये तक का आश्रय वृः 
प्रयास हे। 


व्यापक एक ब्रह्म अबिनासी | सत चेतन घन आनंदरासी ॥। 


इस प्रकार की जो सत्ता है, वह स्वयं सिद्ध हे; उसके लिये तक आवश्य 
नहीं । सनातनधम की दृष्टि से ईश्वर के लिये श्रुति-स्म्ृतियों का प्रमाण अं 
आध्तों के वाक्य ही पर्याप्त हैं। तरंगित मन से श्रद्धापूषक ईश्वर के गुणों 
वरणान ही किया जा सकता है। यही शेली मालवीय जी के इईश्वर' लेख में पा 
. जाती है। जेसे उपनिषत्‌ प्रमाण में उन्होंने लिखा हे--/ईश्वर को कोई आँखों 
नहीं देख सकता, किन्तु तप से व्यापक मन को पवित्र कर विमल बुद्धि से ई+ 
को देख सकता है ।” इस विश्व में ओर मनुष्य के जीवन में ऐसा कुछ भी न 
जो ईश्वर की सत्ता, ईश्वर की विभूति ओर उसके आनन्द से व्याप्त न हो। ई* 
की अद्वितीय सत्ता को, जिसे त्रह्म भी कहा गया है, स्वीकार करते हुए सनातनघ 
की दूसरी विशेषता त्रिदेवों की कल्पना है.। ब्रह्मा, विष्णु, महेश--ये तीनों सा 
पालन ओर संहार की शरक्तियाँ हैं, जो एक ही मूल शक्ति के त्रेधा विभाग हे 
परमात्मा में जो एक अद्वत तत्त्व है, वही विश्वगत व्यवहार के लिये तीन रूपों 
अकट हो रहा है। इनके एकत्व की आस्था परमाथ है, भेद की कल्पना व्यः 


( ७ ) 


हार है। इन तीनों में कोई छोटा-बड़ा नहीं हे । जिन्हें पुराणों में उपासना के 
लिये तीन देव कहते हैं, वे ही दशशन की परिभाषा में विश्व के तारतम्य की व्याख्या 
करने के लिये सत्तव, रज ओर तम--ये तीन गुण कहलाते हैं। वेदों ने उन्हें ही 
अव्यक्त, अक्षर और क्षर पुरुष कहा गया हैे। इस प्रकार त्रिक॒वाद सनातनधमे 
ओर भारतीय तत्त्वज्ञान की दृढ़ नींव है। इसी मान्यता से सब देवों ओर देवियों 
का विकास हुआ है । यदि एक बार त्रिक के इस मूलरूप का अथ जान ढिया 
जाय तो सनातनधम को समझने में कठिनाई नहीं होगी। मालवीय जी ने अपने ' 
'ईश्वर' शीषक लेख में अनेक प्रमाणों से एक ब्रह्म ओर उसके तीन रूपों का बहुत 
ही रसपूर्ण विवेचन किया हे । 


उनकी दृष्टि में ईश्बर-दर्शन के दो रूप हैं। एक अपने अंतःकरण में जिसे 
गीता में हृदेश' कहा है। यह हद्देश' प्रत्येक मनुष्य के निजी व्यक्तित्त्व का 
मूलभूत केन्द्र हे जो किसी स्थान चिशेष या अवयव विशेष में नहीं है; किन्तु जो 
अव्यक्त होते हुए भी हमारे भीतर ही हे। यही समस्त प्ररणाओं का स्रोत 
हे। ईश्वर का दूसरा रूप बाह्य विश्व में ओर मनुष्यों में व्याप्त हे। यह 
अपने-अपने दृष्टिकोण पर निभर हे। कोई उसे भीतर ढूँढ़ते हैं, कोई बाहर । 
किन्तु सनातनधम की दृष्टि से सत्य यह है कि वही एक ज्योतिमंय तत्व भीतर 
भी हे ओर बाहर भी। जब इस प्रकार की प्रतीति जीवन का अंग बन जाती 
है, तब मनुष्य आत्मसेवा ओर परसेवा में भेद नहीं देखता ओर करुणात्मक 
कम की भावना से सबके सुख और सबके कल्याण की कामना करने लगता है । 
यही तो मालवीय जी के जीवन में धर्म ओर ईश्वर की प्रत्यक्ष सिद्ध अनुभूति थी। 

क्ृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌,' भगवान्‌ कृष्ण की महिसा', कृष्ण शरणः 
सताम” तथा 'भगवान श्री कृष्ण के जीवन के कुछ उपदेश”--इन लेखों में मालवीय 
जी ने कृष्ण के सम्बन्ध में अपनी भक्ति को जँड़ेल दिया है। सनातनधम की 
दृष्टि से भगवान्‌ , परमात्मा, अव्यय, अद्वेततत््व और क्ृष्णु--ये पर्यायवाची शब्द 
हैं। शब्दों में भेद हैं, अर्था में गूढ़ एकता है। और इतने ही नाम क्‍यों, यह 
सूची सहस्त्रों अन्य नामों तक पहुँचती हे। और एक ही भाषा क्‍यों, जितनी 
भाषायें हैं उनमें जितने ईश्वर के नाम हैं, सनातनधर्म सबको स्वीकार करता 
हे। यही इस धर्म की महती विजय हे ओर इससे मतभेद सम्भव नहीं। 
राम और कृष्ण एक ओर परत्रह्म के वाचक हैं ओर दूसरी ओर नर 
रूप में नारायण के अवतार हैं जो अपने चरित्रों से मानव के लिए आदश 
स्थापित करते हैं। कृष्ण के विषय में तो भागवतों का दृष्टिकोण ओर भी 
विलज्ञण है। विश्व में जो सनातन बालभाव है, उसके प्रतीक ऋष्ण हैं.। वस्तुतः 
सृष्टि रचना की दृष्टि से इस प्रकार के बालभाव की छोछाओं की उपासना मानव 
के लिए आवश्यक है। वेद की दृष्टि से यह विश्व अग्नि-सोमात्मक है। अग्नि 
और सोम--ये ही प्रत्येक रचना के दो मूल तत्त्व हैं। इन्हीं दोनों की संयुक्त 
संज्ञा अधनारीश्वर शिव हे । 


( दे ) 


यही कारण है. कि भागवत का सबसे रसमय अंश कृष्ण की बाललील 
का गान है और उसके प्रवक्ता भी बालभाव से युक्त महाभागवत शुकदेव हैं 
कृष्ण की बाललीछाओं में भी, जिनका गान करते हुए मालवीय जी कभी नह 
अघाते थे, लीलातर्त्व का ही दर्शन करना चाहिये। छोला और मानवीय इत् 
हास की घटना में अन्तर हे। घटना देशकाल से विजड़ित होती है, लीला नि 
है। घटना मत्य और लीछा अम्रत है । इस प्रकार कई युगों के भागवत आन्दोल 
ने भगवान्‌ कृष्ण के बालभाव की जिन लीछाओं का प्रतिपादन किया है, उः 
छीलातत्त्व को मालवीय जी के समान समस्त हिन्दू नर-नारी हृदय से मानते हैं 
पूतना बध, यमलाजुन, तृणावत, घेनुकासुर, केशी, कालियमदेन, दावानल-आच् 
मन, गोवधन-धारण आदि लीलाओं में इतिहास की घटनाओं का अन्वेषण बाढि: 
बुद्धि ही कर सकती है। भागवतीय दृष्टि से इनमें सृष्टि के तत्त्वों की ही व्याख्र 
है। उनके प्रतीकों को ठीक-ठीक समम लेना, यही सनातनधम का ऊँचा धरात 
है । ओर न केवल कृष्ण-चरित्र बल्कि समस्त पुराण साहित्य और बेद्क साहिर 
इसी प्रकार के गूढ़ सांचे में ढाला गया हे। वहाँ शब्दों की बाह्यराशि के पीः 
अर्थों की जो छिपी हुई सरस्वती हे, वही धमतत्त्व की दृष्टि से महत्त्वपूण हे 
देव ओर असुरों का संघषं--यही सृष्टि का मूल तारतम्य हे। राम और क्ृष् 
देव तत्त्व के प्रतीक हैं। असुरों का पराभव उनका शाश्रत ईश्वरतक्त्व हैे। मार 
बीय जी के छिये राम-ऋष्ण दोनों एक ही ईश्वर के दो रूप थे। यह संयोग ह 
हे कि राम के सम्बन्ध में उनका कोई अलग लेख उपलब्ध नहीं है किन्तु वे जिः 
सनातनधम के भक्त थे, उसमें जो कृष्ण हैं, वही राम हैं। 


जिस अद्वेत सनानत तत्त्व को राम और कृष्ण कहते हैं, बही महादेव है 
. भगवान्‌ शिव के विषय सें सनातनधम की जो आस्था और दृष्टिकोण है, व 
'भहादेव साहात्म्य' लेख में प्रकट है। भागवत धम की समन्वयात्मक हां 
में शिव ओर विष्णु एक हो देवतत्त्व की दो संज्ञायें हैं। उस युग में माहेश्व 
ओर पंचरात्र वेष्णब--दो सम्प्रदाय मुख्य थे। माहेश्वर या पाशुपत शिव 
उपासक ओर पंचरात्र वेष्णव विष्णु के उपासक थे; किन्तु दोनों नीर-क्षीर की भा 
एक दूसरे से मिले हुए थे। इस समन्वय ओर सम्प्रीति का सबसे सुन्दर उदाहरः 
विक्रम की पहली सहख्नाब्दी में कालिदास और दूसरी सहस्राब्दी में तुलसीदार 
हैं। समन्वय की भागवतीय दृष्टि ही हमारी सम्पूर्ण राष्ट्र की दृष्टि बन गई है 

न केवल धम के क्षेत्र में बल्कि राष्ट्रों के विरोधी विचारों के बीच में भी भारतव 
के लिए समन्वय का दृष्टिकोण अपनाना सरल है; क्योंकि समवाय, समन्वय ओ 
सम्प्रीति-यही भारत के सांस्कृतिक मंथन की सबसे ऊँची उपलब्धि है। मालवीः 
जी ने इस लेख की सामग्री महाभारत के अनुशासनपव से छी है। लेख क 
भूमिका विचित्र है। उसमें कहा गया है कि भगवान्‌ कृष्ण ने एक सहखव' 
तक हिमालय में तप किया और उससे चराचर के देव शिव को पसन्‍्न किय 
तथा भगवान्‌ शिव के भक्त उपसन्यु से शिव की महिमा का श्रवण किया 


( ९ ) 


इसी प्रकरण का एक अंश वह हे जिसमें तण्डी मुनि द्वारा शिव के सहखनामों 
का परिगणन है। यहाँ सनातनधम की दृष्टि से दो तत्त्व ध्यान देने योग्य हैं-- 
एक महादेव के रुद्र तत्त्व की व्याख्या ओर दूसरा सहख्र नामों की साहित्यिक 
शेली की कल्पना । महाकवि कालिदास ने छिखा है--न सन्ति याथाथ्यविद्‌: 
पिनाकिन/--अर्थात्‌ भगवान्‌ शंकर के रूप की यथा व्याख्या दुष्कर हे एवं न 
विश्वमूर्त रवधायतेवपु”, अथीत्‌ विश्व ही जिनका रूप है, ऐसे भगवान्‌ महादेव 
के विषय में इद्मित्थं कहना अडक्य है। वेद बार-बार उपदेश देते हैं कि जो 
सृष्टि का मूठ कारण अग्नि है, वही रुद्र या शिव हे। जो देवादिदेव इन्द्र हे, 
वही महान देव शिव है। “अग्निवरुद्रःः इस प्रकार की घोषणा ब्राह्मण भ्रन्‍्थों में 
बार-बार पाई जाती है| 


यह जो आकाश में नित्य उद्ति होने बाला भास्वर सूय है, वही अग्नि, 
इन्द्र और महान देव रुद्र हे। उसी की किरणों भगवान्‌ शंकर की जठायें हैं 
जिनके कारण सूर्य केशी और शिव कपहों कहे जाते हैं। शिव के मस्तक पर जो 
चन्द्रमा हे, वह सोमात्मक मन है, जो अम्नत का रूप है। मन की ज्योतिष्मती 
समाधि ही अम्रत की प्राप्ति है। योग द्वारा शिव का मन समाधिवश्य हो गया 
है। उन्होंने इन्द्रियों के नव द्वारों की विषय बृत्तियों को जीत लिया हैे। यही 
उनका विषपान कर लेने पर अमृत स्वरूप हे। म्॒त्यु की विजय--यह शिव का 
सबसे महान्‌ पराक्रम है। भूत, तम, असुर, मृत्यु, विष, सप--ये पर्योयबाची 
हैं। भगवान शिव ने इन सब को अपने वह में किया हे । प्राण तर्त्व की संज्ञा 
अमृत और भूत की संज्ञा मृत्यु हे। शिव भूतों के अधिपति हैं। जितने प्रमथ 
या विकार हैं, वे उनके वश में हैं। प्रमथ या गण चंचल होते हैं, किन्तु उनके 
अधिष्ठाता शिव स्थारु या स्थिर हैं। उपनिषदों में प्राण को रुद्र या शिव ही 
कहा है। एकॉदश प्राण ही एकादश रुद्र हैं। रुद्र के शरीर पर जो बिभूति है 
वह यही पंचतत्त्वात्मक देह हे । यह पंचभूतों से बनी है। प्राण के बिना यह 
चिताभस्म हे; किन्तु शिव के सान्निध्य से यह भस्म अत्यन्त पावन समझी जाती 
है। शिव के मस्तक पर उनकी जठाओं में जो गंगा की धारा है, वही तो 
विश्वात्मक प्राण की महती धारा है जो स्वग से पृथ्वी पर आ रही है। इसके 
जछ का प्रोक्षण पाकर मानव-शरीर की मुट्ठी भर भस्म पुनः स्वर्गीय बस जाती 
है। जिसमें गम्‌-गम-गम्‌ या गति है, वही शरण है, वही अम्रत है । वही अम्रत 
शिव के पास है अथवा अस्त ही शिव है। शिव महाकाल हैं । 


प्राचीन वैदिक दशन में कालतत्त्व को सृष्टि का मूल माना है। कार के 
दो रूप हैं--एक निरपेक्ष और दूसरा सापेक्ष । निरपेकज्ष काल को महाकाल 
कहते हैं और सापेक्ष काल को कुटिछ काछ कहते हैं। महाकाल अमृत ओर 
सापेक्ष काल मृत्यु हे। अम्रत-मृत, सतू-असत्‌--दोनों शिव के स्वरूप में एक साथ 
विद्यमान हैं। आग्नेय शिव या रुद्र के पुत्र स्कन्द हैं ओर उनके सोमात्मक 


( १० ) 


बपु के प्रतिनिधि गणपति हैं। भागवत धरम में अग्निरूपी सूय के प्रतिनिधि 
राम हैं और सोम के कृष्ण। वेदों में सश्टि के मूल कारण सोम के समुद्र 
को गो स्थान या गोष्ठ भी कहा है। जो गोष्ठ है, वही त्रज है। सब प्रकार की 
गतियाँ वहीं से जन्म लेती हैं और गति की संज्ञा ही गऊ हे। अतणएव सोम के 
प्रतिनिधि कृष्ण का जीवन गऊ और गोपमय है। समस्त गौवों के गोप स्वयं 
कृष्ण हैं। वेदिक मान्यता के आधार पर अग्नि पिता और सोम माता हैं । 
इसी कारण सोमात्मा कृष्ण के जीवन के साथ गोपियों का इतना घनिष्ट सम्बन्ध 
हैे। इन तथ्यों को लेकर भागवतों ने सोम प्रधान धर्म के प्रतीक रूप में गऊ, 
गोपी और गोपाल इनकी लीछाओं का रसमय वरणोन किया है। यहाँ लोला 
तत्त्व पर भी विचार करना आवश्यक हे । 


ईश्वर या किसी आद्यशक्ति के मन में सृष्टि की प्रेरणा क्‍यों हुई ? यह 
प्रश्न धरम और विज्ञान दोनों में उत्पन्न होता है। इसके अनेक उत्तर दिये जा 
सकते हैं। किन्तु इसका जो सबसे सहज उत्तर है बह यही कि विश्व भगवान्‌ 
की वैसी ही छीला है. जेसी बालक की क्रीड़ा होती है। क्रीड़ा के लिए दो तत्त्व 
आवश्यक हैं--एक हार्दिकता दूसरा निःसंगता या वैराग्य। एक ही साथ इन 
दोनों को विद्यमानता आवश्यक है। जो व्यक्ति क्रीड़ा करता है वह अपने हृदय 
की पूरी शक्ति छगाता है और साथ ही उसमें ढिप्त नहीं होता, नहीं तो वह प्रवृत्ति 
क्रीड़ा नहीं रहेगी। क्रीड़ा का ही दूसरा नाम लीछा है। हार्दिकता और 
वैराग्य या निःसंग भाव--इन दोनों की सत्ता यदि कहीं सम्भव है तो ईश्वर में 
या ईश्वर के प्रतिरूप बालक में-शुकदेव सहृझ उन वीतराग पुरुषों में जो 
वयरक होने पर भी बाल भाव से ओतप्रोत रहते हैं । 


शिव के मस्तक में चन्द्रमा और कण्ठ में विष है। “चन्द्रमा मनसो जातः', 
इस सूत्र के अनुसार चन्द्रमा मन, चेतन्य या अमृत का श्रतीक है और कण्ठ 
आकाशादि पंचभूतों का। पंचभूतों में विष और मनस्‌ तत्त्व में अमृत का 
निवास भाना जाता है। प्राण इन दोनों के बीच में हें। जब वह मन के 
साथ जुड़ता है तो अमृतात्मा बन जाता है और जब भूतों के साथ मिलता है 
तब सृत्यु का अजुगामी बन जाता है। भगवान्‌ शिव नटराज कहे गये हें। 
वेदिक मान्यता के अनुसार यह सारा विश्व ही देवों के नर्तन से उत्पन्न होता 
होता है ओर स्थिति एबं संहार को प्राप्त होता है । ऋग्वेद में कहा हे कि विश्व 
की शक्तियों के अभिमानी देव पहले समुद्र में छिपे हुए थे। वहाँ उनमें हलचल 
हुई ओर उन्होंने नृत्य किया। उस नृत्य से जो तीत्र धूलि उठ खड़ी हुईं, वही 
तो यह पार्थिव विश्व है -- | 


यहेवा अदः सलिले सुसंरब्धा अतिष्ठत । 


अत्रा वो नृत्यतामिव तीवरेणुरजायत ॥ 
ऋग्वेद, १०७२।६। 


( ११ ) 


ऋग्वेद के एक अन्य मंत्र में इन्द्र को नतु” अथीत्‌ नटराज कहा गया हे-- 
नहांग नृतो त्वदन्यं विन्दामि राधसे, अथात्‌ हे इन्द्र | हे नदेश्वर ! तुम्हारे अति- 
रिक्त ओर किसी को मैं कल्याणकारी नहीं देखता। बस्तुत$ जो नृत्य हे, वही विश्व 
के विकास का छन्द है। वही स्पन्दन, जागरण या क्षोभण है । उसे ही विश्व- 
कर्मा का संधमन कहते हैं। वही प्राशन ओर अपानन है। उसी से समंचन 
ओर असारण, संकोच ओर विकास की क्रियायं होती हैं। इस समस्त विश्व 
के अत्येक परमाणु में ओर दूसरे नक्षत्रों में प्रजापति ने इसी विराट स्पन्दन या 
नृत्य के द्वारा सष्टि की है। यही भगवान्‌ इंकर का ताण्डव हे। ताण्डव 
विद्या के रहस्य को जानने वाले तर्डी मुनि ने शिव के सहख्ननामों का उपदेश 
किया था जिसे मालवीय जी ने अनुशासनपव से यहाँ अनुवाद सहित दिया है ! 


सहस्रनामों की साहित्यक शेछी संस्कृत की अपनी विशेषता हे। यहाँ 
कोई प्रमुख देव ऐसा नहीं जिसके लिए सहख्रनामों की कल्पना न की गई हो । 
वस्तुतः बेदिक परिभाषा के अनुसार देव के अपरिमित भाव को सहस््र ओर 
मनुष्य के परिमित भाव को शत कहते हैं। मनुष्य शतायु और देव सहस्नायु 
होते हैं। अ्रजापति स्वयं सहखायु थे ओर उनका यह बविद्व यज्ञ सहख्र 
संवत्सरात्मक है। इसी आधार पर देवों के छिए सहस्ननामों की कल्पना हुई। 
दिव्यमाव को ही सहख्रभाव कहते हैं। बुद्ध ने कश्यप के आश्रम में जो 
सहस्ररूप धारण किये, उसका भी यही संकेत हे। इसका एक दूसरा दृष्टिकोण 
यह भी है--जो वस्तु भौतिक है उसके वणन की इयत्ता या मयांदा है, किन्तु जो 
अभोतिक या दिव्य हे उसके लिए वाणी की सीमा नहीं। वह शब्द से अतीत 
हे। अतएव सहस्रनामों ढ्वारा ही उसकी प्रतीति कराई जा सकती है। इसी 
लिए देवी वाक्‌ को सहख्र वाक्‌ कहते हैं जबकि मानुषी वाक्‌ का छन्द अपष्टाक्षर, 
नवाक्षर या दशाक्षर होता है। सहस्रनामों की सूची को देखा जाय तो 
इनमें अनेक नाम समान मिलते हैं। इसका कारण स्पष्ट हे, क्‍योंकि देवतत्त्व 
एक हे ओर उसी को ज्ञानी अनेक नामों से कहते हैं। “एक सद्दिप्रा बहुधा 
वदन्ति' (१॥१६४।४६ ) यही ऋग्वेद का सिद्धान्त हे और यही विश्वकर्मा 
प्रजापति के लिए सत्य है। वही सब देवों में व्याप्त हे ओर जितने नाम हैं 
सब उसमें घटित होते है--- 


यो देवानां नामधा एक एव, 
त॑ संप्रश्न॑ झुवना यन्त्या ॥ 
ऋग्वेद, १०८२॥३। 


भारतीय दशंन, तत्त्वचिंतन, धम, नीति और आचार की जितनी उत्तम- 
उत्तम उपलब्धियाँ हैं, उनके संकेत इन नामों में हें ).“ बस्तुतः इन सहख्रनामों को 
हम संस्कृत वाडमय की विषय-सूची के रूप में देख सकते हैं। भगवान शंकर 
का यह सहस्ननाम रूपी स्तवराज वेद ओर वेदाज्ञों में कह्टे हुए नामों की एक 


६६ 3) 


विलछक्षण माछा है जिसमें हिरण्यगर्भ ब्रह्मा और ऋषियों ने जिन शब्दात्मः् 
प्रतीकों का निर्माण किया था, उन्हें हम बारम्बार पाते हे |. यदि एक सहखनाः 
की भी पूरी व्याख्या की जाय तो मानों हम अपने पूरे धम और दशन की व्याख्य 
ही करने लगेंगे | 


शिव के ज्योतिर्लिंग का क्या तत्त्व है? उनका नन्‍्दी वृष कौन है ? उन 
ज्यम्बक क्‍यों कहा गया है ? स्वामी कार्तिकेय या स्कन्द्‌ का स्वरूप क्या हे 
तारकासुर कोन है ? शिव की ज्िपुरारि संज्ञा का क्या अथ हे! उनके ऊपः 
जल की बूंदों के अभिषेक का क्‍या अथ हे! पंचमुख क्या हे ? उन्हें ध्यष्ट 
मूर्ति क्यों कहा जाता है ! सनातनधर्म अपनी महती परम्परा में वेदों औ 
पुराणों के द्वारा इन ग्रश्नों का उचित समाधान करता है। यह जो आकाश र 
महान्‌ भारवरज्योति सूय हम देखते हैं यही तो भगवान का ज्योतिर्लिंग रूप है 
यह एक सूय कया है ! कोटि सूर्यों की परम्परा में पढ़ी एक कड़ी है। इनवे 
आदि ओर अन्त की शद्बला का कोई परिचय न दशेन को प्राप्त हुआ न॒विज्ञास 
को। एक ब्रह्मा की युक्ति हे, दूसरी विष्णु की। वैज्ञानिक ब्रह्मा की तरह अपन 
दूरवीज्षण यन्त्रों से ज्योति के इस महान्‌ स्तस्म का आरम्भ जानना चाहते हैं 
पर उसका ज्ञान अशक्य है। अतएव असत्य का आश्रय लेकर कुछ ऐसा ब्योंत् 
रचना पड़ता है, मानों हमने प्रकाश वर्षो की बड़ी-बड़ी संख्याओं का आश्रय लेकर 
ज्योति स्तम्भ का स्वरूप या इयत्ता जान छी हो। दूसरी ओर विष्णु का मार 
है। उसमें यह पूर्व से ही बिदित है कि इस त्रह्म रूपी महाज्योति का कोई अन्त 
नहीं है। अनन्त को ही पूर्ण कहते हैं। जो पूर्ण है उसमें एक-दो-तीन संख्या 
वाले गणित की दाल नहीं गलती। आचीन ऋषियों ने इस एक सूर्य को देखकर 
सहख्र सूय और कोटि सूर्यों को और अनन्त के एक-एक रोम में कोटि-कोटि 
त्रह्माण्डों की कल्पना की, ओर पश्न किया कि यह सूर्य किसकी ज्योति है (कि स्वित 
सूय सम॑ ज्योति) ? इसके उत्तर में यही कहा--्रह्म सूय सम॑ ज्योति/ । यह 
जो महान्‌ देव के अव्यक्त स्वरूप का एक ज्योतिर्बिन्दु है, यह ब्रह्म ही तो 
है। पर इसे कौन जानता है ! और कौन कह पाया है ? (को अद्ध वेदि 
क्‌ इहि प्रवोचत्‌ ) । 


जिसे हम नन्‍्दी वृष कहते हैं वही तो आनन्द का प्रतीक है। नन्‍्दी और 
आनन्द पयोय हैं। आनन्द ब्रह्म का ही रूप है। उसीसे सब प्राणी जीवित 
रहते हैं और उसी की अभिछाषा करते हैं। आनन्द का ही एक प्रभावशाली 
रूप काम है। काम की संज्ञा वृष है। रेत वर्षण द्वारा प्रजा का उत्पादन और 
आनन्द को अनुभूति होती है। उसी वृष-धर्म से सृष्टि की सत्ता है। वेदों में 
सूथ को ही वृष कहा गया है क्‍योंकि वह चुुलोक से अपनी रश्मियों का विकिरण 
करके प्रतिक्षण प्रथ्वी को गर्मित करता रहता है। भगवान्‌ शिव अ्यम्बक भी 
कहे गये हैं। ऋग्वेद में ही यह संज्ञा आती है। तीन जिसकी मातायें हैं, या 


( ९१ ) 


तीन जिसके उद्बोधन के लिये नेत्र हैं, वह उ्यम्बक है। सूर्य चन्द्र और अप्मि 
इन्हें: तीन नेत्र कहा गया है। प्रथ्वी-अंतरिक्ष-यो; मनःप्राण-बाक्‌ , यही तो 
तीन माताये हैं, जिनसे प्राणशरूपी अग्नि का जन्म होता हे । यह जो गद्यावाप्ृथ्वी 
रूप विश्व हे, इसमें द्युलोक पिता और प्रथ्वी माता है। इसे ही रोदसो ब्रह्माण्ड 
कहते हैं। यह रोदसी बाहर भी है और प्रत्येक प्राणि केन्द्र में भी है। यही रुद्र 
की सृष्टि है। इसकी दो विशेषतायें हैं--एक तो इसके अन्तराल में जितने प्राणियों 
का जन्म होता है वे सब माता-पिता रूप इन्द्र से ही उत्पन्न होते हैं। पशु-पश्षी 
वृक्ष-वनस्पति मनुष्य सब में इसी नियम का राज्य है। शिव स्वयं अद्धुनारीश्वर 
हैं, अतएब अग्नि-सोमात्मक मैथुनी सृष्टि ही उनके रोदसी छोक की विशेषता है । 


शतपथ ब्राह्मण के अनुसार रुद्र का दूसरा अथ “यदरोदीत्‌ तस्मात्‌ 
रुद्र/, बालक बनकर जो रोया, वही रुद्र कहा गया। रुदन का तात्पये 
बुभुक्षा से ही है, उसे वेदिक भाषा में अशनाया कहते हैं। जब भूख लगती 
हे तब अन्न के लिए बालक रोता है। वस्तुतः बालक के भीतर जो वेश्वानर 
अग्नि रुद्र का रूप है, वह अन्न या सोम के छिए व्याकुछ हो जाती है, यही 
रुद्र का रुदन है। प्रत्येक व्यक्ति इस दृष्टि से बालक का ही ग्रतिरूप है उसके 
भीतर रहने वाला प्राण ही बालक या कुमार हे। जब उस रुद्र को सोम 
या अन्न नहीं मिलता तो बह घोर हो जाता है और धू-धू करके इस शरीर को 
ही जलाने छगता हे। वह रुद्र या भेरव रूप हैे। भेरव के हाथ में भिक्षा- 
कपाल रहता है, वह अन्न चाहता है। रुद्र की भिज्ञाटन मूर्ति भेरव है किन्तु 
जब हम उस बुभुक्षित अग्नि को अन्न या सोम देते हैं. तो वह हृप्त दो जाता 
है, उसके उस शान्त रूप को शिव कहते हैं। यह जो प्रत्येक के भीतर रुद्र या 
अग्नि का बाल-भाव है यही तो स्कन्द्‌ या कुमार हे। षटचक्रों में प्राणाग्नि 
का तेज सम्भत होने से कुमार का जन्म होता हे। इसीछिए इसे छः माताओं 
का पुत्र कहते हैं। जो तारकासुर है, वह मन है। तारक तारा या चन्द्रमा 
है, जेसा ऋग्वेद में कहा है चन्द्रमा मनसो जात/ अर्थात्‌ अ्जापति के मन से हो 
चन्द्रमा का जन्म हुआ है। यही तारक जब शरीर की शक्ति से विद्रोह करता ह्दे 
तब यह असुर है। इसे वश में करना प्रत्येक कुमार के छिए आवश्यक हे। 
स्कन्द को अग्नि का पुत्र कहा गया है। रुद्र रूप अग्नि और अग्नि का 
पुत्र, प्रतीक भाषा के अथ में इन दोनों के मूल में एक ही भाव है । तारक की 
भाँति त्रिपुर भी एक असुर है। पुराणों के अनुसार सत्‌-रज-तम--यही तौन 
पुर हैं। सत्‌ को सुबणे, रज को चाँदी ओर तम को लोहा कहा जाता हे। 
इन तौनों धातुओं से तीन पुर प्रत्येक प्राणी के भीतर बने हुए हें। इन्हीं 
को जाप्मत्‌ , स्वप्न और सुषुप्ति कहा गया है। इन तीन अवस्थाओं के द्वारा 
ही चेतना अभिव्यक्त होती है। कथा के अनुसार शिव ने अपने एक बाण से 
इन तीन पुरों को वेध दिया तभी त्रिपुरासुर वश में आया । 


( ९४ ) 


इसी प्रकार मानवीय चेतना तभी संयत होती है जब जाग्रत्‌ , स्वप्न और 
सुषुप्ति-शान्ति ओर शक्ति के लिए आपस में विद्रोह न करके परस्पर अनुस्यूत 
हो जाते हैं। शिव के मस्तक पर जो घटाभिषेक किया जाता है, वह अग्नि 
द्वारा सोमपान का ही रूपक हे। प्रत्येक शरीर के भीतर ग्रक्ृति की ओर से 
यह घटामिषेक हो रहा हे। हमारे भीतर आरणाग्नि हे और वहीं शुक्र रूपी 
सोस या मधु हे। सोम को अग्नि ग्रतिक्षण खा रही हे। जब तक अग्नि को 
सोम मिलता है, अग्नि शिव या सकुशल रहता हे। वही अग्नि का अघोर रूप 
हे। जब अग्नि घार हो जाता है तब उसे ही यम कहते हैं। तभी अम्रत रूप 
शिव सृत्यु रूप यम हो जाते हैं । 


इस अकार जिस सनातनधम को मालछवीय जी मानते थे और एकाधिक 
स्तोत्र या बशानों के द्वारा उन्होंने जिसका स्वरूप इन छेखों में सामने रक्ख। 
है, वह सृष्टि विद्या की ही परिभाषाओं पर आश्रित हे। उसे पहचानने के लिए 
प्ज्ञा का नेत्र चाहिए। जिसके पास वह आँख हे वह उसे देखता हे, दूसरा 
नहीं (पश्यद्‌ अक्षण्वान्‌ नो विचेतदन्ध+-ऋग्वेद, २।१६४७।१६) । एक-एक 
देवता का स्वरूप सृष्टिविद्या और आत्मविद्या का पूरा ग्रन्थ ही है। इन्हीं 
महाग्रन्थों की समष्टि सनातनधम है। यहाँतो अव्यक्त या परोक्षभाव का ही 
महत्त्व हे। प्रत्येक स्थूछ भूत के पीछे जो उसका प्राण तत्त्व है, वही देवता है । 
ऋषि लोग स्थूल्रभूत में प्राण का दशंन करते थे और उसी को देव की महिमा 
जानकर प्रणाम करते थे। अग्नि, इन्द्र, रुद्र, शिव, मित्र, वरुण, अदिति, अश्विनी, 
विष्णु, गश॒पतति--इन अनेक देवों के रूप में सनातनध् की बारहखड़ी कही गई 
है। देव तत्त्व एक हे पर वह अनेक रूपों में कहा, सुना ओर देखा जाता है। 
देवों का न कभी अन्त हुआ, न हो सकता है। उनके रूपों का उद्भव, विकास 
ओर परिवतन इतिहास के अधीन होता रहता है पर जो 'एको देवः सवभूतेषु 
गृढ़।,' एक एवं अग्निबहुधा समिद्ध!,' एक सद्विय्रा बहुधा वदन्ति,' यो देवानां 
नामधा एक एव! इत्यादि बचनों के अनुसार मूलभूत एक देव है, वही सत्त्‌ 
तत्त्व हे। वही नारायण है, वही विष्णु हे। हिरण्यगर्भ, परमेष्ठी, महादेव, 
ब्रह्मा उसी की संज्ञायं हैं। सनातनधरम का यह गृह रहस्य है, उसके समस्त 
इतिहास ओर विस्तार में यह तथ्य ओतग्रोत है। प्रत्येक सनातनधर्मो के 
हृदय पर इसकी छाप लगी हुई हे। मालवीय जी जिस उदात्त सनातनधमम 
के व्याख्याता और अनुयायी थे, वह ऋषियों की अज्ञा का फछ है। मालवीय 
जी आचोन ऋषियों के सच्चे श्रतिनिधि थे। डा० कुमारस्वामी कहा करते थे 
कि यह जो सनातनधम है यह विश्व का नित्य तत्त्वज्ञान है. (?)70800॥& 
267९7 )। यह शब्द यथाथ है। यहाँ तो धर्म, दशेन और आचार--इन 
सबका विचित्र संगम है। ब्रह्म विचार, आचारात्मक कम और ईश्वर में भक्ति- 
सयी आस्था--इन तीनों की समष्टि ही सनातनधम रूपी तीथेराज है । 


( ९४ ) 


इस संग्रह में अन्त्यजोद्भधार विधि” लेख भी मालबीय जी के बिशेष 
दृष्टिकोण का परिचायक है। उन्हें कुछ लोग प्राचीनतावादी समझते थे ओर 
वस्तुतः वे थे भी। किन्तु धरम की जो आचीन पद्धति है उसकी रक्षा करते हुए 
वे नूतन युग की आवश्यकताओं से पराडमुख नहीं थे। इसके अतिरिक्त मानव- 
मात्र के प्रति जो करुणा और न्याय की भावना उनके हृदय में सागर की छहरों 
की भांति तरंगित थी उस करुणा को उन्होंने अपने इस लेख में जेंड्ेल दिया हे । 


सामाजिक वर्शधम और आश्रमधर्म के समुदाचारों का प्रतिपालन करते 
हुए भी वे समाज को ब्रह्मा जी के अंग की भांति अविभाज्य मानते थे। 
'पूरे शरीर का स्वास्थ्य तभी सम्भव है जब प्रत्येक अंग स्वस्थ हो---यह मालवीय 
जी के विचार और अचार का ध्रुव दृष्टिकोश था। जब वे स्वयं गंगा के तट 
पर चतुथ वर्ण को दीक्षा देने लगे तो लोगों ने समझा कि मालवीय जी क्रान्ति 
कर रहे हैं। किन्तु स्वयं मालवीय जी ने यही माना कि वे नया कुछ भी नहीं 
कर रहे थे । वे तो श्रुति, स्थृति, महाभारत ओर मनु एवं राम ओर ऋष्ण ने 
जो कुछ कहा और किया है, उसी का पालन कर रहे थे। यदि सनातनधमे का 
यह दृष्टिकोण न होता तो अनेक सन्त, महात्माओं के द्वारा इसे जो तेज प्रदान 
किया गया, वह नहीं टिक सकता था। मालवीय जी का व्यक्तित्व जिन 
परमाणुओं से बना था, उनके अनुसार वे ऐसे नेता थे जो जन समुदाय को अपने 
साथ लेकर ही आगे बढ़ते थे। जनता को पीछे छोड़कर स्वयं अग्रगासी बन 
जाना उन्हें इष्ट न था । वे तो उस धरातछ पर काय करते थे जहाँ शाब्ल का भी 
पालन हो और आचार की भी रक्षा हो; आत्महित और परहित दोनों का समन्वय 
हो। सनातनधर्म या हिन्दू जाति एक बड़े भवन के समान है; उसके कुछ कोठों 
में प्रकाश है, कुछ में अन्धकार है। हममें से अत्येक व्यक्ति उसे उत्तराधिकार 
में प्राप्त करता है। देखना होगा कि गोस्वामी तुलसीदास की तरह मालबीय जी 
भी कितने नये कोठों को प्रकाश से भर गये। ऐसा करने में राम की भक्ति, 
कृष्ण की भक्ति, भगवान्‌ शिव की भक्ति ही उनका एकमात्र सम्बल थी। 


भाद्रपद, ऋष्ण अष्टमी, 
रर-८-६र वासुदेवशरण 
काशी विश्वविद्यालय । 


$ 8॥॥2० ५ | ॥2(]222|)+ 





न त्वह कामये राज्य 
न स्वर्ग नाउपुनभवम्र । 
कामये दुःखतप्तानां 
प्राणिनामार्तिनाशनम ॥ 


धर्मसंस्थापना 


हिंताय संवंलोकानां निग्रहाय च दुष्कृताम्‌ । 

धर्मसंस्थापनार्थाय.. प्रणम्य परमेश्वरम्‌ ॥।१॥ 
ग्रामे ग्रामे सभा कार्या ग्रामे ग्रामें कथा शुभा | 

पाठशाला मन्नशाला प्रतिपव॑ महोत्सवः ॥२॥ 
अनाथाः विधवाः रक्ष्या; मन्द्राणि तथा च गोः । 

धम्य सच्टनं क्ृत्वा देयं दानं च तद्धितम्‌ ॥।३।॥ 
ख्नीणां समादरः कार्यो दुःखितेषु दया तथा। 

अहिंसका न हन्तव्या आततायी वधाहणः ।।४॥ 
अभय सत्यमस्तेयं अकह्मचय धृतिः क्षमा। 

सेव्यं सदाउम्र॒तमिव ख्लीभिश्व॒ पुरुषेस्तथा ॥५॥ 
कमणां फलमस्तीति विस्मतेव्यं न जातुचित्‌ । | 

भवेत्पुनन पुनजन्म मोक्षस्तदनुसारतः ॥९३॥ 
स्मतंव्यः सतत विष्णुः सबभूतेष्ववस्थितः । 

एक एवाउट्वितोयो य। शोकपापहर। शिव) ।।७॥। 
पवित्राणां पवित्र यो मड्डलानां च मद्लम | 

दैवतं देवतानां च लोकानां योउव्ययः पिता ।।८॥ 
सनातनीया; सामाजाः सिक्‍्खाः जेनाश्र सोगताः । 

स्वे स्वे कमंण्यभिरता! भावयेयुः परस्परम ॥॥९॥ 
विश्वासे दृढता स्वीये परनिन्दाविवजनम । 

तितिज्ञा मतभेदेषु प्राशिमात्रेषु मित्रता ॥१०॥ 
श्रुयतां घमसवेस्व॑ श्रु्ा चाप्यवधायतास । 

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥११॥ 





) पूज्य मालवीय जी विरचित एवं संकलित । 


धमसंस्थापना 


हिन्दी अनुवाद 
परमेश्वर को प्रणाम कर, सब प्राणियों के उपकार के लिये, बुराइ करन वाला 
को दबाने ओर दण्ड देने के लिये, धर्म संस्थापना के लिये, धमं के अनुसार सज्जठन- 
मिलाप कर गाँव-गाँव में सभा करनी चाहिए। गाँव-गाँव में कथा बिठानी चाहिए । 
गाँव-गाँव में पाठशाला और अखाड़ा खोलना चाहिये। पब-पव्र पर मिल कर 
महोत्सव मनाना चाहिए । 


सब भाइयों को मिल कर, अनाथों की, विधवाओं की, मन्दिरों की और 
गो माता की रक्षा करनी चाहिये ओर इन सब कामों के छिये दान देना चाहिये। 


स्त्रियों का सन्‍्मान करना चाहिये। दुखियों पर दया करनी चाहिये। 
उन जीवों को नहीं मारना चाहिये जो किसी पर चोट नहीं करते। मारना उनको 
चाहिये जो आततायी हों; अर्थात्‌ जो छ्लियों पर या किसो दूसरे के धन, धर्म 
या प्राण पर वार करते हों, या जो किसी के घर में आग छगाते हों। यदि ऐसे 
लोगों को मारे बिना, अपना या दूसरों का धर्म, आए या धन न बच सके तो 
उनको मारना धम है। , 


ख््रियों को भी तथा पुरुषों को भी निडरपन, सचाई, चोरी न करना, 
ब्रद्माचयं, धीरज और ज्ञमा का अमृत के समान सदा सेवन करना चाहिये । 


इस बात को कभी न भूलना चाहिए कि भले कर्मों का फल भछझा और 
बुरे कर्मों का फल बुरा होता है; ओर कर्मों के अनुसार ही प्राणी को बार बार 
जन्म छेना पड़ता है, या मोक्ष मिलता है । 


घट घट में बसने वाले भगवान्‌ विष्णु का, सवव्यापी ईश्वर का, जिनके 
समान दूसरा कोई नहीं, जो कि एक ही अद्वितीय हैं; अथोत्‌ जिनके कारण 
कोई दूसरा नहीं और जो दुःख और पाप के हरनेवाले शिव स्वरूप हैं, जो सब 
पविन्न वस्तुओं से अधिक पवित्र, जो सब मड्गछ कर्मों के मंगल स्वरूप हैं, जो 
सब देवताओं के देवता हैं ओर जो समस्त संसार के आदि, सनातन, अजनन्‍्मा, 
अविनाशी पिता हैं, सदा सुमिरन करना चाहिए | 


सनातनधर्मी, आय्रंसमाजी, त्रह्मसमाजी, सिक्‍ख, जैन ओर बोद्ध आदि, 
सब हिन्दुओं को चाहिये कि अपने-अपने विशेष धरम का पालन करते हुए एक 
दूसरे के साथ प्रेम और आदर से बते। 

अपने विश्वास में दृढ़ता, दूसरे. की निन्‍दा का त्याग, मतभेद में ( चाहे 
वह धर्म सम्बन्धी हो या छोक' सम्बन्धी ) सहनशीरूता, ओर प्राणिमान्न से 
मित्रता रखनी चाहिये । 

सुनो ! धर्म के सबेस्ब को और सुनकर इनके अनुसार आचरण करो ! जो 
काम अपने को बुरा या दुखदायी जान पड़े उसको दूसरे के साथ नहीं करना। 


मालवीयजी के लेख ओर भाषण 


यदन्यैविंहितं नेच्छेदात्मनः कम पूरुषः | 
न तत्परस्य कुर्बीत जानन्नप्रियमात्मनः ॥१२॥ 

जीवित यः स्वयं चेच्छेत्कर्थ सोउन्यं प्रधातयेत्‌ । 
यद्यदात्मनि चेच्छेत तत्परस्यापि चिन्तयेत्‌ ॥|१३॥ 

न कदाचिद्विभेत्नन्यात् कंचन बिभीषयेत्‌ । 
आयेबृत्ति समालम्ब्य जीवेत्सज्जनजीवनम ॥१४॥ 

सर्वे थ सुखिनः सनन्‍्तु सर्वे सन्‍्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कशथ्रिद्दुःखभागू भवेत्‌ ॥|१५।| 

इत्युक्तलक्षणा प्राणिदृःखध्वंसनतत्परा । 
दया बलवतां शोभा न त्याज्या धमचारिमिः ॥१६॥ 

पारसीयैस्नुसल्मानैरीसाईयैयहूदिभि! । 
देशभक्तमिलित्वा च॒ कार्या देशसमुन्नतिः |१७॥ 


पुण्योड्यं भारतोबषों हिन्दुस्थानः प्रकीर्तितः । 
वरिष्ठ; स्वदेशानां घनघधर्मसुखप्रदः |।१८॥ 


गायन्ति देवा! किल गीतकानि, 
धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे । 
स्वर्गापवगंस्य॒ च॒हेतुभूते, 
भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ ॥१६॥ 


भादभूमिः पितृभूमिः क्मभूमिः सुजन्मनाम्‌। 

भक्तिमहति देशो<यं सेव्यः प्राणैधनेरपि [२०॥ 

५७0 ० 
चातुरवेएर्य॑ यत्र सृष्ट गुणकर्मविभागशः । 
(१ 

चत्वार आश्रमाः पुण्याश्रतुबंगंस्य साधकाः ॥२१॥ 
उत्तमः सर्वर्मभाणां.. हिन्द्धमों:यप्ुच्यते । 

रक््यः ग्रचारणीयश्च स्वलोकहितैषिभिः ॥॥२२॥ 


धमंसंस्थापना ध 


मलुष्य को चाहिए कि जिस काम को वह नहीं चाहता है कि कोई दूसरा 
उसके साथ करे, उस काम को वह भी किसी दूसरे के प्रति न करे, क्‍योंकि वह 
जानता है कि यदि उसके साथ कोई ऐसी बात करता है, जो उसको भ्रिय नहीं हें, 
तो उसको कैसी पीड़ा पहुंचती हे । 


जो चाहता है कि मैं जीऊँ, वह कैसे दूसरे का प्राण हरने का मन करे ' 
जो-जो बात मनुष्य अपने लिये चाहता हे, वही-बही औरों के लिये भी सोचनी है । 

मनुष्य को चाहिये कि न कोई किसी से डरे, न किसी को डर पहुंचाए। 
श्रीसद्भगवद्गीता के उपदेश के अनुसार आय अथांत्‌ श्रेष्ठ पुरुषों की वृत्ति में दृढ़ 
रहते हुए ऐसा जीवन जीवे जेसा सज्जन को जीना चाहिए। 


हर एक को उचित है कि वह चाहे कि सब छोग सुखी रहें, सब नीरोग 
रहें, सब का भला हो। कोई दुःख न पावे। प्राणियों के दुःख को दूर करने में 
तत्पर यह दया बलवानों की शोभा हैे। धर्म के अनुसार चलने वालों को कभी 
इसका त्याग नहीं करना चाहिये । 


देश की उन्नति के कामों में जो पारसी, मुसलमान, ईसाई, यहूदी देशभक्त 
हों उनके साथ मिलकर भी काम करना चाहिये। 


यह भारतवष जो हिन्दुस्तान के नाम से श्रसिद्ध है, बड़ा पविन्न देश है । 
धन, धरम और सुख का देने वाला यह देश सब देशों से उत्तम है । 

कहते हैं कि देवता लोग यह गीत गाते हैं कि वे छोग धन्य हैं, जिनका जन्म 
इस भारत-भूमि में होता है जिसमें जन्म लेकर मनुष्य स्वग का सुख ओर मोक्ष 
दोनों को पा सकता हे । 


यह हमारी मातृ-भूमि है, यह हमारी पितृ-भूमि हे। जो छोग सुजन्मा 
हे, जिनके जीवन बहुत अच्छे हुए हैं : राम, ऋष्ण, बुद्ध आदि; महापुरुषों के, 
आचार्यों के, ब्ह्मर्षियों ओर राजषियों के, गुरुओं के, धमवीरों के, शूरवीरों के, 
दानवीरों के, स्वतन्त्रता के प्रेमी देशभक्तों के उज्ज्वल कामों की यह कम-भूमि 
हे। इस देश में हमको परम भक्ति करना चाहिये और प्राणों से ओर धन से 
भी इसकी सेवा करनी चाहिये । 

जिस धर्म में परमात्मा ने गुण और कम के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य, शूद्र-ये चार वण उपजाये और जिसमें धमं, अथ, काम और मोक्ष-- 
इन चारों पुरुषार्थों के साधन में सहायक मनुष्य का जीवन पवित्र बनाने 
वाले ब्रह्मचय, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यास--ये चार आश्रम स्था'पत हैं, 
सब धर्मों से उत्तम, इसी धर्म को हिन्दू धर्म कहते हैं। जो छोग सारे 
संसार का उपकार चाहते हैं उनको उचित है कि इस धर्म की रक्षा ओर इसका 
प्रचार करें। 


के नह-वतन«रममामः कमाया रापपध->+ मे पॉ3०आ;>कपप 'पडनीफरी फेम केमराकबअ पका. 


सब देवन के देव 
सब देवन के देव प्रथु सब जग के आधार | 
दृढ़ राखो मोंहि धर्म में बिनवों बारम्बार ॥ 
चन्दा सरज तुम रचे रे सकल संसार । 
दृढ़ राखो मोंहि सत्य में बिनवों बारम्बार | 
घट घट तुम प्रभु एक अज अविनाशी अविकार | 
अभय-दान मोंहि दीजिये बिनवों बारम्बार || 
मेरे मन मन्दिर बसो करो ताहि उँजियार । 
ज्ञान भक्ति प्रभु दीजिये बिनवों बारम्बार || 
संत चित आनन्द घन प्रभू सवे शक्ति आधार | 
धनवल जनबल धमंबल दीजे सुख संसार | 
पतित उधारन दुःख हरन दीन बन्धु करतार | 
हरहु अशुभ शुभ दृढ़ करह बिनवों बारम्बार ।। 
. जिमि राखे प्रहलाद को ले नृसिंह अवतार । 
तिमि राखों अशरण शरण बिनवों बारम्बार || 
पाप दीनता दरिरिता और दासता पाप। 
प्रभु दीजे स्वाधीनता मिट्रे सकल संताप ॥ 
नहिं लालच बस लोभ बस नाहीं डर बस नाथ। 
तजों धरम, वर दीजिये रहिय सदा मम साथ | 
जाके मन प्रभु तुम बसौ सो डर कामो खाय | 
सिर जाबे तो जाय प्रथ्ुु मेरे घरम न जाय || 
उठों धरम के काम में उठों देश के काज | 
दीन बन्धु तव॒ नाम ले नाथ राखियो लाज ॥ 
घट घट व्यापक राम जप रे ! 
मतकर बेर, झूठ मत भाखै। मतपर धन हर, मत मद चाखे ॥ 
जीव मत मार, जुबा मत खेडे। मत परतिय लख, यहि तेरो तप रे !! 
घट घट व्यापक राम जप रे ! 





सनातनधम 


धर्मों विश्वस्थ जगतः प्रतिष्ठा लोके धर्मि्ठं प्रजा उपसपन्ति । 

धर्मेण पापमपनुदन्ति धर्म सब ग्रतिष्ठितं तस्माड्धम परम बदन्ति ॥ 

धरम ही सारे जगत्‌ की प्रतिष्ठा ( मूछाधार ) हैे। संसार में प्रजा छोग 
धमशील पुरुष के पास पहुँचते हैं। धम से पाप को दूर करते हैं। धम में सब 
प्रतिष्ठित है; अथोत्‌ धर्म के मूलाधार पर सब स्थित हे, इसलिये धर्म को सबसे 
बड़ा कहते हैं । 


विद्या रूप॑ धनं शौय कुलीनत्वमरोगिता । 
के ए एर्‌ 
राज्यं स्वरगंश् मोक्षश्न सब धर्मादवाप्यते ॥ 
विद्या, रूप, धन, शोय, वीरता, कुलीनता, आरोग्य, राज्य, स्वगं ओर सोक्ष- 
ये सब धम से आप्त होते हैं। सबसे बड़ा उपकार जो किसी भ्राणी का कोई कर 
सकता है, वह यह है कि उसको धम का ज्ञान करा दे, धमं में उसकी श्रद्धा उत्पन्न 
, कर दे अथवा दृढ़ कर दे। संसार में धरम के ज्ञान के समान कोई दूसरा दान 
नहीं है। सनातनधम सब मतों के अनुयायियों के उपकार के लिए है। इस 
सनातनघम का उत्तम वर्णान श्रीमद्भागवत के ७ वें स्कन्ध के ११ वे अध्याय से 
लेकर १४ वे अध्याय तक पाया जाता है । उसमें लिखा है कि-- 


सत्यं दया तप शोच तितिक्षेज्ञा शमो दमः | 
अहिंसा ब्रह्मचर्य च त्यागः स्वाध्याय आजंवम ॥ 
संतोष॥ः समहम्सेवा ग्राम्येहोपरमः  शनेः । 
नृणां विपययेहेश्षा मौनमात्मविमशनम्‌ ॥ 
अन्नाग्रादेः संविभागो भूतेम्यश्च॒यथाहतः |. 
तेष्वात्मदेवता बुद्धिः सुतरां नृषु पाण्डव॥ 
श्रवण कीत्तेनं चास्य स्मरणं महतां गतेः। 
सेवेज्यावनतिर्दास्य सख्यमात्मसमपंणम्‌ ॥ 
नणामयं परो घमः सर्वेपां समुदाहतः । 
त्रिंशल्नक्षणवान्‌ राजन सर्वात्मा येन तुष्यति॥ 





सरममाग५०»+> न कका्भनार ५५ ०-५५ १५ अमन -१म५०१मगइक०३ ५० +॥क ७4३०१ फक-क). 


१ सनाधर्म साप्ताहिक, वर्ष २, अंक १, ता० १७ जुलाई, १९३४ ई० । 





द्द मालवीय जी के लेख और भाषण 


५५ 
हे राजन ! यह तीस लक्षणवाला धमं, समस्त मनुष्यमात्र का परम घम 
है, जिसके पालन से घट-घट में व्याप्त परमात्मा असन्न होते हैं। 


महाभारत में इस धर्म के मूलतत्व का वर्णन है-- 
एप धर्मों महायोगो दाने भूतदया तथा। 
ब्रद्मचयय तथा सत्यमजुक्रोशो शति! च्षमा॥ 


सनातनस्य॒ घम्स्थ मूलमेतत्सनातनम्‌ । 
महाभारत, अश्वमेघ पव, अ० &6१, शोक ३२। 


यह धर्म बड़े बड़े गुणों का समूह है। दान, आखिमातन्र पर दया, 
ब्रद्मचय और इन्द्रियों को वश में रखना तथा सत्य का पाछन, आणियों 
के दुःख में सहानुभूति, धीरज और क्षमा, ये सनातन धम के मूल हैं। यह घर्म 
ऐसे हैं कि संसार के सब धर्मों और सब सम्प्रदायों के अनुयायी इनका 
पालन कर इस छोक में सुख, शान्ति ओर सुयश तथा परलोक में उत्तम गति 
पा सकते हैं । 


भगवान मनु कहते हैं-- 
वेदो5खिलो धममूलम्‌ । 
वेद सब धर्म के मूल हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं-- 
पुराणन्याय मीमांसा धमंशास्रांग मिश्रिताः। 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुदंश ॥ 


वेदांग, स्मृति, पुराण सहित चारों वेद सब विद्याओं हा सब धर्म 
के स्थान हैं। इस बात को परिचम के विद्वान भी मानते हैं कि संसार में 
सबसे पुराना गन्थ ऋग्वेद हे । 


आज सनातनधम के मानने वालों को धर्म का मार्ग-दर्शन कराने के 
लिये श्रुति (बेद), स्वृति और पुराणों के साथ आगम भी सम्मिलित हैं; 
किन्तु इन सब शास्त्र समूह में, जो धर्म के मूल सिद्धान्त हैं, वे सनातन हैं; 
अथोत्‌ सबसे पुराने हैं, उनसे पहले का कोई सिद्धान्त संसार में विदित नहों हे । 
इन सिद्धान्तों में कुछ मूल सिद्धान्त हैं। सनातनधर्म का शुद्ध स्वरूप और 
इसकी महिमा जानने के लिये इन सिद्धान्तों का जानना आवश्यक है। वे थे हैं-- 


प्रथम यह हे कि इस ब्रह्माण्ड का सूजन, पालन और संहार करने वाला, 
त्रिकाछ में सत्य (अथोत्‌ जो सदा रहा भी, अब भी है और सदा रहेगा भी), 
चैतन्य अथौत्‌ ज्ञानस्वरूप और' आनन्दस्वरूप पुरुष हे जिसको परमात्मा कहते 
हैं। वह आदि (जो सब सृष्टि से पहले), अज (जिसका कभी जन्म नहीं हुआ 


सनातनधम & 


और जिसका न कोई पिता है, न माता है) और अविनाशी (जिसका कभी नाझ 
नहीं होता) है । 


वेद स्पष्टतः कहते हैं कि सृष्टि के पहले यह जगत्‌ अंधकारमय था। उस 
अंधकार के बीच में ओर उससे परे, केवछ एक ज्ञानस्वरूप स्वयंभू (अपने 
आप हुए) भगवान्‌ विराजमान थे। उन्‍होंने उस अंधकार में अपने आप को 
प्रकट किया ओर अपने तप से अर्थात्‌ अपनी ज्ञानमयी शक्ति के संचालन से 
सारी स्रष्टिको रचा | 


न सनातनधम के सब धर्म्रंथ दुंदुभीनाद करते हैं कि वह परमात्मा एक 
ही हे। वेद कहते हैं. “एकमेवाहवितीयम” अर्थात्‌ एक अकेला है, उसके समान 
कोई दूसरा नहीं । 


स्मृति कहती है (मनु, याज्षवल्क्य आदि )--सब जगत्‌ का शासन करने 
वाला, छोठे से छोटा ओर बड़े से बड़ा, जिसको आंखों से देख नहीं सकते, केवल 
बुद्धि से ही पहचान सकते हैं, एक परमात्मा हे। महाभारत आदि से अंत 
तक बार-बार घोषणा करता हे-- 
तस्येकत्व॑ महत्वश्व॒स॒ चेकः पुरुषः स्मृतः | 
महापुरुषशब्द॑ स॒ बिभत्यंकः सनातनः ॥ 
भागवत कहता है-- 
एकः स आत्मा पुरुषः पुराणः सत्यः स्वयंज्योतिरनन्तमाद्यः । 
नित्यो5क्षरोडजससुखो निरश्जनः पूर्योउद्धयोअ्युक्त उपाधितोअ्मतः ॥ 


शिवपुराण कहता है-- 
एक एवं तदारुद्रो न ठ्ितीयो5स्ति कश्चन ॥ 
वेद, स्मृति, पुराणों के इसी सिद्धान्त को आगम गाते हैं और इसी को 
आधुनिक संत महात्माओं ने अपने-अपने शब्दों में गाया हे | गोस्वामी तुलसीदास 
जी ने थोड़े अक्षरों में इस तत्त्व का पूणारीति से वर्णन किया है-- 
व्यापक एकनत्रह्म अबिनासी। सत चेतन घन आनंदरासी | 
आदि अंत कोउ जासु न पावा । मति अनुमान निगम असगावा ॥ 
बिलु पद चले सुने बिलु काना | कर बिलु कमे करे विधि नाना ॥ 
आननरहित सकल रसभोगी । बिलु बाणी वक्ता बड़ जोगी। 
तलु बितु परस नयन बिनु देखा। ग्रहे प्राण बिनु बास असेखा।॥ 
अस सब भाँति अलौकिक करनी । महिमा तासु जाइ किमि बरनी | 
है 


१० मालवीय जी के छेख ओर भाषण 
वर्णाअ्रम' 


धर्म + ( 
धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके धर्मि्ठ अ्जञा उपसपन्ति | 
धर्मेश पापमपनुदन्ति धर्म सब प्रतिष्ठ तम तत्माद्धम परम वदन्ति ॥ 


उपनिषद्‌ कहते हैं--सारा जगत्‌ धर्म के मूल पर स्थित है, इसीलिये छोक 
में लोग उसी के पास जाते हैं, जो धर्मिष्ठ हे। धम से पाप का दूर करते हैं । 
धर्म में सब प्रतिष्ठित है, इसलिये धर्म को सबसे बड़ा कहते हैं. । 
दूसरे स्थान में भी छिखा है-- कक 
विद्या रुप धनं शोय कुलीनलमरोगता । 
राज्य खगश्॒ मोज्षश्न स्व धर्मादवाप्यते ॥। 


प्‌ क्ष' 
विद्या, रूप, धन, वीरता, कुछीनता, आरोग्य, राज्य, स्वगं ओर मोक्ष--ये 
सब धम से प्राप्त होते हैं। 


सनातनधम प्रथ्वी पर सबसे पुराना और पुनीत धर्म है। यह वेद, 
स्वृति ओर पुराण से प्रतिपादित है। संसार के सब धर्मों से यह इस बात में 
विशिष्ट है कि यह सिखाता हे कि इस जगत्‌ का सूजन, पालन ओर संहार 
करनेवाढा आदि, सनातन, अज, अविनासी, सत्चित्त, आनन्द्स्वरूप, पूरा 
प्रकाशमय, परजह्म परमात्मा है। यह परमात्मा सदा, निरन्तर घट-घट वासी 
रहा है, और रहेगा ; अर्थात्‌ यह कि यह परमात्मा मनुष्य से लेकर सिंह, हाथी, 
घोड़े, गो, हिरन आदि सब थैली से उत्पन्न होनेवाले जीवों में, अण्डों से उत्पन्न 
सब पखेरुवों में, प्रथ्वी फोड़कर उगने वाले सब बृत्तों में, ओर पसीने मेल से 
उत्पन्न होनेवाले सब कीट पतंगों में समान रूप से बस रहा है। इसी तत्वज्ञान 
के कारण-- 
एप धर्मों महायोगो दान भूतदया तथा। 
ब्रक्मचय तथा सत्यमनुक्रोशो धृत्तिः क्षमा॥ 


0 
सनातनस्य धमेस्य मूलमेतत्‌ सनातनम्‌॥ 
यह धस बड़े बड़े गुणों का समूह है। दान, जीवमात्र पर दया, अह्मचय, 


सत्य, दयाछुता, धीरज ओर क्षमा इन गुणों का योग सनातनधर् का सनातन 
मूल है। इन गुणों के कारण ही सनातन धर्म अन्य धर्मों से विशिष्ट हे । 


सनातन धम्म की दूसरी विशेषता वर्ण और आश्रम का विभाग है। जैसा 
भगवान्‌ कृष्ण ने अपने श्रीमुख से कहा हे--- 


चातुबंण्य . मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः | 
७४२४-७७ धर्म वर्ष १, अंक ९। , 


सनातनधम ११ 

मैंने आह्यण, क्षत्रिय, हक स ओर शूद्र-इन चार वर्णों को गुण और. कर्म 

के विभाग से रचा है”। गुण में जन्म भी अन्तर्गत है, इसलिये गुण कर्म के 

विचार में-जन्म, गुण ओर कम--तीनों का समावेश हो जाता है। जैसे 
ए्‌ 


विद्या ओर तप ब्राह्मण की ब्राह्मणता के आवश्यक अंग हैं, तथापि पर्ण ब्राह्मण 
त्ब 
की ग्राप्ति के छिये-- कै | 


विद्या तपश्च योनिश्र त्रयं ब्राह्मणकारणम्‌ । 
विद्या, तप्‌ ओर न्राह्मण माता-पिता से जन्म, ये तीनों आवश्यक हैं। 
ब्राह्मणों के ६ धर्म हैं: अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह। 
इनमें से तीन--अध्ययन, यजन, ओर दान तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों के 
लिए समान हैं। वेद का पढ़ना, यज्ञ कराना ओर दान लेना--ये तीन विशेषकर 
ब्राह्मणों ही हे कम हैं। यद्यपि अवस्था विशेष में क्षत्रिय और बैश्य भी बेद 
पढ़ा सकते हैं। सामान्यतया इन तीनों विशेष कर्मों के करने का अधिकार 
उन्हीं आह्मणों को होता है जो न केवल विद्या ओर तप से युक्त हैं किन्तु जो जन्म 
से भी ब्राह्मण हैं । 
सामान्य रीति से, धम में चारो वर्णों के गुण अलग-अलग वर्णित हैं। 
महाभारत में शान्ति पव में वर्णों के लक्षण अलग-अलग इस प्रकार लिखे हैं। 
जातिकर्मादिभियस्तु संस्कारे संस्कृतः शुचिः । 
वेदाध्ययनसंपन्न!/  पट्सु कमेस्ववस्थितः ॥ 
शोचाचारस्थितः सम्यक्‌ विघसाशी गुरुप्रियः । 
नित्यवती सत्यपरः स वे ब्राह्मण उच्यते॥ 
चत्रज॑ सेवते कम वेदाध्ययनसंगतः । 
५ 
दानादानरतियस्तु स वे क्षत्रिय उच्यते॥ 
वरणिज्या पशुरक्षा च कृष्यादानरतिः शुचिः । 
वेदाध्ययनसंपन्नः स ,तैश्य इति संज्ञितः ॥ 
स्वभक्षरतिनित्यं सर्वेकम करोअ्शुचिः । 
त्यक्तवेदस्त्वनाचारः स वे शृद्र इति स्पृतः॥ 
ओर, इसके अंत में लिखा है-- 
शोचेन सतत युक्तः सदाचारसमन्वितः । 
सालुक्रोशश्च भूतेषु॒ तद्द्विजातिषु लक्षणम्‌।| 


सदा शौच से युक्त रहना (काया और मन को शुद्ध रखना और शुद्ध 
भोजन करना ), सदाचार का पालन करना, सब आखणियों पर दया रखना, ये 
द्विजाति (आह्यण, क्षत्रिय, वैश्य) के रक्षण हैं । 


१२ माछवीय जी के लेख ओर भाषण 
इसी के साथ महाभारत में वनपव में रिखा है-- 


वर्णोत्कपमवाप्नीति नरः पुण्येन कर्मणा | 
तथापकर्ष पापेन इति शाख्रनिदशनम | 


मनुष्य पुण्य कर्मों के करने से ब्ण में ऊपर उठ जाता है और नीच 
कम करने से नीचे गिर जाता है। यह शास्त्र कहता हे । 


यह भी वहीं लिखा हे-- 
शूद्रोपि शीलसंपन्नो गुणवान्‌ ब्राह्मणों भवेत्‌ । 
ब्राह्मणो5पि क्रियाहीनः शुद्रात्‌ प्रत्यवरों भवेत ॥ 


शूद्र भी सुशीरू अथोत्‌ पविन्न चरित्रयुक्त और गुणवान हो, तो बह ब्राह्मण 
हो जाता है और ब्राह्मण भी अपना धर्म कर्म छोड़ दे या उससे रहित हो, तो 
वह शूद्र से भी नीचे गिर जाता है । 
शूद्रे तु यद्धवेल्लक्ष्म ठ्ििजे तच्च न विद्यते | 
न वे शूद्रो भवेच्छूद्ों ब्राक्षणो न च ब्राह्मणः ॥ 
शूद्‌ में यदि ब्राह्मण के गुण हों और ब्राह्मण में वे गुण न हों, तो न वह 
शूद्र, शूद्र है और न वह ब्राह्मण, ब्राह्मण है । 
युधिष्ठिर जी का वचन है-- 
सत्यं दानं क्षमाशीलमानृशंस्थं तथो घृणा । 
दश्यन्ते यत्र नागेन्द्र स ब्राह्मण इति स्मृतः॥ 
यत्रतल्लक्ष्यते , सेपे वृत्त स॒ब्राह्मणः स्मृतः । 
यत्रेतन्नभवेत्सप' त॑ शूद्रमिति निदिशेत ॥ 


.. | है नागेन्द्र! जिसमें सत्य, दान, क्षमा, शीर, अहिंसा, तप, दया दिखाई 
दूं, उसको ब्राह्मण कहते हैं। 


जहाँ अच्छा शीर स्वभाव दिखाई दे, उसको आाह्मण कहना; जहाँये न 
दिखाई दें, उसको शूद्र कहना चाहिए।॥ 


श्रीमद्भागवत में भी सातवें स्कंध में ब्राह्मण, ज्ञत्रिय, वैश्य, शुः - 
अलग गुणों का वर्शनकर नारद जी ने कहा-- लक 
स्य यल्लज्षण श्रोक्त पुंसो वर्णाभिव्यंजकम | 
पदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनेब बिनिर्दिशेत ॥ 


सनातनधम १३ 


५. अथौत्‌ जिस पुरुष का जो वरण को प्रकट करने वाला लक्षण कहा गया है, 
जहाँ दूसरे में भी वह लक्षण दिखाई दे, तो उसको उसी गुण वाले वण के नाम 
से बताना चाहिए। ल्‍ 


इन बचनों से स्पष्ट हे कि यदि, जो पुरुष जन्म से ब्राह्मण हो, बह भी 
अपने धर्म-कम से रहित हो जाय या कुकर्म करने लगे तो वह शूद्र से भी नीचे 
गिरजाता है; ओर नीच से नीच शूद्र भी, यदि अच्छे आचारों को ग्रहण करे 
ओर ऊँचा पवित्र जीवन जीने लगे, तो वह भी ब्राह्मण के समान मान पाने के 
योग्य हो जाता है । 


इसके अतिरिक्त यह प्रसिद्ध है कि भक्ति नीच से नीच प्राणी को भी ऊपर 
उठा देती हे अ र भगवान का प्रीतिपात्र बना देती हे। उस भक्ति की यह महिमा 
हे कि चाण्डाल भी भगवान्‌ का नाम जपने से ब्राह्मण के समान आंदर के 
योग्य हो जाता हे। उसी भक्ति का साधन मंत्र-दीक्षा की विधि है। जैसा 
वैष्णव तंत्र में लिखा है-- 
यथा काश्चनतां याति कांस्य रसविधानतः | 


तथा दीकज्षञाविधानेन हिजत्वं जायते नृणाम्‌॥ 


जैसे काँसे पर रस का प्रयोग करने से वह सोने के समान चमकने 
छूगता है, वैसे ही मंत्र-दीक्षा के लेने से मनुष्य द्विजत्व को प्राप्त करता है; अथोत्‌ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के समान आदर के योग्य हो जाता है। इसका यह अथ 
नहीं है कि वह शूद्र इस योग्य हो जाता है कि उससे द्विजाति के लोग रोटी-बेटी 
का सम्बंध करें, उसको वेद पढ़ाने या यज्ञ कराने के लिये निमंत्रित कर । 
इसका यह अर्थ है कि सामान्य शुद्र या चाण्डाल में भी यदि विद्या, ज्ञान, शोच, 
आचार आदि ट्विजों के गुण पाये जावें तो ज्ञान के क्षेत्र में और सामान्य 
सामाजिक व्यवहार में द्विज छोग उसका, उसकी विद्या, ज्ञान, सदाचार के अनुरूप 
आदर करे। 

मेरा विश्वास है कि सनातनधर्म के तत्त्व को जानने वाले सब विद्वान्‌ 
ऊपर लिखी व्याख्या को धर्मानुकूछ मानेंगे। यदि यह धमोनुकूल नहीं हेतो में 
प्राथना करता हूँ. कि निष्कलमष, धमज्ञ, धर्मशील विद्वान्‌ हिन्दूजाति पर ओर 
विशेषकर सनातनधर्म के अलुयायियों पर अलुग्रह करके यह बताब, कि इसमें 
क्या दोष है ? मेरा अभिश्राय यह है कि जो सत्य ओर धर्म का मागे है, वही 
संसार को बताया जाय; और यदि ऊपर लिखे विचार शाख के अनुकूल हें, 
तो इन्हीं के अनुसार अछूतों की आर्थिकद्शा सुधारकर, सदाचार सिखाकर 
ओर उनको मंत्र-दीक्षा देकर उनका छट्घार करना हमारा धम हे। ईसाई, 
मुसछमान जिन अछूतों को अपने धर्म में सिलाते हैं, उनको अपने समाज में 
बराबर का स्थान देते हैं। अछूत सनातनधम- समाज के अंग हैं. इनकी 


१७ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


उन्नति करना, इनके दुःख दारिद्रय को दूर करने का यत्न करना, इनको सामान्य 
और धार्मिक शिक्षा देना, और समाज के दूसरे अंगों के समान इनको रक्षा 
करना और इनको आगे बढ़ाना, हमारा आवश्यक कत्तव्य है। इससे हमारे 
धर्म की रक्षा और वृद्धि होगी और धर्म को किसी प्रकार की हानि नही पहुँचेगी। 
हिन्दूजाति का इसी में भछा होगा, ऐसे ही मा के अवलम्बन करने से सनातन- 
धर्म की महिमा पूर्णरीति से स्थापित होगी। इसी प्रकार ध्मबुद्धि से धम के 
प्रश्नों का नि्शेय करने से और उनके अनुसार चलने से समाज में धार्मिक 
एकता और शक्ति स्थापित होगी । 


उपदेश 


( १ ) समानता" 


हम सब भाई एक महापिता के पुन्न थे, जेसे पेड़ की चार शाखाएँ हाँ। 
अपना-अपना क॒तव्य पारन करते थे। ब्राह्मण धर्मकम, वैश्य वेभवन-वृद्धि, 
क्षत्रिय देश-रक्षा ओर शूद्र कछाकोशछ तथा तीन वर्णों की सहायता करते 
थे। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्र॒ध्न को तरह चार भाई एक दूसरे से प्रेमभाव 
रखते, एक दूसरे के सुख दुःख में सम्मिलित होते हैं। ये भी हमारे सार्वजनिक 
कार्मो में साथ देते हैं। तीर्थों में साथ-साथ स्नान करते, त्रिवेणी पर जाते, 
उत्सवों में भाग लेते, गोरक्षा करते, भगवान्‌ का नाम लेते, चोटी रखते, अपने 
घर उत्सव मनाते हैं। 


हम लोगों की तरह ये भी सब काम करते हैं। भगवान ने जेसे हमें 
सुख पाने का इच्छुक बनाया हे, वेसे ही शूद्रों को। वे भी कपड़ों का, सवारी का 
सुख चाहते हैं। यदि वे सवारी पर बैठते हैँ तो हमें बुरा क्‍यों छगता है ? 
यदि गरीब की बेटी पालको में बेठती हे, जेसे अमीर की, तो हमें खुशी होनो 
चाहिए। एक हाथ में जेसे उंगलियाँ होती हैं. बेसे जातियाँ हैं; पर वे सब एक 
दूसरे की सहायता के लिये हैं। वे अपनी-अपनी बिरादरी में शादी करती 
हैं। अछूत हमारे भाई हैं, हम उन्हें कष्ट क्‍यों होने दें! उन्हें फडुआ शब्द 
क्यों कहते हैं ? अछूत घर की सफाई करता है, ऐसे भाई को प्यासा रखें, 
भोजन न दें, तो हमें दुःख होना चाहिए। उन्हें कुएँ का पानी उतना ही मधुर 
है, जितना हमें। यदि कोई अपने निज के कुएँ से पानी नहीं लेने देता हे तो 
भूल करता है। भगवान्‌ के दशन नहीं करने देता तो उसे दूसरा मन्दिर बनवा 
दो ओर उसे भी अधिकार दो ! वह क्यों बंचित रहे ? उसे श्रद्धाभक्ति हे तो 
उसे अपना छो ! यदि हमारे रास्ते में कुछ अपविच्रता है, मरा कुत्ता पड़ा हे, 
उसे बह दूर कर देता हे तो हमारे लिये प्रसन्नता होनी चाहिए | 


हमारा कतंव्य है कि हम उन्हें पढ़ावें, उन्हें स्वच्छु रखें, उनकी गन्दगी दूर 
करावें, इस तरह शारीरिक सफाई करके म।नसिक स्वच्छुता करावें। मानसिक 
स्वच्छुता भगवान के नाम स्मरण से होती है, भगवान्‌ का जप करने से होती 
है। “३४ नमः शिवाय बैंक में कितने भाई लिखते हैं. और भजन करते हैं, इससे 


९ 'सनातनधर्म' वर्ष ३, अंक ३०, पृ० १३, १६ फरवरी सन्‌ १९३६ ई० (अखिल 
भारतवर्षीय सनातनधर्म महासभा, प्रयाग में पूज्य मालवीयजी का भाषण) । 


१६ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 
उनका कल्याण होगा। वे इस 'ँं/ नमः शिवाय मन्त्र को पवित्र होकर जपेंगे । 


३ 


वे श्रद्धाभक्ति से भगवान्‌ के दशन करेंगे। उनके दशन करने से प्राणप्रतिष्ठा 
की हुई मूर्ति अपवित्र नहीं होती । इससे सनातनधम की महिमा फेलेगी । 


रामालुजाचाये, रामानन्द आदि आचार्यों ने शूद्ों को दीक्षा दी, उन्हें 
अपनाया। उनके साथ अच्छा बताव किया। इनके द्वारा सनातनधर्म प्रेमी 
जनता का हित हुआ। उन्होंने हमारा गौरव, हमारी उदारता फेठाई। १२४५ 
विद्वान भारत के भिन्न-भिन्न नगरों और रियासतों से आए हैं। उन्होंने एक ' 
राय से अछूतों की उन्नति और पवित्रता का विचार किया है, उन सबको राय 
से जो प्रस्ताव पास हुआ है, उसे कायरूप में परिणत करें। महाशिवरात्रि को 
यह दीक्षा-संस्कार देश के प्रत्येक कोने में कराया जावे, उन्हें त्रत रखाकर दीक्षा 
दी जावे। प्रिंसपछ श्रमथनाथ जी, गोस्वामी गणेशदत्त जी, पण्डित हरिदृत्त 
शासत्री, पंडित बलदेव मिश्रजी, श्रीपाद शास्त्री आदि अनेकों विद्वानों ने दीक्षा 
द्वारा अछूतों को मंत्रोपदेश देने का समथन किया है। इन विद्वानों ने अपने-अपने 
स्थानों पर दीक्षा देने का काय करवाने में ओर खुद करने में अपनी-अपनी राय 
दी है। यह आन्दोलन देश भर में होना जरूरी हे । विश्वनाथ जी हमारे इस 
पविन्न काय में सहायता देंगे। धर्म की छालटेन अछूतों को दें । 


(२) ब्रह्मचये त्रत' 


एक दिन पूज्य मालवीयजी ने ब्रह्मचय की महिमा कही। बह्मचय ब्रत 
शरीर-रक्षा के लिये परमावश्यक हे। शरीर की पुष्टि शुद्ध पवित्र भोजन और 
दूध से होती हे किन्तु ब्रह्मचय ब्रत रखने से शरीर निरोग रहता है। त्रह्मचय 
ब्रत ही दीघोयु देता हे। भीष्म ओर हनुमानजी बत्रह्मचारी हो गए हैं। इनकी 
शक्ति, इनका बल, पुरुषाथ सब जानते हैं। भीष्म ने ब्रह्मचय के बल से म्त्यु 
तक को जीत लिया था। उन्होंने श्रीकृष्ण भगवान्‌ तक को शस्त्र गह्या दिया 
था। हनुमानजी ने सुप्रीव, सीता, भरत, राम आदि की कैसी सेवा की थी। 
अपने शारीरिक और बुद्धिबठ से आश्चय कर दिया था। इनको ब्रह्मचय से 
केसी शक्ति मिली थी जिससे आज भी हम दर्शन कर, उपासना कर उच्च होते 
हैं, पवित्र होते हैं और अपना जीवन उज्ज्व्ञ करते हैं। 


( ३ ) गायज्री संत्र' 
, जज्य मालवीय जो ने गायत्री मंत्र को महिमा और भावाथे बतलाया कि 
इस मंत्र के अंदर अपूष चमत्कार भरा है। यह उस प्रभु की अराधना है. जो 
विज की कसर ० कक कम किक 7 0 धक अ 2 


१  जड कप 

माल रे, वर्ष ३, पृ ० १४ से उद्धत (पूज्य मालवीयजी का दूसरा भाषण ) । 
सनातनघर्म साप्ताहिक मुखपत्र, वर्ष ३, अंक ३१, पृ० १६, २३ फरवरी 
१९३६ ई०, दशाइवमेघघाट पर धर्मोपदेश । 


तीनों लोकों का स्वामी है। भूछोक, भुवः छोक और स्वर्ग की सृष्टि जिस 
परमात्मा से हुई है, उसी की स्तुति इस मंत्र में कही गई है। वही भ्रम बुद्धि को 

सत्माग में लगाता हैे। इस मंत्र को ऋषि मह॒र्षियों ने जपा। भगवान्‌ रामचन्द्र 
ओर कृष्ण प्रभु ने संध्या की। महापुरुषों ने इस मन्त्र द्वारा परमानंद लिया। 
जो इस मंत्र के अधिकारी नहीं थे, उन्होंने '3० नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र से 
परमात्मा को आराधना की, किसी ने 3४ नमो नारायशाय” तथा “$# नमः 
शिवाय' से जीवन उज्ज्वल किया । उसी परमात्मा का विकास है जिसके तेज 
से हम जीवित हैं। शरीर में जब तक उसका तेज है, तभी तक संसार है 
ओर सब संबंधी हैं। बिना आत्मा के शरीर मुर्दा है। अतः उसीका ध्यान, 
उसी का चिंतन ओर उसी परमात्मा की आराधना प्रात;काल और संध्या समय 
अवश्य करें। पूज्य मालवीय जी ने आगे कहा कि “में सबेरे संध्याकर ३ नमो 
नारायणाय” का जप करता हूँ ओर शाम को संध्या के बाद 3» नमः शिवाय' 
मंत्र का जप नित्य करता हूँ, तब मेरी पूर्णो संध्या होती है और “३ नमो भगवते 
बासुदेवाय' मंत्र तो दिन में जब शुभ अवसर पाता हूँ, तभी जपता रहता हूँ | 
इन्हीं मंत्रों के द्वारा परमानंद लेता रहता हूँ ।” 


पूज्य मालवीय जी ने कहा अब क्या कहोगे अबलों नसानी अब न 
नसे हों ।! मनुष्य का चोला दुलंभ है, ८४ लाख योनियाँ घूमकर प्रभु के अनुप्ह 
से मनुष्य शरीर मिलता है। प्रभु तुम बहुत अनुभह कीन्हों, साधन धाम सुलभ 
तनु मोहि कृपा कर दीन्हों' । रास्ता अंधकारमय हे। आपने धरम की छालटेन दे दी 
है, हम क्या-क्या नहीं पाए। सब जीवों को तरह भोग किया तो भी मन उसी 
में छगा रहा | मनुष्य में धमं की विशेषता है। यही देश है जिसमें धर्म की 
प्रधानता हे । हमारे देश में स्लियाँ धरम का पालन करती हैं, यहाँ की ख्त्रियाँ धर्मी 

हैं। भारत की धार्मिक जनता का कवच 3 नमः शिवाय मंत्र है। इस मंत्र को 

जिसने नहीं जपा, जिसने इस मंत्र को नहीं समझा, उसने व्यर्थ जन्म छिया। जो 
इस मंत्र को जान गया है, वह कल्याण पा गया है। उसे कुछ भी पाने योग्य 
नहीं, उसे कुछ पाने को नहीं रह जाता | 


बता दो राम कहाँ हैं? पेड़ पत्तों में कोन बैठा हे, कौन इन जीवों 
को चला रहा हे, किससे ये सब शोभा दे रहे हैं? एक शक्ति है, एक 
ज्योति है जिससे दुनिया का सबंध हे। प्राण पखेरू उड़ जाने से शरीर का 
देखना कठिन हो जाता है। वही शक्ति, वही प्रकाश राम है। उसी परमात्मा 
के दो स्वरूप राधा और कृष्ण हैं। पुरुष ओर स्री का सांचा एक है। वही 
कुम्हार इनकी रचना करता हे, परन्तु समज्ञ में नहीं आता, केसे बनाता हे, 
“केशव कहि न जाय का कहिए।” 

गर्भ में बेठा-बैठा कोन देह बनाता रहता है ? एक बाल के १० हजारवों 
टुकड़े के बराबर जीवात्मा होता है, वही बढ़ते-बढ़ते बालक हो जाता है। कौन 


श्र मालवीय जी के लेख और भाषण 


भोजन देता है ? कैसा कारखाना है कि सब अंग बनकर केसा सुन्द्र रूप बन 
जाता है, क्या विचित्र रचना होती है कि समझना कठिन हो जाता है? उत्तर 
दो, बोलो, यह कौन रचना करता हे ? बह एक ब्रह्म अविचल, चेतन, अमल, सदा 
सुखरासी है। वही रोशनी घोड़े में, कुत्ते में दीख रही है। जैसी पीड़ा हमें 
होती है कसी तरह कुत्त और दूसरे आणो को होती है। परमात्मा घट-घट में 
व्यापक हे । 


पूज्य माठवीयजी ने आगे कहा कि ६ व पहले यहाँ उत्सव हुआ था 
उस समय से खजाना बढ़ा या घटा । यदि हमने कुछ छाभ उठाया तो अच्छा, 
नहीं तो ६ वर्ष व्यर्थ गए। जैसा उत्सव त्रिवेणी पर मनाते हैं, ऐसे हर पब में 
सनावें। एकादशी कथा, गणेश चतु्थों को कथा ओर अत्येक उत्सव को धूम- 
धाम से मनाबें। रात को रामायण पाठ करें, कीतन ओर भजन करें । जिनका 
संस्कार न हुआ हो, उनका संस्कार करावें। दीक्षा दें। सामाजिक बन्धन 
और अड़चने जो धम-कर्म में बाधा देती हों, दूर करे। दहेज की प्रथा खराब 
है, इससे हमारी संतान कष्ट पाती है, उसे रोके । दीन दुखी अनाथों की सहायता 
करें। भंगिन भी स्वच्छ होकर भगवान्‌ का नाम ले तो उसे आनन्द होगा। 
देखो ! हजारों पादरी धर्म प्रचार कर रहे हैं। हम भी अपने धम का पालन करें, 
गाँव-गाँव मल्कशाढछा, गोशाला खोल दें, देशभर में धर्म की धूम मचा दें। जो 
अधिकारी हों, वे संध्या करें, दूसरे भगवदून्नाम का जप ओर भजन करें| 


(४ ) धर्मवृक्ष' 


भक्त-मंडली ने पूज्य मालवीय जी से प्राथना की, तब आप व्यासासन पर 
सुशोभित हुए। आपने भगवान्‌ की स्तुति करते हुए व्यास काय की विशेषता 
बताई। हमारे देश में प्राचीन काल से विद्वानों ने धमं, राष्ट्र, समाजका 
उपकार धार्मिक कथा सुनाकर किया है । यह ढंग अभी तक जारी हे। आपने 
राम नाम के दो अक्षरों की महिमा बताते हुए कहा कि यह शब्द भक्तों, ज्ञानियों, 
'दुखियों का सहारा है। बच्चे से लेकर बुद्ध तक इसका भजन करते हैं। अंत 


समय यही नाम कहा जाता है। राम धमवृक्ष का बीज है । जेसे बट वृक्ष फेल 
जाता है, बेसे राम सबको ढक लेता हे । 


कवियों ने रामकथा का गान किया है। भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी 

ने रामचरितमानस द्वारा अनेक नरनारियों का उपकार किया है। आपने 

व्यासों को सचेत किया कि वे सदाचारी होकर धर्म, देश और समाज का काय 

करें तो कितना उपकार हो। आपने कहा कि अभो एक लाख व्यासों की 

व मा 

हिल है सनातनधर्म' साप्ताहिक मुखपत्र, वर्ष ३, अंक ३८, पृ० १५, १९३८ ई० 
(संकटमोचन में पूज्य मालवीय जी का प्रवचन) । ह 


ए्‌ 
सनातनधम १७ 


जरूरत है जो भारत के कोने-कोने में सनातनधर्म की जागृति कर ढें। आपने 
अपने पिता का आदश चरित्र सुनाया जो परमभागवत थे। पूज्य मालवीय 
जी के पिता छ+छः माह घर नहीं आते थे ओर माता घर का प्रबंध करती थीं । 
पिता कथा कहते थे तो आप ध्यानपूवक सुनते रहते थे। आपने अंग्रेजी पढ़ी । 
बी० ए० परीक्षा पास की ओर अध्यापक हुए, परन्तु इच्छा एम्‌० ए० पास करने 
की बनी रही। आपको हमेशा ध्यान रहता था कि पिता जी की तरह व्यास 
बनूँ ओर धार्मिक जीवन व्यतीत करू। आप पिता का गुणगान करते हुए 
जनता से कहने छगे कि पहले .भक्ति में स्नान करले तब दूसरों को करावें। 
आप भगवान्‌ का चरित्र वर्णन करते हुए आनंद में डूब गए थे। आप साक्षात्‌ 
दर्शन करने छगे | जनता भक्ति-धारा में बह रही थी। आपने उस स्तुति का भाव 
प्रकट किया जो अदिति ने भगवान्‌ की की थी। आपके भाषण से आबालवृद्ध 
नरनारी आनंद में मग्न हो गए। करीब साढ़े दस बजे आपने भाषण समाप्त 
किया। आपने अंत में व्यास मंडली को धम-प्रचार ओर देश-सेवा के कार्ये को 
लेने का उपदेश दिया। 


ईश्वर 


पं० मदन मोहन मालबीय 
इस संसार में सबसे पुराने ग्रन्थ वेद हैं । योरप के विद्वान भी इस बात 


को मानते हैं कि ऋग्वेद कम-से-कम चार सहख वष पुराना है ओर उससे पुराना 
कोई भनन्‍्थ नहीं। ऋग्वेद स्पष्ट रूप से कहता है कि सृष्टि के पहले जगत्‌ अन्ध- 
कारमय था। उस तम के बीच में ओर उससे परे केवल एक श्ञानस्वरूप स्वयम्भू 
भगवान्‌ विराजमान थे और उन्होंने उस अन्धकार में अपने को आप प्रकट 
किया और अपने तप से अर्थात्‌ अपनी ज्ञानमयी शक्ति के संचालन से सृष्टि को 
रचा। ऋग्वेद में लिखा हे-- 

तम आसीत्तमसा गृव्व्हमग्रेठप्रकेत सैलिलं समा इदस' । 


तुच्छेनाभ्यपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिन्ना जायतैकम्‌॥ 
इसी वेद के अ्थ को मनु भगवान्‌ ने लिखा है कि रृ्ृष्टि के पहले यह 
जगत्‌ अन्धकारमय था। सब प्रकार से सोता हुआ सा दिखायी पड़ता था। 
उस समय जिनका किसी दूसरी शक्ति के द्वारा जन्म नहीं हुआ, जो आप अपनी 
शक्ति से अपनी महिमा में सदा से बतमान हैं ओर रहेंगे, उन ज्ञानमय, प्रकाश- 
मय स्वयस्भू ने अपने को आप प्रकट किया और उनके अकट होते ही अन्धकार 
मिट गया। मनुस्द॒ति में छिखा है-- 
आसीदिद तमोभूतमग्रज्ञातमलच्षणम्‌ । 
अप्रतक्‍्यमविज्ेय प्रसुप्ममिव.. सवंतः ॥ 
ततः स्वयंभूभगवानव्यक्तो व्यंजयन्निदम्‌ । 
महाभूतादिवृतोजाः. प्रादुरासीत्तमोनुदः ॥ 
योउसावतीन्द्रियग्राह्म: सच्मो5्व्यक्त)ः सनातनः | 
सवभूतमयो5चिन्त्यः स॒ एवं स्वयमुद्वभो ॥ 
ऋग्वेद कहता हे-- 
हिरएयगर्भ: समवतताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत  । 
स दाघार पृथिवीं द्याम्ृतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 
5 ऋच ेद मंडल १०, सूक्त १२९ मंत्र ३।....ः 
* मनुस्मृति, १५-७। 
“ ऋग्वेद, १०१२११, १०८११, १०८१२-३ । 





इख्वर २१ 


य इमा विश्वा शुवनानि जुहृदूऋषिहोंता न्यसीदत्‌ पिता नः । 
से आशिषा द्रविणमिच्छमानः प्रथमच्छदवराँ आविवेश ।। 
विश्वतश्रच्चुरुत विश्वतोमुखो विश्वतों बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
से बाहुभ्यां धमति सं पतत्रे्रावाभूमी जनयन्‌ देव एकः ॥ 
यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद शुवनानि विश्वा । 
यो देवानां नामधा एक एवं त॑ संप्रश्न॑ भ्रुवना यन्त्यन्या ॥ 


और भी श्रुति कहती है-- 
“आत्मा वा इृदमेक एवाग्र आसीत्‌ 
एकमेवाहितीयम्‌ 
भागवत में भगवान्‌ काश्वचन हे-- 
अहमेवासमेवाग्रे नानन्‍्यत्सदसतः परम्‌ । 
पश्चादहं यदेतच्च योउवशिष्येत सोस्म्यहम्‌ ॥ 


'सृष्टि के आदि में कार्य (स्थूल ) और कारण ( सूह्रम ) से अतीत एकमात्र 
मैं ही था, मेरे सिबा और कुछ भी न था। सृष्टि के पश्चात्‌ भी में ही रहता हूँ 
और यह जो जगठ्यपत्न दीख पड़ता है, वह भी में ही हूँ तथा र्ृष्टि का संहार 
हो जाने पर जो कुछ बच रहता है, वह भी में ही हूँ ।' 

शिवपुराण में भी लिखा है-- 

एक एव तदा रुद्रों नद्वितीयो5स्ति कथन । 
संसज्य विश्व॑ शरुवनं गोप्तान्ते संचुकोच सः ॥ 
विश्वतश्नक्षु रेवायमुताय॑ विश्वतोमरुखः । 
तथैव  विश्वतोबाहुरविश्वतः पादसंयतः ॥ 
द्यावाभूमी च जनयन्‌ देव एको महेश्वरः । 
स॒ एवं स्वदेवानां प्रभवश्वोड्भवस्तथा ।। 
अचक्षुर॒पि यः पश्यत्यकर्णोडपि श्रणोति यः । 


के 


सर्व वेत्ति न वेत्तास्य तमाहु) पुरुष परम्‌।॥। 


3 एऐंतरेय० १॥१॥१। 
* छान्‍्दोग्य० ६३२॥१। 
3 भागवत० २॥९३३। 
४ शिवपुराण ७॥१।६।१४-१६, २३ । 


श्र मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


उस समय एक रुद्र ही थे, दूसरा कोईन था। उन जगत्ररक्षक ने ही 
संसार की रचना करके अन्त में उसका संहार कर दिया। उनके चारों ओर 
नेत्र हैं, चारों ओर मुख हैं, चारों ओर भुजाएँ हैं, तथा चारों ओर चरण हैं। 
पृथ्वी और आकाश को उत्पन्न करने वाले एक महेश्वर देव ही हैं, वे ही सब 
देवताओं के कारण ओर उसत्ति के स्थान हैं। जो बिना आंख-कान के ही देखते 
ओर सुनते हे जो सबको जानते हैं तथा उन्हें कोई नहीं जानता, थे परम पुरुष 
कहे जाते हैं। 
भागवत में लिखा हे-- । 
एकः स आत्मा पुरुषः पुराण; सत्यः स्वयंज्योतिरनन्त आद्यः' । 
नित्यो3क्षरो5जख्रसुसों निरंजन: पूर्णों5दयो मुक्त उपाधितोउमृतः ॥ 
वह एक ही आत्मां, पुराणपुरुष, सत्य, स्त्रयंग्रकाशस्वरूप, अनन्त, सबका 
आदिकारण, नित्य, अविनाशी, निरन्तर सुखी? माया से निर्लिप्त, अखरुड, 
अद्वितीय, उपाधि से रहित तथा अमर है । 
सब वेद, स्थ्रति, पुराण के इसी वत्त्व को गोस्वामी तुलसीदास जी ने थोड़े 
अक्षरों में यों कह दिया हैं-- 
व्यापक एक ब्रह्म अबिनासी | सत चेतन घन आनंदरासी' ॥ 
आदि-अन्त कोउ जासु नपावा | मति-अलुमान निगम यश गावा। 
बिनु पद चले सुने बिनु काना | कर बिलु कम करे विधि नाना ॥ 
आननरहित सकल रस-भोगी । बिल वाणी वक्ता बड़ योगी॥ 
तनु बिलु परस नयन बिलु देखा । ग्रहै प्राण बिचु वास असेखा ॥ 
अस सब भाँति अलोकिक करनी । महिमा तासु जाइ किमि बरनी ॥ 


किन्तु यह बिइवास कैसे हो कि ऐसा कोई परमात्मा है ? 
जो वेद कहते हैं कि यह परमात्मा है, वही यह भी कहते हैं कि उसको 
हम आँखों से नहीं देख सकते | हे | मु 
न संदशे तिष्ठति रूपमस्प न चशुपा पश्यति कश्ननेनम । 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्सत्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कर्ल ध्यायमानः ॥। 


“ईश्वर को कोई आँखों से नहीं देख सकता, किन्तु हमसें से हर एक मन 

को पवित्रकर विमल बुद्धि से ईश्वर को देख सकता है।” इसढिये जो लोग ईश्वर 
३ मार“ ७ आम आा 5 भागवत ० १०।१४।२३। 
* रामचरितमानस । 


इश्वर २३ 
. को मन की आँखों (बुद्धि) से देखना चाहते हैं, उनको उचित है कि वे अपने 
शरीर ओर मन को पविन्नकर ओर बुद्धि को विमल कर ईश्वर की खोज करें। 


हम देखते क्‍या हैं ? 


हमारे सामने जन्म से लेकर शरीर छूटने के समय तक बड़े-बड़े चित्र- 
विचित्र दृश्य दिखायी देते हैं जो हमारे मन में इस बात के जानने की बड़ी 
उत्कण्ठा उत्पन्न करते हैं कि वे केसे उपजते हैं ओर विलीन होते हैं ? हम पति- 
दिन देखते हैं. कि आतःकाल पौफट होते ही सहस्र किरणों से विभूषित सूर्य 
मण्डल पूव-दिशा में प्रकट होता है ओर आकाशमाग से विचरता सारे जगत्‌ 
को अ्रकाश, गर्मी और जीवन पहुंचाता सायंकोल पश्चिम दिशा में पहुंचकर 
नेत्र-पथ से परे हो जाता है। गणितश्ञाश्र के जानने वालों ने गणनाकर यह 
निश्चय किया है कि यह सूय पृथ्वी से नो करोड़ अदठाईस लाख तीस सहस्र मील 
की दूरी पर हैे। यह कितने आश्वय की बात है कि यह इतनी दूरी से इस प्रथ्वी 
के सब प्राणियों को अ्रकाश, गर्मों और जीवन पहुँचाता है ! ऋतु-ऋतु में 
अपनी सहस््र किरणों से प्रथ्वी से जल को खींचकर सू्य आकाश में ले जाता 
है ओर वहाँ से मेघ का रूप बनाकर फिर जलू को प्रथ्वी पर बरसा देता है 
ओर उसके द्वारा सब घास, पत्ती, वृक्ष, अनेक प्रकार के अन्न और धान और 
समस्त जीवधारियों को प्राण और जीवन देता हे। गणित-शाश्र बतलाता है 
कि जेसा यह एक सूय है ऐसे असंख्य और इससे बहुत बड़े-बड़े भी हैं. जो सूथ 
से भी अधिक दूर होने के कारण हमको छोटे-छोटे तारों के समान दिखाई देते 
हैं। सूर्य के अस्त होने पर प्रतिदिन हमको आकाश में अनगिनत तारे-नक्षत्र- 
प्रह चमकते दिखाई देते हैं। सारे जगत्‌ को अपनी किरणों से सुख देने वाला 
चन्द्रमा अपनी शीतल चॉदनी से रात्रि को ज्योतिष्मती करता हुआ आकाश में 
सूथ के समान पूव-दिशा से पश्चिम-दिशा को जाता है। ग्रतिदिन रात्रि के 
आते ही दशों दिशाओं को प्रकाश करती हुई नक्षत्र-तारा ग्रहों की ज्योति ऐसी 
शोभा धारण करती है कि उसका वरणान नहीं किया जा सकता। ये सब तारा- 
प्रह सूत में बँघे हुए गोलकों के समान अलंघनीय नियमों के अनुसार दिन-से- 
दिन, महीने-से-महीने, वर्ष-से-बष, बँघे हुए मार्गों में चैछते हुए आकाश में घूमते 
दिखाई देते हैं। यह प्रत्यक्ष हे कि गर्मी की ऋतु में यदि सूय तोब्र-रूप से नहीं. 
तपता तो वर्षोकाल में वषा अच्छी नहीं होती, यह भी प्रत्यक्ष है कि यदि बषो 
न हो तो जगतू में प्राशिमात्र के भोजन के लिये अन्न और फल न हों। इससे 
हमको स्पष्ट दिखायी देता हे कि अनेक प्रकार के अन्न और फल द्वारा सारे जगत्‌ 
के श्राशियों के भोजन का प्रबन्ध मरीचिमाली सूर्य के द्वारा हो रहा हे। क्‍या 
यह प्रबन्ध किसी विवेकबती शक्ति का रचा हुआ है जिसको स्थावर-जंगम सब 
प्राणियों को जन्म देना और पाछन अभीष्ट हे; अथवा यह केवल जड़-पदार्थों के 
अचानक संयोगमात्र का परिणाम है ? क्‍या यह परम आश्वयमय गोलोक- 


२४ मालबीय जी के लेख ओर भाषण 


मण्डल अपने आप जड़-पदार्थों के एक दूसरे के खींचने के नियममात्र से उत्पन्न 
हुआ है और अपने आप आकाश में वर्ष-स-बष, सदी-स-सदी, युग-संन्युग घूप् 
रहा है, अथवा इसके रचने और नियम से चलाने में किसी चेतन्य शक्ति का 
हाथ है! बुद्धि कहती हे कि “हे”, वेद भी कहते हैं कि हे” । वे कहते हैं 
कि सूर्य और चन्द्रमा को, आकाश और प्रथ्वी को परमात्मा ने रचा | 


त्व्याचन्द्रमसौ धाता यथापूवमकल्पयत्‌, 
दिवज्च प्रथिवीश्वान्तरिक्षमथों स्वः | 


प्राणियों की रचना 


इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्राणात्मक जगत्‌ की रचना इस बात की घोषणा 
करती है कि इस जगत्‌ का रचनेवाला एक ईश्वर हे। यह चेतन्य जगतू अत्यन्त 
आश्चय से भरा हुआ है। जरायु से उत्पन्न होने वाले मनुष्य, सिंह, हाथी, 
घोड़े, गौ आदि; अण्डों से उत्पन्न होनेवाले पक्षी; पसीने ओर मेल से पेदा होने 
वाले कीड़े; प्रथ्वी को फोड़कर उगनेवाले वृक्ष; इन सबकी उत्पत्ति, रचना ओर 
इनका जीवन परम आश्चयमय है। नर और नारी का समागम होता हे । 
उस समागम में नर का एक अत्यन्त सूक्ष्म किन्तु चेतन्‍्य अंश गे में प्रवेशकर 
६३ हे एक अत्यन्त सूक्ष्म सचेत अंश से मिल जाता है। इसको हम जीव 
कहते हैं । 


वेद कहते हैं कि-- 
बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्थ च। 
भागो जीव) स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥। 


एक बाल के आगे के भाग के खड़े-खड़ सो भाग कीजिये ओर उन सो में 
से एक के फिर सो खड़-खूड़े टुकड़े कीजिये और इसमें से एक टुकड़ा छीजिये, 
तो आपको ध्यान में आवेगा कि उतना सूक्ष्म जीव है। यह जीव गर्भ में 
प्रवेश करने के समय से शरीर रूप से बढ़ता है। विज्ञान के जानने वाले 
विद्वानों ने अणुवीक्षण यन्त्र से देखकर यह बताया है. कि मनुष्य के बीय के एक 
बिन्दु में राखों जीवाणु होते हैं ओर उनमें से एक ही गर्भ में प्रवेश पाकर टिकता 
और वृद्धि पाता हे। नारी के शरीर में ऐसा प्रबन्ध किया गया है कि यह जीव 
गर्भ में प्रवेश पाने के समय से एक नली के द्वारा आहार पावे, इसकी वृद्धि के 
साथ-साथ नारी के ग में एक जल से भरा थैल्ञा बनता जाता है जो गर्भ को 
चोट से बचाता है। इन सूह्रम-से-सूच्रम, अगु-से-अणु, बाछ के आगे के भाग 
को दस हजारवें भाग के समान सूक्ष्म वस्तु में यह शक्ति कहाँ से आती है कि 


ईश्वर २५ 


जिससे यह धीरे-धीरे अपने माता और पिता के समान रूप, रंग और सब 
अवयवों को धारण कर लेता हे ? कोन-सी शक्ति है जो गे में इसका पालन 
करती ओर इसको बढ़ाती है ! वह क्‍या अद्भुत रचना हे जिससे बच्चे के 
उत्पन्न होने के थोड़े समय पूव ही माता के स्तनों में दूध. आ जाता है ? कौन- 
सी शक्ति है जो सब असंख्य प्राणबन्तों को, सब मनुष्यों को, सब पशु-पश्षियों 
को, सब कीट-पतंगों को, सब पेड़-पल्लवों को पाछती है और उनको समय से 
चारा ओर पानी पहुंचाती है ? कौन-सी शक्ति हे जिससे चींटियाँ दिन में भी 
ओर रात में भी सीधी भीत पर चढ़ती चढी जाती हे ? कौन-सी शक्ति है 
जिससे छोटे-से-छोटे ओर बड़े-से-बड़े पक्षी अनन्त आकाश में दूर-से-दूर तक 
बिना किसी आधार के जड़ा करते हैं'। 


नरों अ.र नारियों को, गोवों को, सिंहों की, हाथियों की, पत्तियों की, कीड़ों 
की सृष्टि केसे होती है ! मनुष्यों से मनुष्य, सिंहों से सिंह, घोड़ों से घोड़े, गौबों 
से गो, मयूरों से मयूर, हंसों से हंस, तोतों से तोते, कबूतरों से कबूतर, अपने- 
अपने माता-पिता के रंग-रूप अवयव छिये हुए केसे उत्पन्न होते हैं? छोदे-से-छोटे 
बीजों से किसी अचिन्त्य शक्ति से बढ़ाये हुए बड़े ओर छोठदे असंख्य वृक्ष उगते हैं 
तथा प्रतिवर्ष और बहुत वर्षों तक पत्ती, फछ, फूछ, रस, तेल, छाल और छकड़ी से 
जीवधारियों को सुख पहुँचाते, सैकड़ों, सहस्रों स्वादु, रसीछे फछों से उनको तृप्त 
ओर पुष्ट करते, बहुत वर्षों तक श्वास लेते, पानी पीते, प्रथिबी से और आकाश 
से आहार खींचते आकाश के नीचे भरूमते-ल्हराते रहते हैं. ! 


इस आश्वयमयी शक्ति की खोज में हमारा ध्यान मनुष्य के रचे हुए घर 
की ओर जाता है। हम देखते हैं कि हमारे सामने यह एक घर बना हुआ है । 
इसमें भीतर जाने के लिये एक बड़ा द्वार है। इसमें अनेक स्थानों में पवन और 
प्रकाश के लिये खिड़कियां तथा मरोखे हैं। भीतर बड़े-बड़े खम्भे ओर दालान 
हैं। धूप और पानी रोकने के लिये छ्तें और छज्जे बने हुए हैं। दालान-दालान 
में, कोठरी-कोठरी में, भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से मनुष्य को सुख पहुँचाने का प्रबन्ध 
किया गया हे। घर के भीतर से पानी बाहर निकालने के किये नालियां बनी 
हुई हैं। ऐसे विचार से घर बनाया गया है कि रहने वालों को सब ऋतु में 
सुख देवे। इस घर को हम देखकर कह सकते हैं कि इस घर में रहने वाला 
कोई चतुर पुरुष था जिसने रहनेवालों के सुख के लिये जो-जो प्रबन्ध आवश्यक 
था उसको विचारकर घर रचा। हमने रचनेवाले को देखा भी नहीं, तो भी 
हमको निश्चय होता हे कि घर का रचनेवाला कोई था, या है; ओर वह ज्ञानवान्‌, 
विचारवान्‌ पुरुष हे । 


अब हम अपने शरीर की ओर देखते हैं। हमारे शरीर में भोजन करने 

के लिए मुंह बना हे। भोजन चबाने के लिये दांत हैं। भोजन को पेट में 

पहुंचाने के लिये गले में नली बनी हे। उसी के पास पवन के मांगे के लिये 
हैं. 


२६ मालवीय जी के लेख और भाषण 


एक दूसरी नली बनी हुई है। भोजन को रखने के छिए उदर में स्थान बना ' 
है। भोजन पचकर रुधिर का रूप धारण-करता है, वह हृदय में जाकर इकट्ठा 
होता है और वहां से सिर से पैर तक सब नसों में पहुंचकर मनुष्य के सम्पूर्ण 
अंग को शक्ति, सुख और शोभा पहुँचाता है। भोजन का जो अंश शरीर के 
लिये आवश्यक नहीं है उसको मल होकर बाहर जाने के लिये माग बना हे। 
दूध, पानी या अन्य रस का जो अंश शरीर को पोसने के लिए आवश्यक नहीं 
है, उसके निकलने के लिये दूसरी नली बनी हुई हैे। देखने के लिये हमारी दो 
आंखें, सुनने के लिये दो कान, संघने को नासिका के दो रन्ध ओर चलने-फिरने 
के लिये हाथ-पैर बने हैं। सन्‍्तान की उत्पत्ति के लिये जनन-इन्द्रियां हैं। हम 
'पूछते हैं--क्या यह परम आश्वयमय रचना केवछ जड़-पदार्थों के संयोग से हुई 
है; या इसके जन्म देने ओर वृद्धि में, हमारे घर के रचयिता के समान किन्तु 
उससे “३ अधिक किसी ज्ञानवान्‌ , विवेकवान, शक्तिमान्‌ आत्मा का 
प्रभाव है ! 


मन और वाणी की शक्ति 


इसी विचार में डूबते ओर उतराते हुए हम अपने मन की ओर ध्यान देते 
हैं तो हम देखते हैं कि हमारा मन भी एक आश्चयमय वस्तु है। इसकी--हमारे 
मन को विचारशज्क्ति, कल्पनाशक्ति, गणनाशक्ति, रचनाशक्ति, स्मृति, धी, मेधा सब 
हमको चकित करती हैं। इन शक्तियों से मनुष्य ने क्या-क्या ग्रन्थ लिखे हैं, 
कैसे-केसे काव्य रे हैं, क्या-क्या विज्ञान निकाले हैं, क्या-क्या आविष्कार किये 
ओर कर रहे हैं; यह थोड़ा आश्चयें नहीं उत्पन्न करता। हमारी बोलने 
ओर गाने को शक्ति भी हमको आश्चय में डुबा देती है। हम देखते हैं. कि यह 
प्रयोजनवती रचना सृष्टि में सबेत्र दिखायी पड़ती हे और यह रचना ऐसी है 
कि जिसके अन्त तथा आदि का पता नहीं चछता। इस रचना में एक-एक 
जाति के शरीरियों के अवयब ऐसे नियम से बैठाये गये हैं कि सारी सृष्टि शोभा 
से पूर्ण हे। हम देखते हैं कि सृष्टि के आदि से सारे जगत्‌ में एक कोई अद्भुत 
शक्ति काम कर रही है जो सदा से चछी आयी है, सत्र व्याप्त है और 
अविनशी हे । 


हमारी बुद्धि विवश होकर इस बात को स्वीकार करती है कि ऐसी 
ज्ञानात्मिका रचना का कोई आदि, सनातन, अज, अबिनाशी सत््‌-चित्‌-आनन्द- 
स्वरूप, जगत्‌-व्यापक, अनन्त शक्तिसम्पन्न रचयिता है। उसी एक अनिर्वंचनीय 
शक्ति को हम ईश्वर, परमेश्वर, परअह्म, नारायण, भगवान, वासुदेव, शिव, 
राम, कृष्ण, विष्णु, जिहोवा, गाड, खुदा, अल्छाह आदि सहस्रों नामों से 
पुकारते हैं। 


इंश्वर ु 9 
परमात्मा एक ही है 


वेद कहते हें--- 
“एकमेवाहितीयम्‌ ,* एक सढ्विप्रा बहुँधा वदन्ति,/ एक सन्त बहुधा 
कल्पयन्ति ।? 

. एक ही परमात्मा है, कोई उसका दूसरा नहीं। एक ही को विग्र छोग 
बहुत-से नामों से वर्णन करते हैं। है एक दी, किन्तु उसकी बहुत प्रकार से 
कल्पना करते हैं । 

विष्णुसहस्ननाम और शिवसहख्नाम ईस बात के कु प्रसिद्ध उदाहरण हैं। 
युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से पूछा कि “ बताइये, लोक में वह कोन एक देवता 
हे? कोन सब प्राणियों का सबसे बड़ा एक शरण है? कोन वह हे जिसकी 
इसके उत्तर में पितामह' ने कहा -< 
जगत्पर्य॑ देवदेवमनन्त॑ (रुपीत्तमसू3 | 
स्तुवन्नामसहसेण पुरुष; सततोत्थितः | 
अनादिनिधनं विष्णु स्वलोकमहेश्वरस्‌ । 
लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं स्वदःखातिगो भवेत्‌ ॥ 
परम यो महततेजः परम यो महततपः । 
परम यो महतबह्न परम थ परायणम ॥ 
पवित्राणां पवित्र यो मंगलानां च मंगलम्‌ | 
दैवतं देवतानां च भूतानां यो5व्ययः पिता ॥ 
उठकर सारे जगत्‌ के स्वामी, देवताओं के 
देवता, अनन्त पुरुषोत्तम की सहसर नामों से स्ठुति करे। सारे छोक के महेश्वर, 
लोक के अध्यक्ष ( अर्थात्‌ ज्ञासन करने वाले ), लोक में व्यापक विष्णु की 


जो न कभी जन्मे हैं, न जिनका कभी मरण होगा, नित्य स्तुति करता हुआ मनुष्य 
सब दुःखों से मुक्त हो जाता है। जो सबसे बड़ा तेज है, जो सबसे बड़ा तप 


है, सबसे बड़े ब्रह्म हैं. और जो सब प्राणियों के सबसे बड़े शरण हैं, जो पवित्रों 
में सबसे पविन्न, सब मंगल बातों के मंगल, 


देवताओं के देवता ओर सब ग्राणिमात्र 
के अविनाशी पिता हैं।” 


3) छान्दोग्य० ६।२॥१ । 
* ऋण्वेद १।१६४।४६ । 
3 महाभारत, अनु० १४९४७ । 


अथात्‌ , “मनुष्य प्रतिदिन 


श्ट मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


इससे स्पष्ट है कि विष्णुसहखनाम और शिवसहखनाम तथा और ऐसे स्तोन्न 
सब एक ही परमात्मा की स्तुति करते हैं। मनुष्यमात्र को उचित है कि नित्य 
साय॑-प्रातः उस परमात्मा का ध्यान करे ओर उसकी स्तुति करे । 


अिदेव 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश-ये उसी एक परमात्मा की तीन संज्ञा अथात्‌ नाम हैं। 
विष्णुपुराण में लिखा है-- 
सृश्स्थित्यन्तकरणीं ब्ह्मविष्णुशिवामिधार्‌_ | 
स संज्ञां याति भगवान्‌ एक एवं जनादंनः ॥ 
वे एक ही जनादन भगवान्‌ सृष्टि, पालन और सहार करने बाली ब्रह्मा, 
विष्णु तथा शिव नाम की तीन संज्ञा ग्राप्त करते हैं । 
यही बात बृहन्नारदीयपुराण में भी लिखी है-- 
नारायणो5क्षरोड्नन्तः स्वब्यापी निरंजनः' । 
तेनेदमखिल॑ व्याप्त जगत्स्थावरजंगमम्‌ ।॥। 
तमादिदेवमजरं केचिदाहुः शिवाभिधम । 
केचिद्विष्णुं सदा सत्य ब्रह्माणं केचिदुच्यते ॥ 
भगवान्‌ नारायण अविनाशी, अनन्त, सत्र व्यापक तथा माया से अछिप्त 
हैं, यह स्थावर-जंगमरूप सारा संसार उनसे व्याप्त हे; उन जरारहित आदिदेवता 
को कोई शिव, कोई सदा सत्यस्वरूप विष्णु ओर कोई ब्रह्मा कहते हैं । 
इसी प्रकार शिवपुराण में स्वयं महेश्वर का वचन हे-- 
त्रिधा भिन्नो छह विष्णो अक्लविष्णुहराख्यया' । 
सगरक्षालयगुणंः निष्कलोड्य॑ सदा हरे ॥ 
अह भवानयं चेव रुद्रोड्यं यो भविष्यति। 
एक रूप न भेदो5स्त भेदे च बन्धनं भवेत ॥। 
हे विष्णु ! सृष्टि, पालन तथा संहार--इन तीन गुणों के कारण मैं ही ब्रह्मा, 


विष्णु ओर शिव नामक तीन खेद से युक्त हूँ। हे हरि ! बास्तव में, मेरा स्वरूप 
सदा भेद-हीन है। मैं, आप, यह ( ब्रह्मा ) तथा रुद्र और आगे जो कोई भी 
लत... || 


) विष्णुपुराण १२६६ । 
* बृहन्नारदीय० १२२, ५। 
3 शिवपुराण-२॥११९२८, ३८ । 


ईश्वर २6 
होंगे, इन सबका एक ही रूप है, उनमें कोई भेद नहीं हे, भेद मानने से बन्धन 
होता हे । 

भागवत में भी स्वयं भगवान्‌ का वचन है-- ह 
अहं अ्ह्मा च शवश्र जगतः कारणं परम्‌' । 
आत्मेश्रर उपद्रश. स्वयंदगविशेषणः ॥ 
आत्ममायां समाविश्य सो5हं गुणमयीं ठ्विज । 
सृजन रदन्‌ हरन विश्व दे संज्ञां क्रियोचिताम ।॥ 
हम, ब्रह्मा और शिव संसार के परम कारण हैं; हम सबके आत्मा, ईश्वर, 
साक्षी, स्वयं प्रकाश ओर निर्विशेष हैं। हे ब्राह्मण ! वह मैं ( विष्णु ) अपनी 


त्रिगुणमयी माया में प्रवेश करके संसार की सृष्टि, रक्षा तथा प्रछकय करता हुआ 
भिन्न-भिन्न कार्यां के अनुसार नाम धारण करता हूँ। 


इसलिये ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनको भिन्न-भिन्न मानना भूल है। ये एक 
ही परमात्मा की तीन संज्ञा हे । 


इसलिये शिवपुराण में भी लिखा हे-- 
शिवो महेश्वस्थेव रुद्रो विष्णुः पितामहः ) 
संसारबैद्य! स्ज्ञः परमात्मेति प्ुुख्यतः। 
नामाष्टकमिदं नित्यं शिवस्य प्रतिपादकम्‌ । 


शिव, महेयश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, संसार-बेद्य, सवज्ञ ओर परमात्मा-ये 
किक है 
आठ नाम मुख्यरूप से शिव के बोधक हैं । 


इसलिये यह स्पष्ट हे, “3 नमो भगवते वासुदेवाय” “3४ नमो नारायणाय” 
४3७ नम; शिवाय” “श्री रामाय नमः” “श्री कृष्णाय नम/“-ये सब मन्त्र एक 
ही परमात्मा की बन्दना हैं । 


परमसात्सा का स्वरूप 


वेद कहते हें--- | 
“सत्य ज्ञानमनस्तं ब्रह्म । 


३ 
वह ब्रह्म सत्य, ज्ञानस्वरूप एवम्‌ अनन्त है | 


) भागवत० ४॥७।५०-५१ । 
* शिवपुराण ६।९१-२। 


३० मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


भागवत में भी लिखा हे-- 
विशुद्धं केवल ज्ञान प्रत्यक्सम्यगवस्थितम ।' 
सत्यं पूर्णमनागन्त॑ निगुणं नित्यमठयम ॥ 
ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः | 
ज्ञानमात्र पर ब्रह्म परमात्मेश्व! पुमान।' 
दृश्यादिभिः प्रथग्मावे! भगवानेक ईयते॥ 


ब्रह्म सत्य है, सदा रहा है, हे भी, सदा रहेगा भी । वह ज्ञानमय, चैतन्य 
ओर आनन्दरूप हे। उसका स्वयं शरीर नहीं है, किन्तु विनाशमान शरीर में 
पेठकर वह संसार की छीला कर रहा है। वह केवछ निमल ज्ञानस्वरूप हे, 
पूण है। उसका आदि नहीं, अन्त नहीं। बह नित्य और अद्वितीय है। एक 
होने पर भी अनेक रूपों में दिखायी देता हे । 

दूसरे स्थान में कहा है-- 

शरीरों के भीतर बैठा हुआ आत्मा पुराणपुरुष साक्षात्‌ स्वयं प्रकाश, अज, 
परमेश्वर, नारायण, भगवान्‌ वासुदेव अपनी माया से अपने-रचित दारीरों में 
रम रहा हे । | 

ब्रह्म का पूरा और अत्यन्त हृदयग्राही निरूपण--वेद, उपनिषद्‌ और पुराणों 
का सारांश-भागवत के एकादश स्कन्ध के तीसरे अध्याय में दिया हुआ है । 

राजा जनक ने ऋषियों से कहा--“हे ऋषिगण ! आप छोग ब्रह्मज्ञानियों 
में श्रेष्ठ हैं, अतएव आप मुमे अब यह बताइये कि जिनको नारायण कहते हैं 
उन परतह्म परमात्मा का ठीक स्वरूप क्‍या है १” 


पिप्पछायन ऋषि ने कहा--“'हे नृप ! जो इस विश्व के सूजन, पाछून 
और संहार का कारण है परन्तु स्वयं जिसका कोई कारण नहीं है; जो स्वप्न, 
जागरण ओर गहरी नींद की दाओं में भीतर और बाहर भी वर्तमान रहता 
है; देह, इन्द्रिय, प्राण और हृदय आदि जिससे संजीवित होकर अर्थात्‌ प्राण 
पाकर अपने-अपने काय में भ्रवृत्त होते हैं, उसी परमतक्त्य को नारायण जानो। 
जसे चिनगारियाँ अग्नि में प्रवेश नहीं पा सकतीं, वैसे ही मन, वाणी, आँखें, 
बुद्धि, आ्राण और इन्द्रियाँ उस परमतत्त्व का ज्ञान ग्रहण करने में असमर्थ हैं. और 
वहाँ तक पहुँच न सकने के कारण उसका निरूपण नहीं क्र सकतीं।” 


वह परमात्मा कभी जनन्‍्मा नहीं, न वह कभी मरेगा, न वह कभी बढ़ता हे 


ओर न घटता है, जन्म-मरण आदि से रहित वह सब बदलती हुई अवस्थाओं 
का साक्षी है, एवं सत्र व्याप्त है, सब काल में रहा है, और रहेगा, अबिनाशी 


4७५७4 ५>म पा. जे नमक >ममम.. धन-+परकककककनन-++ल+ 
ही न आम क«जनननक-मय-नाक 4४७७७ कान. “ "नमन ाओ»+मनन»मक मम... छ--नामछ ६७; «जनक 


3) भागवत० २॥६॥३९--४०। 
२ बही, ३३३२२६१। 


ईश्वर ३१ 


है और ज्ञानमात्र हैे। जेसे प्राण एक हे तो भी इन्द्रियों के भिन्न होने से आँखें 
देखती हैं, कान सुनते हैं, नाक सूँघती है इत्यादि भाषों के कारण एक दूसरे से 
भिन्न प्रतीत होते हैं, ऐसे ही आत्मा एक होने पर भी भिन्न-भिन्न देहों में अवस्थित 
होने के कारण भिन्न प्रतीत होता हे । 

जितने जीव जरायु से उत्पन्न होते हैं-मनुष्य, गो, घोड़े, हाथी, सिंह, 
कुत्ते, भेड़, बकरी आदि; जो पश्चीवर्ग अण्डों से उत्पन्न होते हैं; जो कीटवर्ग 
पसीने, मैठ आदि से उत्पन्न होते हैं और जो वृक्षब्ग (पेड़, विटप) प्रथिवी को 
फोड़कर उगते हैं; इन सबों में, सम्पूर्ण सृष्टि में, जहाँ-जहाँ जीव के साथ प्राण 
दौड़ता हुआ दिखायी देता हे, वहा-वहाँ त्रह्म है। जब सब इन्द्रियाँ सो जाती 
हैं, जब “में हूं? यह अहंभाव भी लीन हो जाता हे, उस समय जो निर्विकार 
साक्षीरूप हमारे भीतर बैठा हुआ ध्यान में आता हे और जिसका हमारे जागने 
की अवस्था में 'हम अच्छे सोये” “यह सपना देखा” इस प्रकार की स्मृति होती 
हे, वही ब्रह्म हे, इत्यादि । 


ब्रह्म कहां है ? 
वेद कहते हैं-- ९; सवब्यापी (१ 
एको देवः सर्वभूतेषु गृह! सवब्यापी स्भूतान्तरात्मा।' 
(१ 
कर्माध्यक्ष) सबभूताधिवासः साक्षी चेताः केवलो निगुणश्च ॥ 
एक ही परमात्मा सब प्राणियों के भीतर छिपा हुआ है, सब में व्याप रहा 
है, सब जीवों के भीतर का अन्तरात्मा है, जो कुछ काय सृष्टि में हो रहा है 
उसका नियन्ता हे। सब प्राणियों के भीतर बस रहा हे, सब संसार के कार्यों 


का साक्षीरूप में देखने वाढछा, चेतन्‍्य, केवछ एक, जिसका कोई जोड़ नहीं ओर 
जो गुणों के दोष से रहित हे । 


वेद, स्मृति, पुराण कहते हैं कि यह देवों का देव अग्नि में, जल में, 
वायु में, सारे भुवन में, सब ओषधियों में, सब वनस्पतियों में, सब जीवधारियों में 
व्याप रहा है । 


कहते हैं-- 
एवं देवों विश्वकर्मा महात्मा 
सदा जनानां हृदये सन्निविष्ट: । 
हृंदा हृदिस्थं॑ मनसा ये एव- 
मेवं विदुर्सतास्ते भवन्ति ॥ 


१ इवेता० ६११ 
* बही ४।१७ 


३२ मालवीयजी के लेख ओर भाषण 


वह परमदेव विश्व का रचने वाछा सदा आ्आणियों के हृदय में स्थित है । 
अपने-अपने हृदय में स्थित इस महात्मा है जो शुद्ध हृदय से, बिमछ मन से 
अपने में विराजमान देखते हैं, वे अमर होते हैं। 
न तस्य कश्चित्पतिरस्ति लोके' 
न चेशिता नेव च तस्य लिंगम । 
स॒ कारणं करणाधिपाधिपो 
न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिषः | 
लोक में उसका न कोई स्वामी है, न उसके ऊएर आज्ञा चलाने वाल् है, 
न उसका कोई चिह्न हे। बही सबका कारण है, उसका कोई कारण नहीं, उसका 
कोई उत्पन्न करने वाछा नहीं, न उसका कोई रक्षक है । 
तमीश्वराणां परम॑ महेश्वर' 
त॑ देवतानां परमं च देवतम । 
पति पतीनां परम परस्तादू 
विदाम देवं भ्रुवनेशमीड्यम ।। 
उस सब सामथ्य और अधिकार रखने बालों के सबसे बड़े परम ईश्वर, 
देवताओं के सबसे बड़े देवता, स्वामियों के सबसे बड़े स्वामी, सारे त्रिभुवन के 
स्वामी, पर पूजनीय देव को हम छोगों ने जाना है । 
गोस्वामी तुछसीदास जी कहते हैं-- 
सोइ सच्चिदानंदधन रामा | अज विज्ञानरूप बलधामा ॥ 
यापक व्याप्य अखण्ड अनन्ता । अखिल अमोघ शक्ति भगवन्ता ॥ 
अग्गयुण अद्श् गिरा गोतीता | समदर्शी अनवद्य अजीता ॥ 
निमंल निराकार  निर्मोहा | नित्य निरंजन सुखसन्दोहा || 
प्रकृति पार प्रश्न सब उरबासी । ब्रह्म निरीह बिरज अबिनासी ॥ 
इहां मोह कर कारण नाहों । रवि-सम्भुख तम कबहुं कि जाहीं ॥ 
सूरदास जी ने कहा है-- 
जगत्पिता जग के आधार | 
तुम सब के गुरु सब के स्वामी, 
तुम सबहिन के अन्‍्तर्याम्री ॥। 


. 53 हही हदव 7 यणयणयगगएफ क ततकफृ६्जजन-+-++- 


* बही ६॥७। 


ईश्वर 


हम सेवक तुम जगत अधार, 
नमो नमो तुम्हें बारम्बार । 
से शक्ति तुम सब अधार, 
तुम्हें मजे सो उतरे पार ॥ 
घट-घट मांहि तुम्हारों बास, 
सब ठौर जिमि दीप-प्रकास । 
एहि विधि तुमको जाने जोई, 
भक्तरु ज्ञानी कहिये सोई॥ 
जगत-पिता तुम ही हो ईश, 
याते हम बिनवत जगदीश | 
तुम सम द्वितीय ओर नहिं आहि, 
हे पटतर देहि नाथ हम काहि ॥ 
नाथ कृपा अब हमपर कीजे, 
भक्ति आपनी हमको दीजे | 
प्रेम भक्ति बिन कृपा न होह, 
सब शास्त्र में देखे जोह॥ 
तपसी तुमको तप करे पावें, 
सुनि भागवत गृहदी शुण गावें । 
कमंयोग करि. सेवत कोई, 
ज्यों सेवे त्यों ही गति होई॥ 
तीन लोक हरि करि विस्तार, 
ज्योति आपनी करि उंजियार । 
जैसा कोऊ गेह संवार, 
दीपक बारि करे उंजियार ॥ 
त्यों इरि-ज्योति आप प्रकटाई, 
घट-घट में सोई दरसाई। 
नाथ तुम्दारी ज्योति-अभास, 
करत सकल जग को परकास ॥ 


रै३ 


३४ मालवीय जी के लेख और भाषण 


थावर-जंगम जहलों भये, 
ज्योति तुम्हारी चेतन किये । 
तुम सब ठोर सबन तें नन्‍्यारे, 
की लखि सके चरित्र तुम्हारे ॥ 
सो प्रकाश तुम साजे सदा, 
जीव कम करि बन्धन बंधा। 
सर्वव्यापी तुम सब ठाहर, 
तुमहिं दूर जानत नर नाहर ॥ 
तुम सबके प्रश्चु॒ अन्‍्तर्यामी, 
जीव बिसर रहो तुमको स्वामी ।॥। 
रे यह परमात्मा जीवरूप में प्रत्येक जीवधारी के हृदय के बीच में विराज- 
सान है । 
ईश्वर-अंश जीव अबिनाशी | चेतन अमल सहज सुखराशी ॥ 
स्वयं भगवान ने गीता में कहा है-- 
ईश्वरः सबंभूतानां हृदतशेड्जुन तिष्ठति' । 
हे अजुन! ईश्वर सब जीवों के हृदय में रहते हैं.। 
इस विषय में याज्ञवल्क्य मुनि ने सब वेदों का तत्त्व यों वर्णन किया है--- 


एक सो चवालिस सहस्र हित और अहित नाम की नाड़ियाँ प्रत्येक मनुष्य 
के हृदय से शरीर में दोड़ी हुई हैं। उसके बीच में चन्द्रमा के समान प्रकाश 
बाला एक मण्डल हे उसके बीच में अचल दीप के समान आत्मा विराजमान 
है, उसी को जानता चाहिये। उसी का ज्ञान होने से मनुष्य आवागमन से 
मुक्त होता है । 
यह आत्मा मनुष्य से लेकर पशु-पक्षी, कीट-पतंग, वृक्ष-विटप समस्त छोटे- 
बड़े जीवधारियों में समानरूप से विराजमान है। 
वेदव्यास जी कहते हैं-- 
ज्योतिरात्मनि नान्यत्र सम॑ तत्सवंजन्तुषु । 
ह स्वयं च शक्यते द्र॒ष्डं सुसमाहितचेतसा ॥ 
तरह्म की ज्योति अपने भीतर ही है, वह सब जीवधारियों में एकसम है, मनुष्य 
मन को अच्छी तरह शान्त और स्थिर कर उसी से उसको देख सकता है । 
आप बस जप +५>32%353:0500450. «मिल 


५ ०-१८।६ १ 


ईश्वर ३५ 
गीता में स्वयं भगवान्‌ का वचन है-- 
सम॑ सर्वेषु मृतेषु तिष्ठन्त॑ परमेश्वरम्‌ ।" 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ।" 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि स्वस्थ विष्ठितम ॥ 
वही पंडित है जो विनाश होते हुए मनुष्यों के बीच में, विनाश न होते 
हुए सब जीवधारियों में बेठे हुए परमेश्वर को देखता है । 
सब ज्योतियों की वह ज्योति, समस्त अन्धकार के परे चमकता हुआ, 
ज्ञानस्वरूप, जानने के योग्य, जो ज्ञान से पहचाना जाता है, ऐसा वह परमात्मा 
सबका सुहृद्‌, सब श्राणियों के हृदय में बैठा है । 
ऐसे घट-घट व्यापक उस एक परमात्मा की मनुष्य मात्र को विमल भक्ति 
के साथ उपासना करनी चाहिये; ओर यह' ध्यानकर कि वह प्राणिमात्र में 
व्याप्त है, प्राणिमात्र से प्रीति करनी चाहिये। सब जीवधारियों को प्रेम की दृष्टि 
से देखना चाहिये। जैसा कि भक्त शिरोमणि प्रह्मदजो ने कहा है-- 
ततो हरो भगवति , मेक्ति कुरुत दानवाः।* 
आत्मौपम्येन. सर्वत्र स्वभृतात्मनीश्वरे ॥ 
देतेया यक्षरक्षांसि स्रियः शुद्रा ब्रजोकसः । 
खगा सगा) पापजीवाः सन्ति दच्युततां गताः ॥ 
एतानेव लोके5स्मिन्‌ पुंसः स्वाथंः परः स्वृतः | , 
एकान्तभक्तिगों विन्दे. यत्सवंत्र तदीक्षणम्‌ ॥ 


अतएव, हे दानवों ! सबको अपने ही समान सुख-दु/ख होता हे, ऐसी 
बुद्धि धारण कर सब प्राणियों के आत्मा ओर ईश्वर भगवान्‌ श्री हरि की भक्ति 
करो ! देत्य, राक्षस, यक्ष, स्त्रियाँ, शुद्र, त्रजवासी गोपार, पशु, पक्षी ओर अन्य 
पातकी जीव भी भगवान्‌ अच्युत की भक्ति से निस्सन्देह मोक्ष को श्राप्त हो गये 
हैं। गोविन्द भगवान्‌ के अति एकान्त भक्ति करना और चराचर समस्त 
प्राणियों में भगवान्‌ है, ऐसी भावना करना ही इस लोक में सबसे उत्तम स्वाथ है। 


सनातनधमे का सूल 
भगवान्वासुदेवोी हि. सवभूतेष्ववस्थितः । 
+ + (5 
एतज्ज्ञानं हि सर्वस्य मूल घमस्य शाश्वतम्‌ ॥ 


१ गीता, १३-२७ । 
२ जीता, १३-१७। 3 श्रीमद्भागवत, ७।७॥५३-५५ । 


३६ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


यह ज्ञान कि भगवान्‌ वासुदेव सब प्राणियों के हृदय में स्थित हैं, सम्पूरा 
सनातनघधस का सदा से चछा आता हुआ और सदा रहनेवाला मूल हे। इसो 
ज्ञान को भगवान ने अपने श्रीमुख से गीता में कहा हे-- 
“गो सर्वभतेए” (६२९) 
में सब प्राणिमात्र में एक समान हूं ।!' तथा यह कि-- 
विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्णं गयि हस्तिनि।" 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ 
विद्या और बिनय से युक्त ब्राह्मण में, गौ-बैल में, हाथी में, कुत्ते में ओर 


चाण्डाल में पण्डित लोग समदर्शी होते हैं; अर्थात्‌ सुख-दु/ख के विषय में उनको 
समानभाव से देखते हैं। तथा यह भी कि-- 


आत्मौपम्येन सर्वत्र सम॑ पश्यति योउजुन ।* 
सुख वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः ॥ 
जो पुरुष सबके सुख-दु!ःख के बिषय में अपनी उपमा से समान दृष्टि से 
देखता है, उसी को सबसे बड़ा योगी समझना चाहिये । 
इसीलिये महर्षि वेदव्यासजी ने कहा है-- 
श्रूयतां धमंसवेस्व॑ श्रुत्वा चाप्यवधायंताम्‌ | 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌॥ 
न॒तत्परस्य संदध्याव प्रतिकूल यदात्मनः ।* 
एप सामासिको धमः कामादन्यः प्रवतते॥ 


सुनो ! धर्म का सबस्व ओर सुनकर इसके अनुसार आचरण करो ! जो 


अपने को प्रतिकूल ज्ञान पड़े, जिस बात से अपने को पीड़ा पहुँचे, उसको दूसरों 
के भ्रति न करो ! 


दूसरे है 0९% वह काम 5 करना चाहिये जिसको यदि दूसरा 
हमारे प्र हमको बुरा मालूम हो या दुःख हो। संक्षेप में यही धर्म 
है, इसके अतिरिक्त दूसरे सब धर्म किसी बात की कामना से किये जाते हैं । 








) ग्रीता० ५१८। 

* वही ६॥३२। 

3 विष्णुघर्मोत्तर० ३।२५५।४४। 
* महाभारत, अनु० ११शा८। 


ईश्वर ३७ 


जीवितुं यः स्वयं चेच्छेत्कर्थ सोउन्यं प्रघातयेत्‌ ।' 
यद्यदात्मनि चेच्छेत तत्परस्यापि चिन्तयेत्‌ ।। 


जो चाहता हे कि मैं जीऊँ, वह केसे दूसरे का प्राण हरने का मन करे ! 
जो-जो बात मनुष्य अपने लिये चाहता है, उसको चाहिये कि वही-वही बात ओरों 
के लिये भी सोचे । 


अहिंसा, सत्य, अस्तेय, धमं, जिनका सब समय में पालन करना सब 
प्राणियों के लिये विहित है और जिनके उल्लंघन करने से आदमी नीचे गिरता 
हे, इन्हीं सिद्धान्तों पर स्थित हैं। इन्हीं सिद्धान्तों पर वेदों में गृहस्थों के लिये 
पद्चनमहायज्ञ का विधान किया गया है कि यदि भूल से भी किसी निर्दोष जीव 
की हिंसा हो जाय तो हम उसका प्रायश्चित करें। जो हिंसक जीव हैं, जो 
हमारा या किसी दूसरे निर्दोष आणी का प्राणाघात करना चाहते हैं, या उनका 
धन हरना या धर्म बिगाड़ना चाहते हैं, जो हम पर या हमारे देश पर, हमारे 
गाँव पर आक्रमण करते हैं, या जो आग छगाते हैं, या किसी को विष देते हैं-- 
ऐसे छोग आततायी कहे जाते हैं। अपने या अपने किसी भाई या बहिन के 
प्राण, धन, धम, मान की रक्षा के लिये ऐसे आततायी पुरुषों या जीवों का, 
आवश्यकता के अनुसार आत्मरज्ञा के सिद्धान्त पर वध करना, धर्म है। निर- 
पराधी अहिंसक जीवों की हिंसा करना अधम हे । 


इसी सिद्धान्त पर वेद के समय से हिन्दू छोग सारी र॒ृष्टि के निर्दोष जीवों 
के साथ सहानुभूति करते आये हैं। गो को हिन्दू छोग माता कहते है क्योंकि 
वह मनुष्य-जाति को दूध पिल्ाती हैँ और सब प्रकार उसे उनका उपकार करती 
है। इसलिये उनकी रक्षा करना तो मलुष्यमात्र का विशेष कतंव्य है । किन्तु 
किसी भी निर्दोष या निरपराध प्राणी को मारना, किसी का धन या आंण हरना, 
किसी के साथ अत्याचार करना, किसी को भ्ूूठ से ठगना, ऊपर लिखे धम के 
परम सिद्धान्त के अनुसार अकाय अर्थात्‌ न करने की बातें हैं; और अपने 
समान सुख-दु/ख का अनुभव करनेवाले जीवधारियों की सेवा करना, उनका 
उपकार करना, यह त्रिकाल में सावलोकिक सत्य धर्म हे । 


इसी मूल-सिद्धान्त के अनुसार वेद-धम के माननेवालों को उपदेश दिया 
गया हे कि न केवल मनुष्यों को किन्तु पशु-पक्षियों तथा समस्त जीबों को 
बलिवैश्वदेव के द्वारा नित्य का आहार पहुंचाना अपना धर्म समझें। यह बात 
नीचे लिखे छोकों से स्पष्ट हे । 





१ महाभारत, शान्ति० ५९२२ । 


बट मालवीय जी के लेख ओर भाषण 
बलिवैम्वदेव के छोक' 


ततोउन्यदन्नमादाय भूमिभागे शुच्ी पुनः । 
द्यादशेषभूतेभ्यः स्वेच्छया तत्समाहितः ॥ 


देवा मनुष्या) पशवों वर्यांसि 

सिद्धा/ सयक्षोरगभूतसंघाः । 
प्रेताः पिशाचास्तरवः समस्ता 

ये चान्रमिच्छन्ति मया प्रदत्तम्‌ | 


पिपीलिका। कीटपतंगकाद्ा: 

बुभुक्षिताः कमनिवन्धबद्धा! । 
प्रयान्तु ते तृप्तिमिदं मयात्न 

तेभ्यो विसृष्टं सुखिनों भवन्तु ॥ 


भूतानि सर्वाणि तथान्नमेत- 

दहं च विष्णुन ततोउन्यदस्ति । 
तस्मादहई भूतनिकायभूत- 

मन्न॑ प्रयच्छामि भवाय तेषाम्‌ ॥ 


चतु्दशों भूतगणों य एप 

तत्र स्थिता येडखिलभूतसंघाः । 
दृप्ट्यथमन्न॑ हि मया विसूष्ट 

तेषामिदं ते म्ुदिता भवन्तु ॥ 


हत्युज्चाय नरो दद्यादतन्न॑ श्रद्धासमन्वितम्‌ । 
भरुवि भूतोपकाराय गृद्दी सर्वाश्रयो यतः ॥ 


ओर-और यज्ञों के करने के बाद मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार दूसरा 
अन्न लेकर प्रथिवी के पवित्र भाग में रखे फिर सावधानता पूवक समस्त जीवों 
के लिए बलि दे; और यों कहे--“दिवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सपे, 
नाग अन्य भूत-समूह, प्रेत, पिशाच तथा सम्पूर वृक्ष एवं चींटी, कोड़े और पतंगे 
आदि जीव जो कम-बन्धन में बंधे हुए भूखे तड़प रहे हों ओर मुझसे अन्न 


3 विष्णु पुराण-३३११॥५०-५२, ५४-५६। 


ईश्वर ३6 


चाहते हों, उनके लिए यह अन्न मैंने रख छोड़ा है, इससे उनकी तृप्ति हो ओर वे 
सुखी हों। सब जीव, यह अन्न और मैं--सब विष्णु ही हैं उनसे अन्य कुछ भी 
नहीं हे, इस कारण में जीवों के शरीरभूत इस अन्न को उन प्राणियों को रक्षा के 
छिए देता हूं। यह जो चोदह प्रकार का भूतों का समुदाय है, इसमें जो सम्पूरा 
' जीव-समूह स्थित हैं, उनकी ठृप्ति के लिए मैंने यह अन्न दिया है। वे प्रसन्न हों ।” 
मनुष्य थों कहकर प्राणियों के उपकाराथ प्रथिवी पर श्रद्धापूषक अन्न दे, क्‍योंकि 
गृहस्थ सबका आधार होता हे । 


इसी धम के अनुसार सनातन-धर्मो नित्य तपेंण करने के समय न केवल 

अपने पितरों का तपंण करते हें किन्तु समस्त ब्रह्माण्ड के जीवधारियों का। यह 
नीचे लिखे कछोकों से विदित हे, यथा-- 

देवाः सुरास्तथा यक्षा) नागा गन्धवराक्षसाः |" 

पिशाचाः गुद्यकाः सिद्धाः कृष्माण्डास्तरवः खगाः॥ 

जलेचरा भूनिलया वास्वाधाराश जन्तवः । 

प्रीतिमेते प्रयान्त्वाशु मदत्तेनाम्बुनाअखिला। ॥ 

नरकेषू समस्तेषु यातनासु च ये स्थिता। । 

तेषामाप्यायनायेतदीयते . सलिलं. मया ॥ 

ये बान्धवा5बान्धवा वा येअल्यजन्मनि बान्धवाः । 

ते सब तृप्रिमायान्तु यथास्मत्तोयमिच्छति ॥ 


देवता, देत्य, यक्ष, नाग, गन्धव, राक्षस, पिशाच, गुद्यक, सिद्ध, कृष्माण्ड, 
वृक्ष-चर्ग, पक्षिगण, जल में रहने वाले जीब, बिल में रहने वाले जोब, वायु के 
आधार पर रहते वाले जनन्‍्तु, ये सब मेरे दिये हुए जत्न से तृप्त हों। समस्त 
नरकों को यातना में जो प्राणी दुःख भोग रहे हैं, उनके दुःख शानन्‍्त करने की 
इच्छा से में यह जल देता हूं। जो मेरे बन्धु-बान्धव रहे हों ओर जो किसी और 
जन्म में मेरे बान्धव रहे हों, उनकी ठ॒प्ति के छिए; ओर उनकी भी ठृप्ति के छिए जो 
मुझसे जल पाने की इच्छा रखते हों, में यह जल अपण करता हूँ । 


वैश्वदेव में जो अन्न कुत्ते और कोबों के छिये निकालां जाता है उसको 
छोड़कर शेष बलि की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिये वह “सवभूतेभ्यः” सब 
प्राणियों को पहुंच नहीं सकता; तथापि यह जानते हुए भी--बलिवेश्वदेव का 
करना प्रत्येक गरृहस्थ का कतंव्य इसलिए माना गया है कि वह इस पवित्र, उदार 
भाव को प्रकट करता है कि मनुष्य मानता हे कि उसका सब जीवधारियों से 


निकल कल जा अमन अदला ज लक कील लक अल जपर नल जे अल ही 30. अल आम 35 कु ॥ जद ममु एम ७-२084 पाताल या जात बा 2०००७७४४७४७/४॥७एछ्छ७८6७-७७#७७७७७७छ७४व 








१ विष्णु पु० ३११३३-३६ । 


४० मालवीय जी के लेख और भाषण 


भाईपने का सम्बन्ध है ओर इस भाव को आँसुओं के समान प्रेम के जल से नित्य 
सींचकर जगत्‌ के आकाश में जीवधारीमात्र में परस्पर भाईपने का भाव स्थापित 
करने का उत्कृष्ट ओर प्रशंसनीय माग है । 
इस धर्म को उदारता की प्रशंसा कौन कर सकता है ? इसकी उदारता 
इस धरम के बड़े-से-बड़े परम पूजित आचाय महर्षि वेदव्यास की, जो “सवभूतहिते 
रत” सब प्राणियों के हित में निरत रहते थे, इस प्राथना से भी प्रकट 
सव च सुखिनः सन्‍्तु सर्वे सन्‍्तु निरामया! ।- 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्रिदृदु:ःखभाग भवेत ॥| 
सब आणी सुखी हों, सब नीरोग रहें, सब सुख-सोभाग्य देखें, कोई दुखी न हो । 
उसी धर के आणाधार भगवान श्रीकृष्णचन्द्र ने सारे जगत के प्राणियों 
को यह निमन्त्रण दे दिया है. कि--“सब और धर्मों को छोड़कर तुम मुझ एक 
की शरण में आओ। मैं तुमको सब पापों से छुड़ा ढूगा। सोच मत करो |” 
उन्होंने यह भी प्रतिज्ञा की हे-- 
समोउह स्वभूतेषु न मे देष्योउस्ति न प्रियः ।" 
ये भजन्ति तु मां भक्‍त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌॥ 
अपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक। 
साधुरेव स सन्तव्यः सम्यग्व्यवसितों हि सः॥ 
लिग्न॑ भवति धर्मात्मा शश्वच्छानित निगच्छति । 
कोन्तेय ग्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ 
मां हि पाथ व्यपाश्रित्य येउपि स्थु) पापयोनय! । 
ख़ियो वेश्यास्तथा शुद्रास्तेडपि यान्ति परां गतिम्‌॥ 
कि “मैं सब आणियों के लिये समान हूँ। न मैं किसी का द्ेष करता हूँ, 
न कोई मेरा प्यारा है। जो मुझको भक्ति से भजते हैं, वे मुझमें हैं ओर मैं उनमें 
हूं, पापी-से-पापी भी क्‍यों न हो यदि बह और सबको छोड़कर मेरा ही भजन 
करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिये। थोड़े ही समय में वह धर्मात्मा 
हो जायगा और उसको शाश्वती शान्ति मिल जायगी। हे अजुन ! में अतिज्ञा 
कर कहता हूं, जो कोई मेरा भक्त है, उसका बुरा नहीं होगा। हे झुन्ती के पुत्र ! 
मेरी शरण में आकर जो पाप योनि से उसन्न प्राणी भी हैं. और ञ्री, वैश्य और 
शुद्र-ये भी निश्चय सबसे ऊँची गति को पावेंगे।” 


) गीता ९१२९-३२ 





ईश्वर ४१ 


धन्य हैं वे लोग जिनको इस पवित्र और लोक-प्रेम से पूरा धर्म का उपदेश 
प्राप्त हुआ है। मेरी यह आ्थना है कि इस ब्रद्म-ज्योति की सहायता से सब 
धर्मशीछ जन अपने ज्ञान को विशुद्ध और अविचल कर और अपने उत्साह 
को नूतन और प्रबरछू कर सारे संसार में इस धम के सिद्धान्तों का अचार करें 
ओर समस्त जगत्‌ को यह विश्वास करा दें कि सबका ईश्वर एक ही हे और 
वह अंडा रूप से न केवल सब मनुष्य में किन्तु समस्त जरायुज, अण्डज, स्वेदज, 
उद्भिज; अथोौत्‌ मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष और विटप सबमें समान 
रूप से अवस्थित है और उसकी सबसे उत्तम पूजा यही है कि हम प्राशिमात्र 
में ईश्वर का भाव देखें, सबसे मित्रता का भाव रकक्‍खें ओर सबका हित चाहें । 
सावजनीन ग्रम से इस सत्य ज्ञान के अचार से ईश्वरीय शक्ति का संगठन और 
विस्तार करें। जगत्‌ से अज्ञान को दूर करें, अन्याय ओर अत्याचार को रोके 
अं.र सत्य, न्याय ओर दया का अचार कर मजुष्यों में परस्पर प्रीति, सुख और 
शान्ति बढ़ावें ॥ इति शम्‌ ॥ 


क्ृष्णस्तु भगवार स्वयम 


पं० मदनमोहन माछूवीय 


श्रीमद्भागवत में सूत जी शोनकादि ऋषियों से हि हैं कि जेसे तली- 
तोड़ महासरोवर से सहस्रों छोटी-छोटी नहरें निकलती हैं. उसी तरह सत्त्व गुण 
के समुद्र परमात्मा से असंख्य अवतार प्रकट होते हैं। नारद आदि ऋषि, 
स्वायंभुव आदि मनु, ब्रह्मा आदि देवता, कश्यप आदि प्रजापति--ये सब परमात्मा 
की कल्ाएँ हैं, ये सब नारायण के अंश रूप हैं और श्री ऋष्ण जी तो साक्षात्‌ 
भगवान्‌ ही हैं। श्रीमद्समगवद्गीता में भगवान्‌ ने अपने श्रीमुख से कहा है :-- 
अजो5पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्ररो5पि सन्‌ | 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय. सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 
ह 
यदा यदा हि घधमस्य ग्लानिभवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमेस्यतदात्मानं. सृजाम्यइम ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च हुष्कृताम । 
घमसंस्थापनार्थाय. सम्भवामि युगे युगे॥ 


अथोत्‌ “यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं, न मेरा जन्म होता है न 
मरण; ओर सब श्राणिमात्र का स्वामी हूँ, तथापि अपनी भ्क्ृति में स्थित रह 
कर अपनी माया के बल से समय-समय पर अकट होता हूँ। जब-जब धर्म 
की ग्लानि होती है और अधरम अधिक बढ़ता है तब-तब मैं अपने को प्रकट करता 
हूँ। साधुवों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म को भी प्रकार 
स्थापित करने के लिए में युग-युग में प्रकट होता हूँ ।” 


में बहुत चाहता हूँ कि भगवान्‌ कऋष्ण के विषय में जो मेरा विश्वास है 
उसका सारे जगत्‌ में अचार करूँ। जो उनके चरण में मेरी श्रद्धा और भक्ति 
है, उसको मनुष्य मात्र के हृदय में स्थापित करूँ; किन्तु मैं अनुभव करता हूं कि 
मुझमें अभी इतनी योग्यता नहीं कि मैं इस ऊँचे मनोरथ को पूरा कर सकूँ, 
तथापि मैंने भक्तवत्सल भगवान्‌ के चरणों में आश्रय ले छिया है, इसलिए मुझे 
भरोसा है कि एक दिन यह मेरा मनोरथ सिद्ध अवश्य होगा। 


भगवान्‌ कृष्ण की अवतार-कथा को सनातनधम के प्राण श्री वेदव्यास 
जी ने महाभारत में अचुर रूप से लिखा है; अथवा यों कहना चाहिए कि महा- 
कस मत कम वजन कल मय 


सनातनधमं, वर्ष १ अं० ४। 


कृष्णुस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ४३ 


भारत में श्रीकृष्ण का महात्म्य भरा हुआ है। आदि पव में पहली अथौत्‌ 
अनुक्रमणिका अध्याय में सूत जी ने कहा है :-- 


विस्तरं कुरु वंशस्य गांधार्या घमंशीलताम्‌ । 
चत्तुः प्रज्ञां धर्तिं कुन्त्याः सम्यक्‌ देपायनो अवीत्‌ ॥ 
वासुदेवस्य माहात्म्यं पांडवानां च सत्यताम । 
दुवंत धात्तराष्ट्रणामुक्ततान्‌ भगवानृषिः ॥ 


अथात्‌ ऋषि वेदव्यास जी ने महाभारत में कोरव-वंश का विस्तार, 
गांधारी की धर्मशीलता, बिदुर की बुद्धिमत्ता, कुन्ती की ध्रृति, ऋष्ण-बासुदेव की 
महिमा, पाण्डवों की सच्चाई, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधनादि का दुष्ट चरित्र, बहुत 
अच्छी रीति से वन किया है । 


यह बात असिद्ध है कि पराशय वचः सत्यम्‌! वेदव्यास जी ने जो छिखा 
है, वह सत्य है। वेदव्यास जी श्रीकृष्ण के समकाठीन थे ओर यह बात इस 
कथन का समथन करती है कि जो कुछ उन्होंने श्रीकृष्ण जी के विषय में लिखा 
है, वह ज्ञानपू्वंक लिखा है और इसलिए वह सत्य है। श्रीमद्भागवत्‌ में 
भी वेदव्यास जी ने श्रीकृष्ण जी की महिमा और उनके पुण्य चरित को विस्तार 
के साथ वर्णन किया है। हरिवंशपुराण में, जो महाभारत के अन्तगंत समझा 
जाता है और बिष्णु पुराण में भी कृष्ण को कथा विस्तार के साथ वर्णित है। 


जिन पुरुषों को भगवान्‌ ने अपनी भक्ति दी हे, जिनके हृदय को उन्‍होंने 
अपनी महिमा के ज्ञान से प्रकाश और आनन्द से परिपूण कर दिया हे, उनका 
यह धर्म है कि इस प्रकाश और आनन्द को सारे जगत्‌ के प्राणियों में फेला दें । 


भगवान के अनुग्रह से और गुरुजनों की दया से मैंने इस अमृत का पान 
किया है और प्रायः नित्य करता हूँ और चाहता हूँ कि इसको सारे जगत्‌ में 
बाँट दूँ, पर नहीं जानता कि कहां से भारम्भ करूँ, किधर जाऊं ) एक बात 
ध्यान में आती है कि जिसकी महिमा के ज्ञान का गान मैं गाना चाहता हूं, 


है 


पहले उसके स्वरूप का स्मरण करू | 


महाभारत, भागवत, विष्णुपुराण और सब बड़े ओर छोटे ग्रंथ, जिनमें 
कृष्ण की महिमा लिखी गई है, एक स्वर से कहते हैं कि भगवान्‌ कृष्ण के समान 
सुन्दर स्वरूप चौद॒ह भवनों में, तीन ज्िलोकों में कोई नहीं था। महाभारत 
के शान्ति पर्व के पेंतालिसवें अध्याय में वेदव्यास जी कहते हैं. कि महाभारत के 
अन्त में जब पाण्डवों ने विजय श्राप्त कर लिया तब युधिष्ठिर ने घृतराष्ट्र को, 
गाँधारी को और विदुर को राज्य निवेदन करके सुखी ओर, स्वस्थ मन होकर 
बैठे तथा सब प्राणियों को और सारे नगर को गसन्न करके अज्ञक्षि जोड़ कर 
भगवान्‌ ऋष्ण के पास गये । 


४० मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


ततो महति पर्यके मणिकाश्वन भूषिते । 
ददश क्ृष्णमासीनं नीलमेघ समग्ुतिम्‌ ॥१३॥ 
जाज्वल्यमान वपुषा दिव्याभरण भूषितम्‌ । 
पीतकौशेयवसन हेम्नेवोपगत मणिम्‌ ॥१४॥ 
कोस्तुमेनोरसिस्थेन मणिनाभिविराजितम्‌ । 
उद्यतेवोदयं॑ शैल सर्येणाभिविराजितम ॥१५॥ 


नोपम्यं विद्यते तस्य त्रिषु लोकेषु किंचन ।। 


अथात्‌ “तब थुधिष्ठिर जी ने एक बड़े पत्नंग पर जो मणि और सोने से 
भूषित था, कृष्ण जी को बेठे देखा जो नीछे बादल के समान चमकते थे, 
जिनका शरीर तेज से भछठमछाता था और दिव्य आभूषणों से भूषित था। 
पीतांबर को धारण किये हुए वे ऐसे दिखाई पड़ते थे जेसे सोने से घिरा हुआ 
नील मणि । उनके वक्षःस्थलू पर जो कोस्तुभ मणि जगमगा रहा था उससे 
उनकी ऐसी शोभा थी जेसे उठते हुए सूर्य से उदय पवत की शोभा होती हे । 
अधिक क्या कहें, तीन लोकों में कोई नहीं जिनसे उनकी उपस्ा दी जाय । 


'परया शुशुभे लर्तम्या नक्षत्राणामिवोडराद 


कृष्ण परम शोभा से ऐसे शोमित थे, जैसे नक्षत्रों में चन्द्रमा। 
ततो भीष्मः शान्तनवों बुद्धथा निश्ित्य वीयवान । 
वाष्णेय: मन्‍्यते . क्ृष्णमहंणीयतर्म भ्रुवि ॥२७ण। 
एप होषां समसस्‍्तानां तेजो बलपराक्रमः। 
मध्ये तपतन्निवाभाति ज्योतिषामिव भास्करः ॥२८॥ 
अत्नयमिव उ्र्येण निर्वात इब वायुना। 
भासितं ह्ादितं चेव कृष्णेनेदं सदो हि न ॥२६॥ 
तस्मे भीष्माभ्यनुज्ञातः सहदेवः प्रतापवान | 
उपजहेज्थ विधिवत्‌ वाष्णेयायार्मुत्तमम्‌ ॥३०॥ 
शान्तलु के वीयबान्‌ पुत्र भीष्म ने बुद्धि से निश्चय करके कहा कि 
संसार में सबसे अधिक पूजा के योग्य कृष्ण हैं। सभा में बैठे समस्त पुरुषों के 
बीच में तेज, बल ओर पराक्रम से वे ऐसे चमकते दीख पढ़ते हैं जेसे ग्रहों में 


सूय। जहाँ सूये न हो, वहाँ सूर्य के निकलने से जैसा प्रकाश हो जाता है; 
जहाँ वायु न चलतो हो, वहाँ वायु के चलने से जैसा आनन्द हो जाता है; उसी 


कृष्णुस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ १५ 


प्रकार हमांरी यह सभा कृष्ण के यहाँ बेठने से जगमग ज्योति ओर आनन्द से 
परिपूर्ण हो गई है। श्रीमद्भागवत दशमस्कन्ध के तेंतीसवें अध्याय में शुकदेव जी 
कहते हैं :-- 

इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्र चित्रधा । 

रुरुदः. सुस्व॒रंराजन्‌ कृष्णदशनलालसाः ॥ 

तासामाविरभूच्छौरिः स्मयमानसुखांबुजः । 

पीताम्बरघर। स्म्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः 


इस प्रकार से गोपियाँ गाती हुई, अनेक अकार से ग्रल्लाप करती हुईं, 
कृष्ण के दशन की लालसा से बड़े ऊँचे स्वर से रोइ। उस समय भगवान्‌ 
चासुदेव सुस्कराते हुए पीताम्बर पहने माला गले में डाले उनके सामने प्रकट 
हुए। उनका सौन्दय ऐसा था कि उसको देखकर कामदेव भी मोहित हो । 
भीष्मपितामह जी भागवत के पहले स्कन्ध के नवें अध्याय में कहते हैं :-- 


त्रिशुवन कमन॑ तमालवर्श रविकर गोर वरांवर दधाने । 
वपुरलककुला बताननाब्ज विजयसखे रतिरस्तु मेःनवद्या ॥ 
तीनलोक में सबसे सुन्दर, अलसी के फूछ के समान नील व, सूय की 


किरण के समान पीले वस्त्र को पहने हुए और जिनका मुख कमल घुँधराल्ले बालों 
से शोभित हो रहा है, अज्जुन के मिन्न-ऐसे ऋष्ण के चरणों में मेरी विमछ भक्ति हो। 


मैं आशा करता हूं कि ऊपर जो कहा गया है उसको पढ़ने ओर 
विचारने से अत्येक पाठक को भगवान्‌ ऋष्ण के सुन्दर स्वरूप का ज्ञान हो जायगा। 


भगवान कृष्ण की महिमा 


इस बात को मैं कई बार कई अवसरों पर कह चुका हूँ कि मनुष्य जाति 
के इतिहास में जितने पुरुषों की कथा संसार में विद्त है, उनमें सबसे बड़े 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण हुए हैं। मनुष्य की शारीरिक, मानसिक ओर आध्यात्मिक 
शक्ति का जितना ऊंचा विकास उनमें हुआ उतना किसी दूसरे पुरुष में नहीं 
हुआ। जेसा विमल ज्ञान ओर जैसी सात्त्विक नीति का उन्होंने उपदेश किया, 
वैसा किसी ओर ने नहीं किया । उनकी महिमा के विषय में सब अभिप्राय 
दो श्छोकों में आ गया है १-- 


सत्यत्रती महात्मानो भीष्मव्यासों सुविश्रुतों। 
उभाभ्यां पूजितः क्ृष्णः साक्षादिष्णुरिति हलम ॥ 
माहात्म्य॑ वासुदेवस्य हरेरद्शुतकमंणः । 
तमेव शरण गच्छ यदि श्रेयो5भिवाज्छसि ॥ 


अथौत्‌ जिन भगवान्‌ कृष्ण ने, अपने प्रकट, होने के समय से अन्त्धान 
होने के समय तक, साधुओं की रक्षा, दुष्टों का दमन, न्याय और धरम की स्थापना 
आदि अनेक अद्भुत कम किए, उनका माहात्म्य केवल इसी बात से भली भाँति 
विदित है कि महाभारत के रचयिता श्री वेदव्यास और श्री मीष्मपितामह, जिनका 
सत्य का ब्रत असिद्ध है, जो भगवान्‌ कृष्ण के समकाछीन थे और इसढिये जो 
उनके गुणों से भली भाँति परिचित थे, दोनों ही माहात्माओं ने भगवान ऋष्ण को 
साज्ञात्‌ विष्णु मानकर पूजा। इसलिये जो लोग अपना मंगरू चाहते हैं, उनको 
चाहिए कि भगवान्‌ कृष्ण की शरण में आवें। कृष्ण की प्रतिज्ञा है -- | 


'सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेक॑शरणं ब्रज । 
+ सवपापे+ 
अहंत्वां यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥।' 


ओर सब धर्मों का भरोसा छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ में 
तुसको सब पापों से छुड़ा दूंगा, सोच मत करो ! 


महाभारत के सभाषव में सेंतीसवें अध्याय में वैशंपायन जी कहते हैं कि 
युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ के प्रारम्भ में जब सब देवर्षि, महर्षि, आचाय 
ऋत्विक्‌ , स्नातक ओर मानने योग्य अनन्त पुरुषों की सभा में युधिष्ठिर ने पूछा 


कम का 33 मी मन आल सम लक कटनी जलन किल्लत जलन कल 
सनातनधर्म' साप्ताहिक, वर्ष २, अंक ७, ता० ३० अगस्त, सन्‌ १९३४ (पृज्य 
मालवीय जी का भाषण) । 


भगवान्‌ कृष्ण की महिमा 9७ 


कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाय, उस समय सनातनधम के स्वरूप 
भीष्मपितामह ने विचार कर कहा कि संसार में सबसे अधिक पूजा के योग्य 
कृष्ण हैं। शिशुपाल ने इस बात का विरोध किया। उस समय भीष्मपितामह 
ने जो क्ष्ण की महिमा कही है, वह सभापव के अड़तीसवों अध्याय में वर्णित हे । 
उसको पढ़ने ही से उनका महत्व ध्यान में आ सकता है। भीष्मपितामह 
ने कहा $--- 

न हि. केवलमस्माकमयमच्यतमोउ्च्युतः । 

त्रयाणामपि लोकानामचेनीयो महाश्वुजः ॥६॥ 

ज्ञानवृद्धा मया राजन बहवः पशुपासिताः । 

तेषां कथयतां शोरे रहं शुणवतों गुणान्‌ ॥१२॥ 

समागतानामश्रोष॑ बहूनू बहुमतान्‌ सतान्‌ | 

कर्माण्यपि हि. यान्यस्य जन्मग्रशृति धीमतः ॥१३॥ 

बहुशः। कथ्यमानानि नरेभूयः श्रुतानि में। 

न केवल वयं कामाच्चेदिराज जनादनम्‌ ॥१४॥ 

न संबंध पुरस्कृत्प कृताथ वा कथ्थंचन । 

अर्चामहेडचित॑ सद्धिश्नेवि भूतसुखावहम ॥१५॥ 

यशः शौय जय॑ चास्य विज्ञायार्चा अ्युज्महे । 

नच कशथ्िदिदास्माभिः सुबालोप्यपरीक्षितः ॥१६॥ 

गुणबृद्धानतिक्रम्य हरिरच्यंतमो मतः । 

ज्ञानबड्धों द्विजातीनां क्षत्रियाणां बलाधिकः ॥१७॥ 

वेश्यानां धान्‍न्यघनवान्‌ शू द्राणामेव जन्मतः । 

पूज्यतायां च गोविन्दे हेतू द्वावषि संस्थितो ॥१८॥ 

वेदवेदांगविज्ञानं_ बल चाप्यधिक तथा | 

नृणां लोके हि कोअन्यो5स्ति विशिष्ट! केशवादते ॥१६॥ 

दानं दाक्‍्य्यं श्रुत॑ वीय॑ हीः कीतिंबेद्धिरुतमा । 

सन्नतिः श्री्ृवतिस्तुष्टिः पुश्थ्ि नियताच्युते ॥२०॥ 

तमिम लोकसम्पन्नमाचाय पितरं शुरुम्‌ । 

अध्यमचितमर्चाई सर्वे संमन्तुमहंथ ॥२१॥ 

ऋत्विग्‌ गुरुविंवाद्मथ्व स्नातको नृपतिः प्रियः । 

सर्वमेतत्‌ हृपीकेशेतस्मादभ्यचितो5च्युतः ॥२२॥ 


भगवान्‌ रृष्ण की महिमा ४६ 


जन्म के समय परीक्षित निष्प्राण बारुक हुआ था। उसको भगवान्‌ 
कृष्ण ने अपने योग बल से जिछा दिया था। उस समय का भगवान्‌ का 
बचन दे कि, जैसे सत्य और धर्म मुममें प्रतिष्ठित रहते हैं; अथोत्‌ मैं कभी सत्य 
कौर धर्म से विरुद्ध नर चलत्नता, यदि यह बात सत्य हे तो यह अभिमन्यु का 
मरा हुआ बालक जी उठे” । धर्म को कृष्ण भगवान्‌ सबसे ऊपर मानते थे | इस 
बात का यह भी प्रमाण है कि जब छः महीने तपस्या के उपरान्त शिव जी ने 
भगवान कृष्ण को दशन दिया और कहा कि इच्छा के अनुसार वरदान माँगो, 
तो पहछा वरदान ऋष्ण से 'धमं दृठत्वं! अथात्‌ सदा धरम में दृढ़ता का वरदान 
माँगा । 

दूसरा गुण भगवान्‌ का सत्य का प्रेम हे। द्रोपदी के उत्तर में भगवान 
कृष्ण ने स्वयं उद्योग पर्व सें कहा है ।-- 


चलेडि हिमवाब्छेलो मेदिनी शतधा भवेत्‌ । 
दोः पतेत सनक्षत्रा न मे मोघं वचो भवेत्‌ ॥ 


हिमवान्‌ पवेत चल जाय तो चल जाय, पृथ्वी सो टूक हो जाय तो हो 
जाय, आकाश नक्षत्रों के साथ प्रथ्वी पर गिरे तो गिरे, मेरा बचन निष्फल नहीं 
हो सकता। इसीलिये उद्योग पे में अजुन ने कहा है +-- 
यतः सत्य यतो धर्मों यतो हीराजबं यतः । 
ततो भवति गोविन्दों यतः क्ृष्णस्ततों जय। ॥ 
जहाँ सत्य है, हा धम है, जहाँ छज्जा हे, जहाँ ऋजुता हे, वहाँ गोविन्द 
हैं। जहाँ गोविन्द हैं, वहाँ विजय है। 
भगवान्‌ का तीसरा गुण जिसका में पाठकों को स्मरण कराना चाहता 
हूं, वह अक्रोध है। बह क्रोध के वश कभी नहीं होते थे। उद्योगपव में 
लिखा हे *- 
सत्कृतोअ्सत्कृतों वाउपि न क्रुध्येत जनादनः । 
नालमेनमवज्ञातुं नावज्ञेयों हि. केशवः ।। 


उनका कोई सत्कार करे या न करे, ऋष्ण कभी क्रोध नहीं करते थे । 
उनका अनादर कोई नहीं कर सकता था। उनका अनादर करना सम्भव ही 
नहीं था । 


कृष्ण का चतुथ गुण -उनका असीम घेय था। किसी अवस्था में भी ऋष्ण 
घबराए नहीं। कितने ही शत्रुओं के बीच में क्यों न हों, केसा ही संकट क्‍यों न 
दिखाई पड़ता हो, उनका थैये कभी नहीं डिगता था। तभी अजुन ने कद्दा था ४-- 


५० मालवीयजी के लेख ओर भाषण 


"पी १ 
अनंततेजा गोविन्द) शत्रुपूगेषु निव्यंथः । 
पुरुष सनातनतमोी यतः कृष्णस्ततो जयः ॥ 


कृष्ण के तेज का वारापार नहीं था। कितने ही शत्रुओं से वे 
उसके कारण उनके चित्तमें कभी घबराहट नहीं होती थी। वे सनातन ए 
परमात्मा के रूप थे। जहाँ कृष्ण थे वहाँ विजय निश्चित थी। 
भगवान कृष्ण के अनन्त गुणों का वर्णन करना संभव नहीं है इसलिये ३ 
को में यहीं समाप्त करता हूं। 


दुर्योधन और अज़ुन--दोनों से भगवान्‌ कृष्ण का सम्बन्ध था। 

निश्चय हो गया कि महाभारत होगा तो दुर्योधन और अज़ुन--दोनों ने 
सहायता माँगी, भगवान्‌ ने कहा कि 'मैं लड़ाई में हथियार नहीं उ 
चाहे एक मुझ निहत्ये को छेछो, चाहे बड़ी सेना छे लो'। दुर्योधन ने २ 
अजुन ने निहत्थे ऋष्ण को माँगा | भगवान्‌ अपने भक्त अजुन के साथ यु: 
रहने के लिए और उनको उत्साह देने के छिए, उनके सारथी बने । 
भारत में दोनों दलों की सेनाएँ आमने-सामने खड़ी हो गई और सम्बनि 
मित्रों को लड़ने के लिए और मरने के लिए तैयार देखकर अजुन के मन 
हुआ कि लड़ाई न लड़ें, तब भगवान्‌ कृष्ण ने उनको वह ऊँचा उपदेश 
भगवद्गीता के नाम से जगत्‌ को पावन कर रहा है । उसी उपदेश 
था कि अजुन के हृदय का सब सन्देह मिट गया ओर वे लड़ने के लि 
गए तथा उन्होंने विजय प्राप्त की। अज़ुन और कृष्ण के इस सम्बन्ध 
उसके लोकोत्तम फलको भगवान्‌ बेद्‌ व्यास ने गीता के नीचे छिखे जो 
में मिश्री के समान भर दिया हे -- 


यत्र योगेश्वर! क्रृष्णः यत्र पार्थों घनुधरः । 
तत्र श्रीविंजयों भूतिधुवा नीतिमंतिमम ॥ 
जहाँ योगेश्वर कृष्ण हों, जहाँ गांडीवधारी अजुन हों, जहाँ मरि 
हृदय-बछ ओर बाहुबरू एकत्र हों--वहाँ लक्ष्मी हे, वहाँ विजय हे, वह् 
है ओर निश्चित नीति हे । 
कृष्ण प्राणी-आणी के हृदय में बेठे हुए हैं। स्वयं भगवान्‌ का वच् 
ईश्वरः सवभूतानां हदेशेजजुन तिष्ठति । 
हे अजुन ! ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में बैठा है। इस बात 


रखते हुए कि ईश्वर हृदय में बैठा हुआ है और गांडीवधारी अजुन 
बाहुब॒छ का श्रयोग करते हुए--जो आणी धम-युद्ध उपस्थित होने पर + 


भगवान्‌ कृष्ण की महिमा ४५१ 


भगवान कृष्ण में भीष्मपितामह की केसी भक्ति थी यह भीष्मस्तवराज 

से, जिसके द्वारा भीष्म ने मरने के समय भगवान्‌ ऋृष्ण की स्तुति की थी ओर 
जो स्तोजन्नों में एक अति उत्तम स्तोन्न है, विदित है। उस स्तोत्र से में केवल दो 
शहोक लेकर वक्तव्य समाप्त करता हूं। 

अतसी पुष्प संकाश पीतवाससमच्युतम्‌ । 

ये नमस्यन्ति गोविन्द न तेषां विद्यते भयम्र्‌ ॥ 

नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोत्राह्मणह्दिताय च। 

जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः॥ 


तीसी के फूल के समान जिसका वर है, जो पीताम्बर को धारण किए 
हुए है, ऐसे अच्युत गोविन्द को जो नमस्कार करते हैं. उनको किसी ग्रकार का 
डर नहीं रहता है। जो ब्रह्मण्यदेव हैं, गो, ब्राह्मण के हित की रक्षा ओर उपकार 
करनेवाले हैं, जो सारे जगत्‌ के प्राणियों का हित करनेवाले हैं, ऐसे ऋष्ण को में 
बार-बार नमस्कार करता हूं । 


कृष्णः शरणदः सताम *रे 


कृष्ण को विष्णु मानकर पूजा। महाभारत के दो छहोकों में संक्तेप से यह भाव 
दिखा दिया है +-- 


सत्यव्रती महात्मानो भीष्मव्यासों प्रकीतितो। 
उभाम्यां पूजित) कृष्णः साक्षादिष्णुरिति हलम ॥। 
माहात्म्य॑ वासुदेवस्य पुण्यस्पाक्निष्टकमंणः । 
तमेव शरणं गच्छ यदि श्रेयोभिवाब्छति ॥ 


कृष्णु-चरित्र के पढ़ने के पूव हमको भीष्मका चरित्र पढ़ना आवश्यक है। 
भीष्म, व्यास ओर ऋृष्ण--ऐसे तीन महापुरुष एक समय में कहीं दूसरी बार 
प्रकट नहीं हुए । 

भीष्म की महिमा का वन भगवान्‌ कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से बड़े श्रेम 
ओर सम्मान के साथ किया है। शान्ति पव में, जब भगवान कृष्ण ने मीष्स से 
कहा कि आप युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश करें तो भोष्मपितामह ने कहा कि 
आपके रहते में कया उपदेश करूँ। तब भीष्म ने पूछा +-- 


मनुष्येषु मनुष्येन्द्र न दषष्टो न च मे श्रुतः । 
९ + 
भवतो वा गुणयुक्तः प्रथिव्यां पुरुपः कचित्‌ ॥। 
+ ५) तिरिच्यसे 

त्व॑ हि सबवंगुणे राजन देवानप्यतिरिच्यसे । 

तपसा हि भगवान्‌ शक्तः ख्र्ट लोकांश्रराचरान्‌ ॥ 

कि पुनथात्मनो लोकानुत्तमानुत्तमैगुंणे! ॥ 

इसपर भगवान्‌ कृष्ण ने कहा कि हे महाबाहो ! मेंने इसीलछिये आप में 

अपनी विपुल्न बुद्धि रखदी हे जिससे आप ही धम का उपदेश करें। जबतक 
प्रथिवी रहेगी तबतक आपकी कीर्ति अटल रहेगी। उन भीष्मपितामह का 
सत्य का प्रेम प्रसिद्ध है। उन्‍होंने अपनी माता और पिता को जो वचन दिया था 
उसका जन्म-भर प्रतिपालन किया। उन भीष्मपितामह ने अखण्ड ब्रह्मचय-त्रत 
का पालन करके जगत में अपूब कीर्ति पाई है। उसी स्थल पर भीष्म के प्रति 
भगवान कृष्ण ने कहा --- न्‍ 

त्वं हि धर्ममयों निधिः सब्वभूतहिते रतः | 

स्तीसदसेः परिबृत्त ब्रह्मचयत्रते स्थितम ॥ 


ऐसे भीष्मपितामह ने कसोटी के समय में भी कृष्ण को साक्षात्‌ 
भगवान्‌ कहकर पूजा है। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था, उस 
समय भीष्मपितामह ने पाण्डवों को यह उपदेश दिया था कि सबसे पहले 
भगवान कृष्ण का पुजन होना चाहिए और उसके समथन में भीष्सपितामह ने 
कहा था-- 


५ सालवोय जी के लेख ओर भाषण 


एप होषां समसस्‍्तानां तेजों बलपराक्रमेः । 
मध्ये तपन्निवाभाति ज्योतिषामिव भास्करः ॥ 
अश्नयमिव छर्येण निर्वात इब वायुना। 
भासित॑ ह्ादितं चेव कृष्णेनेदं सदो हि नः ॥ 
फिर आगे कहा था कि-- 
पूज्यतायां च गोविन्दे हेतू द्वावषि संस्थितो । 
वेदवेदाड़विज्ञानं बल चाप्यधिक तथा ॥ 
नुणां लोके हि कोउन्योउस्ति विशिष्ट: केशवाद्ते । 
इस बात को धमराज युधिष्टिर ने भी कहा था-- 
यो वे न कामान्न भयान्न लोभान्नान्य कारणातव्‌ | 
अन्यायमनुवर्तेत स्थिरुद्धिलोलुपः ॥ 
धमजो धतिमान्‌ प्राजः सर्वभूतेषु केशवः । 
ईश्वःः सबभूतानां देवदेवः सनातनः ॥ 
भीष्मपितामह के इस विश्वास की दृढ़ता और सच्चाई की कसौटी यह 
है कि उन्होंने प्राण छोड़ने के समय भगवान्‌ कृष्ण का ध्यान किया और भगवान्‌ 
' उनके सामने आकर खड़े हो गए। उस मरण के समय जब कि मनुष्य को 
अनेक अकार की सांसारिक चिन्ताएँ व्याकुछ करती हैं, उस समय पितामह ने 
भगवान्‌ क्रष्ण की ऐसी स्तुति की जिसकी बराबरी का उदाहरण आज तक 
नहीं मिला । 
भीष्सपितासह ने अपने विश्वास और सच्चाई को इसीसे प्रकट किया 
हे कि भगवान्‌ कृष्ण के सामने आते ही उन्होंने उनकी ही स्तुति की । 
आरिराधयिषु। क्ृष्णं वा जिगमिषामि याम्‌ । 
तया व्याससमासिन्या प्रीयतां पुरुषोत्तम: ॥। 
फिर अन्त में कहा कि :-- 
इति विद्या तपो योनिरयोनिविष्णुरीडितः । 
वाग्यज्ञनाचिंतों देवः आऔयतां में जनादनः॥ 
ओर वेशम्पायन जी कहते हैं-- 
एतावदुकक्‍्वा वचन भीष्मस्तद्वतमानसः । 
नम हइत्येव क्ृष्णाय प्रणाममकरोत्तदा | 
भवतु मे कृष्णपदं शरणं जरामरणहरणम । 


भगवान श्रीकृष्ण के जीवन के कुछ उपदेश 


जेसे शरीर रक्षा के लिए भोजन आवश्यक है उसी प्रकार मनुष्य को 
आध्यात्मिक भोजन की भी आवश्यकता हे। इसलिए जैसे स्कूल और विद्यालयों 
में दशन, गणित, साहित्य, भूगोल, इतिहास, विज्ञान आदि विषय पढ़ाये जाते हें 
उसी प्रकार आध्यात्मिक शिक्षा भी मिलनी चाहिए। जेसे अंधेरे में दीपक पास 
होने से मनुष्य ठोकर नहीं खाता वैसे ही आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त मनुष्य धम के 
दीपक ( छालटेन ) के सहारे संसार में कष्टों से बचता हुआ जीवन बिताता है । 
महाभारत में लिखा है -- 


सत्याधारस्तपस्तैल दया वर्ति! क्षमा शिखा । 
अंधकारे प्रवेष्टव्ये दीपो यत्नेन धायताम्‌ ॥ 


९ हे ( हक 
अथ यह हे कि जिस धम-दीप का आधार सत्य हे, तेल तप हे, बत्ती दया 
हे और टेम क्षमा है, संसार के अंधकार में प्रवेश करने के छिए इस दीप को 
यतन के साथ बरता रखना चाहिए। 


जिस मनुष्य को धम के दीप का सहारा नहीं हे, जो अपने जीवन के 
व्यवहार में अच्छे नियमों का प/छन नहीं करता, बह अनेक कष्ट उठाता है। वह 
चोरी करेगा--कारागार जायेगा। बुरा व्यवहार -करेगा-दंड पायेगा। पाप 
क्रेगा--उसका बुरा फल भोगेगा। संसार में बड़े-बड़े जंगल हैं.। मार्ग में बड़े-बड़े 
पत्थर पड़े हैं, नाले हैं, नदी हैं, बिना धर्म की ज्योति के मनुष्य अपने को बचा नहीं 
सकता | जेसे मोटर में छालटेन न हो तो मोटर कहीं गड़हे में गिर जाय, कहों 
किसी मनुष्य या गो बैठ से टकर खा जाय, किसी को कुचछ दे ओर टकर से 
स्वयं नष्ट भी हो जाय, ऐसे ही धम के लंप के बिना जीवन के मोटर की दशा 
होती है । अब कितने छोग एक नई बत्ती (टाचे ) रखते हैं। उससे आवश्यकता- 
नुसार जब चाहें तब प्रकाश कर लेते हैं। उसको हाथ में लेकर निर्भीक जहाँ 
चाहते हैं, चछे जाते हैं। इसी प्रकार अपनो ओर दूसरों की रक्षा के लिए 
प्रत्येक प्राणी को धर्म के दीपक की आवश्यकता है। बिना उसके पदु-पद पर 
संकट का डर हे । 


धर्म के दीपक दो प्रकार के होते हैं-एक तो बड़ों के बचनों का उपदेश 
और दूसरा बड़ों के आचरण का उपदेश । आचरण का उपदेश बचनों के उपदेश 
से भी अधिक प्रभावशाली होता है । इस आचरण के उपदेश के लिए समय-समय 


न्‍विमकनकक-मनन«ण न पल पनिय तन न न लनन नाक नमन पप न" लत 


न पक टन कर कप कह कट से हक 
सनातनधर्म, वर्ष १, अंक ५, हिन्दू विश्वविद्यालय में जन्माष्टमी पर पूज्य मालवीय 
जी की कथा से । 


५६ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


पर बड़े बड़े महापुरुष आये हैं, आते हैं और आवेंगे। इन महापुरुषों में सबसे 
बढ़े भगवान कृष्ण थे जिनके गुणों का हम आज स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 
अपने आचरण से और वचनों से जो उपदेश जगत्‌ को किया है उसकी कोई 
लपमा नहीं । उसकी महिमा का वणन करना कठिन है। भगवान्‌ ने अपने श्री 
मुख से कहा है कि :--- 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धमसंस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे ॥ 


साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश ओर धम की स्थापना--ये तीन 
उनके अवतार के प्रयोजन थे। उनके जन्म से छेकर अन्तधोन के समय तक 
ये ही तीन उनके काय रहे, इसी के सम्पादन में “जहाँ जहाँ भीर परी भक्तन 
पे, पॉव पियादे धाये।” आदि से अन्त तक यह ब्रत उन्होंने सदा एक रस 
पाछा। जन्म से ही पूतना, अधासुर, बकासुर आदि जो दुष्ट ब्रज में आये 
उनको भगवान्‌ ने एक-एक करके समाप्त किया। कालिया से वृन्दावन को 
भयंकर कष्ट था, उसने यमुना के एक हद में विष फेला रकखा था, बालक होते 
हुए भी कृष्ण में बुद्धि, बल ओर ज्ञान का इतना प्रबढछ प्रकाश था कि निःशंक 
कालिया से दूषित जल में कूद पड़े ओर उसके सिर पर अछोकिक नृत्यकर 
उसे शिथिरूकर उसको ब्रज से निकाल दिया । इसी प्रकार की अनेक 
कृष्ण की बाल लीलायें हैं. जिनसे उनका महत्त्व प्रकाशित होता है और जिनको 
स्मरण कर हमको आनन्द ओर उपदेश प्राप्त होता है कि सदा निडर रहना, 
ध्ृति ओर उत्साहपूवक कतव्य काय को करना, सामथ्य भर अन्याय और 
अत्याचार से धमपूवक संग्राम करना; न्याय और सत्य, दया और धर्म 
का सवथा सवभावेन समथन करना हमारा धम है। 


कुछ लोगों का कहना हे कि उनको महाभारत के कृष्ण में तो श्रद्धा है 
किन्तु भागवत के कृष्ण में नहीं, किन्तु यह भेद-भाव अममूलक है। ऋष्ण 
की बाल छोछा अछोकिक थी, इस बात में महाभारत साक्षी हैे। यह स्मरण 
रखना चाहिए कि $-- 
न छमला जनश्रतिः 


लोक में जो बात असिद्ध होती है वह निमूल नहीं होती। वन पं में 
कृष्ण को प्रशंसा करते हुए अजुन ने कहा हे ;-- 
नव पूर्व नापरे वा करिष्यन्ति कृतानि वा। 
यानि कर्माणि देव त्व॑ बाल एवं महाबलः ॥ 
कृतवान पुंडरीकात। बलदेव सहायवान | 


भगवान श्रीकृष्ण के जीवन के कुछ उपदेश ५७ 


--कि जिन आश्थयमय कर्मोा को बलदेव की सहायता से आपने बालकपन 
में ही किया है, ऐसा न किसी दूसरे ने किया है, न करेगा। सभापव में 
भीष्मपितामह ने कहा है $-- 

कर्माण्यपि हि यान्यस्य जन्मप्रभृति घीमतः । 
बहुशः कथ्यमानानि नरेभेयः श्रुतानि में॥ 


_ श्रीकृष्ण ने जन्म से जो अद्भुत काम किये हैं उनकी प्रशंसा मैंने बहुत बार 
मनुष्यों से सुनी हे । 


कंस-वध 


कृष्ण के जन्म के पहले ही से कंस ने अत्याचार आरम्भ किया था-- 
वह प्रजा को सब प्रकार से पीड़ा पहुँचाता था, गौ, ब्राह्मण, शिशु ओर दीन 
प्रजा को अनेक प्रकार की यातना से पीड़ित करता था। कृष्ण के छः पूर्व भाई 
ओर एक बहिन को उनके जन्म के साथ ही मार चुका था। कृष्ण के जन्म 
होने के समय से पूतना, ठणावते, अघ, वक, केशी, प्ररुंभ इत्यादि दुष्टों के द्वारा 
कृष्ण और बलराम को मारने के सब उपाय कर चुका था। इन सब उपायों 
के करने पर भी जब सफछ नहीं हुआ तब उसने निश्चय किया है कि ऋष्ण और 
बलराम को मल्ल्युद्ध के लिये मथुरा बुलाबें ओर जब वे रंगभूमि में आने 
लगें तब उनको कुबलूयापीड़ हाथी के द्वारा कुचछवाकर मरवा दें ओर उससे 
बचें तो चाणूर ओर मुष्टिक महामल्लों के द्वारा उनसे मल्लयुद्ध-कुश्ती कराके 
उनको समाप्त करे। 


कृष्ण-बलराम ने कंस का निमंत्रण प्रसन्नता से स्वीकार किया। वे 
मथुरा गये। जब वे मल्नभूमि में प्रवेश करने छगे तो कंस की आज्ञा से हाथी- 
बान ने कुबलरूयापीड़ हाथी से दोनों को कुचछ॒वाना चाहा, किन्तु कृष्ण जी ने 
अपने अलछोकिक बाहुबठ से उस हाथी को ओर हाथीवान को भी समाप्त कर 
दिया। इसके उपरान्त चाणूर को कृष्ण ओर सुष्टिक को बलराम ने मल्नयुद्ध 
में परास्त कर समाप्त किया। उपरान्त कंस ने अपने आदमियों से कहा कि 
निकाल दो इन दो आदमियों को, बाँध छो नन्‍्द को, मार डाछो वसुदेव को ! 
मेरा पिता उम्रसेन भी इनके साथ मिला हुआ हे, उसको भी सारो ! जब कंस 
इस प्रकार अनथ प्र्ाप करने छगा तो भगवान्‌ कृष्ण रंगभूमि से कूदकर उसके 
मज़््च पर चढ़ गये। उसकी चोटी पकड़कर उन्होंने उसको नीचे पटक दिया और 
उसके पापी जीवन को समाप्त कर दिया। 


सगवान ने अपने श्रीमुख से कहा हे कि-यथा कंसश्च केशीच धर्मण 
निहतौ मया--मैंने कंस और केशी को धम से मारा--उन्हों ने जब कभी किसी 
को मारा तो आततायी ओर अत्याचारी को ही, ओर मारा धम के अनुसार ही । 


५६ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


पर बड़े बड़े महापुरुष आये हैं, आते हैं और आवेंगे। इन महापुरुषों में सबसे 
बढ़े भगवान्‌ कृष्ण थे जिनके गुणों का हम आज स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 
अपने आचरण से और वबचनों से जो उपदेश जगत्‌ को किया हे उसकी कोई 
उपमा नहीं। उसकी महिमा का वन करना कठिन है। भगवान ने अपने श्री 
मुख से कहा है कि +-- 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धमसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ 


साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश और धम की स्थापना--ये तीन 
उनके अवतार के प्रयोजन थे। उनके जन्म से लेकर अन्तर्धान के समय तक 
ये ही तीन उनके काय रहे, इसी के सम्पादन में “जहाँ जहाँ भीर परी भक्तन 
पै, पॉव पियादे धाये।” आदि से अन्त तक यह ब्रत उन्होंने सदा एक रस 
पाछा। जन्म से ही पूतना, अघासुर, बकासुर आदि जो दुष्ट ब्रज में आये 
उनको भगवान्‌ ने एक-एक करके समाप्त किया। कालिया से वृन्दावन को 
भयकर कष्ट था, उसने यभुना के एक हद में विष फेला रकखा था, बालक होते 
हुए भी कृष्ण में बुद्धि, बल ओर ज्ञान का इतना प्रबछ प्रकाश था कि निःशंक 
कालिया से दूषित जल में कूद पड़े ओर उसके सिर पर अलछोकिक नृत्यकर 
उसे शिथिर्वकर उसको ब्रज से निकाल दिया । इसी प्रकार की अनेक 
कृष्ण की बाल लीछायें हें जिनसे उनका महत्त्व प्रकाशित होता है और जिनको 
स्मरण कर हमको आनन्द ओर उपदेश प्राप्त होता है कि सदा निडर रहना, 
घ्ृति ओर उत्साहपूबक क॒तंव्य काय को करना, सामथ्य भर अन्याय और 
अत्याचार से धमपूबक संग्राम करना; न्याय और सत्य, दया और धर्म 
का सवथा सवभावेन समथन करना हमारा धम है। 


कुछ लोगों का कहना है कि उनको महाभारत के कृष्ण में तो श्रद्धा है 
किन्तु भागवत के कृष्ण में नहीं, किन्तु यह भेद-भाव अ्रममूलक है। कृष्ण 
को बाल छोछा अछोकिक थी, इस बात में महाभारत साक्षी है। यह स्मरण 
रखना चाहिए कि ३-- 


न छमला जनअ्रतिः 


लोक में जो बात असिद्ध होती है वह निर्मेल नहीं होती। बन पढे में 
कृष्ण की प्रशंसा करते हुए अज़ुन ने कहा हे :-- 
नेवं पूर्व नापरे वा करिष्यन्ति कृतानि वा। 
यानि कर्मांणि देव त्व॑ बाल एवं महाबलः॥ 
कृतवान्‌ पुंडरीकान्‍चः बलदेव सहायवान | 


भगवान श्रीकृष्ण के जीवन के कुछ उपदेश धछ 


--कि जिन आश्चयमय कर्मा को बलदेव की सहायता से आपने बालकपन 
में ही किया है, ऐसा न किसी दूसरे ने किया है, न करेगा । सभापव में 
भीष्मपितामह ने कहा है +-- 

कर्माए्यपि हि यान्यस्य जन्मप्रभृति घीमतः । 
बहुशः कथ्यमानानि नरेभेयः श्रुतानि में॥ 


_ श्रीकृष्ण ने जन्म से जो अद्भुत काम किये हैं उनकी ग्रहसा मैंने बहुत बार 
मनुष्यों से सुनी हे । 


कंस-वध 


कृष्ण के जन्म के पहले ही से कंस ने अत्याचार आरम्भ किया था-- 
वह प्रजा को सब प्रकार से पीड़ा पहुँचाता था, गौ, ब्राह्मण, शिशु और दीन 
प्रजा को अनेक प्रकार की यातना से पीड़ित करता था। कृष्ण के छः पूर्व भाई 
ओर एक बहिन को उनके जन्म के साथ ही मार चुका था। कृष्ण के जन्म 
होने के समय से पूतना, ठृणावते, अघ, वक, केशी, प्ररुंभ इत्यादि दुष्टों के द्वारा 
कृष्ण ओर बलराम को मारने के सब उपाय कर चुका था। इन सब उपायों 
के करने पर भी जब सफल नहीं हुआ तब उसने निश्चय किया है कि ऋष्ण और 
बलराम को मल्लयुद्ध के लिये मथुरा बुलावं ओर जब वे रंगभूमि में आने 
लगें तब उनको कुबलयापीड़ हाथी के द्वारा कुचछवाकर मरवा दें ओर उससे 
बचें तो चाणूर ओर मुष्टिक महामल्लों के द्वारा उनसे मल्लयुद्ध-कुश्ती कराके 
उनको समाप्त करे। 


कृष्ण-बछराम ने कंस का निमंत्रण पसन्नता से स्वीकार किया। वे 
मथुरा गये। जब वे मल्लभूमि में प्रवेश करने रंगे तो कंस की आज्ञा से हाथी- 
वान ने कुबलयापीड़ हाथी से दोनों को कुचलछवाना चाहा, किन्तु कृष्ण जी ने 
अपने अलोकिक बाहुबल से उस हाथी को ओर हाथीवान को भी समाप्त कर 
दिया। इसके उपरान्त चाणूर को ऋष्ण ओर मुष्टिक को बलराम ने मल्लयुद्ध 
में परास्त कर समाप्त किया। उपरान्त कंस ने अपने आदमियों से कहा कि 
निकाल दो इन दो आदमियों को, बाँध को ननन्‍्द को, मार डाछो वसुदेव को! 
मेरा पिता उम्रसेन भी इनके साथ मिला हुआ हे, उसको भी मारो ! जब कंस 
इस प्रकार अनथ प्रछ्प करने छगा तो भगवान्‌ कृष्ण रंगभूमि से कूदकर उसके 
मज़्च पर चढ़ गये। उसकी चोटी पकड़कर उन्होंने उसको नीचे पटक दिया ओर 
उसके पापी जीवन को समाप्त कर दिया। 

भगवान्‌ ने अपने श्रीमुख से कहा है कि-यथा कंसश्च केशीच धर्मंण 
निहतौ सया--मेंने कंस और केशी को धम से मारा--उन्हों ने जब कभी किसी 


को मारा तो आततायी और अत्याचारी को ही, और मारा धर्म के अनुसार ही । 
८ 


५६ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


पर बड़े बड़े महापुरुष आये हैं, आते हैं ओर आवेंगे। इन महापुरुषों में सबसे 
बड़े भगवान्‌ कृष्ण थे जिनके गुणों का हम आज स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 
अपने आचरण से और वचनों से जो उपदेश जगत्‌ को किया है उसकी कोई 
उपसा नहीं । उसकी महिमा का वन करना कठिन है। भगवान ने अपने श्री 
मुख से कहा है कि /-- 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
धमसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ 


साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश और धरम की स्थापना--ये तीन 
उनके अवतार के प्रयोजन थे। उनके जन्म से छेकर अन्तर्धान के समय तक 
ये ही तीन उनके काय रहे, इसी के सम्पादन में “जहाँ जहाँ भीर परी भक्तन 
पै, पाँव पियादे धाये।” आदि से अन्त तक यह त्रत उन्होंने सदा एक रस 
पाछा। जन्म से ही पूतना, अधासुर, बकासुर आदि जो दुष्ट ब्रज में आये 
उनको भगवान्‌ ने एक-एक करके समाप्त किया। कालिया से वृन्दावन को 
भयंकर कष्ट था, उसने यमुना के एक हद में विष फेला रक्खा था, बालक होते 
हुए भी कृष्ण में बुद्धि, बल और ज्ञान का इतना प्रबछत प्रकाश था कि निःशंक 
कालिया से दूषित जल में कूद पड़े ओर उसके सिर पर अलछोकिक नृत्यकर 
उसे शिथिरूकर उसको ब्रज से निकाल दिया । इसी भ्रकार की अनेक 
कृष्ण की बाल लीढायें हैं जिनसे उनका महत्त्व प्रकाशित होता है और जिनको 
स्मरण कर हमको आनन्द ओर उपदेश प्राप्त होता है कि सदा निडर रहना, 
ध्ृति ओर उत्साहपूबंक कतव्य काय को करना, सामथ्य भर अन्याय और 
अत्याचार से धमपूवक संग्राम करना; न्याय और सत्य, दया और धर्म 


ए्‌ 


का सवथा सवभावेन समथन करना हमारा धम है। 


कुछ लोगों का कहना हे कि उनको महाभारत के कृष्ण में तो श्रद्धा है 
किन्तु भागवत के कृष्ण में नहीं, किन्तु यह भेद-भाव अममूलक है। कृष्ण 
को बाल छोछा अछोकिक थी, इस बात में महाभारत साक्षी है। यह स्मरण 
रखता चाहिए कि +-- 


न छामला जनअतिः 


लोक में जो बात प्रसिद्ध होती है वह निमेल नहीं होती। बन पप में 
कृष्ण की प्रशंसा करते हुए अजुन ने कहा हे :-- 
नेवं पूर्व नापरे वा करिष्यन्ति कृतानि वा। 
यानि कर्माणि देव त्व॑ बाल एवं महाबलः॥ 
कृतवान्‌ पुंडरीकात! बलदेव सहायवान । 


भगवान श्रीकृष्ण के जीवन के कुछ उपदेश 9 


--कि जिन आश्चयमय कर्मा को बलदेव की सहायता से आपने बालकपन 
में ही किया है, ऐसा न किसी दूसरे ने किया है, न करेगा। सभापब में 
भीष्मपितामह ने कहा है $-- 

कर्माण्यपि हि यान्यस्य जन्मप्रश्नति घीमतः । 
बहुश!। कथ्यमानानि नरेभेयः श्रुतानि मे॥ 


_ श्रीकृष्ण ने जन्म से जो अद्भुत काम किये हैं. उनकी प्रशंसा मैंने बहुत बार 
मनुष्यों से सुनी हे । 


कंस-वध 


कृष्ण के जन्म के पहले ही से कंस ने अत्याचार आरम्भ किया था-- 
वह प्रजा को सब भ्रकार से पीड़ा पहुँचाता था, गौ, ब्राह्यण, शिशु और दीन 
प्रजा को अनेक शकार की यातना से पीड़ित करता था। कृष्ण के छः पूर्व भाई 
ओर एक बहिन को उनके जन्म के साथ ही मार चुका था। कृष्ण के जन्म 
होने के समय से पूतना, ठृणावत, अघ, बक, केशी, ग्रंस इत्यादि दुष्टों के द्वारा 
कष्ण ओर बलराम को मारने के सब उपाय कर चुका था। इन सब उपायों 
के करने पर भी जब सफल नहीं हुआ तब उसने निश्चय किया है कि कृष्ण और 
बलराम को मल्ल्युद्ध के लिये मथुरा बुलाबें ओर जब वे रंगभूमि में आने 
लगे तब उनको कुबलयापीड़ हाथी के द्वारा कुचछवाकर मरवा दें ओर उससे 
बच्चें तो चाणूर ओर मुष्टिक महामल्लों के द्वारा उनसे मल्लयुद्ध- कुश्ती कराके 
उनको समाप्त करे । 


कष्णु-बछराम ने कंस का निमंत्रण प्रसन्नता से स्वीकार किया। वे 
मथुरा गये। जब वे मल्लभूमि में प्रवेश करने छंगे तो कंस की आज्ञा से हाथी- 
बान ने कुबल्यापीड़ हाथी से दोनों को कुचछवाना चाहा, किन्तु कृष्ण जी ने 
अपने अछोकिक बाहुबछ से उस हाथी को ओर हाथीवान को भी समाप्त कर 
दिया। इसके उपरान्त चाणूर को ऋष्ण ओर मुष्टिक को बलराम ने मल्लयुद्ध 
में परास्त कर समाप्त किया। उपरान्त कंस ने अपने आदमियों से कहा कि 
निकाल दो इन दो आदमियों को, बॉध को नन्‍्द को, मार डाछो वसुदेव को! 
मेरा पिता उम्रसेन भी इनके साथ मिला हुआ हे, उसको भी मारो ! जब कंस 
इस प्रकार अनथ प्रछाप करने छगा तो भगवान्‌ कृष्ण रंगभूमि से कूदूकर उसके 
मज्ब पर चढ़ गये। उसकी चोटी पकड़कर उन्होंने उसको नीचे पटक दिया ओर 
उसके पापी जीवन को समाप्त कर दिया। 

भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा हे कि-यथा कंसश्च केशीच धर्मेशण 
निहतो मया-मैंने कंस और केशी को धम से मारा--उन्हों ने जब कभी किसी 


को मारा तो आततायी और अत्याचारी को ही, और मारा धमं के अनुसार ही । 
८ 


श्ट मालवीय जी के लेख ओर भाषण 
... ज़रासन्ध-वध 
इसी अकार धर्मोठुसार भगवान्‌ ने महाबल्ी राजा जरासंध का वध 
कराया। जरासंध के बढ की प्रञ्मंसा कृष्ण भगवान्‌ ने स्वयं अपने मुख से की हे। 
युधिष्टिर से कहा था कि युद्ध में ह लि 
जयेद्यरच जरासंघ॑ स सम्राट नियतं भवेत्‌ 


जो जरासंध को जीते वही सम्राट हो ओर यह भी कहा कि $+--- 
न शक्योञ्सो रणे जेतुं सर्वेरपि सुरासुरेः । 
प्राणयुद्धने जेतव्य;ः स॑ इत्युपलभामहे |। 
मयि नीतिबलं भीमे रच्षिताचावयोज॑यः । 
मागधं साधयिष्याम! हृष्टिं त्रयइवाग्नयः ॥ 
सब देवता-असुर मिलकर भी रण में जरासंध को नहीं जीत सकते हैं, 
उसको प्राण युद्ध से जीतना चाहिए। इसलिये आप भीम और अजुन को मेरे 
साथ करें। हम तीनों जाकर उसको जीत आवेंगे। भीम और अज़ुन को छेकर 
कृष्ण भगवान्‌ जरासंध के पास गये ओर उससे कहा कि-- 
मनुष्याणां समालंभो न च दृष्ट! कदाचन। 
स॒ कर्थ माजुषेदेंव यथ्टुमिच्छसि शंकरम ॥ 
ते तां ज्ञातिक्षयकरं वयमार्तानुसारिणः । 
ज्ञाति वृद्धि निमित्ताथ विनिहन्तुमिहागताः ॥ 
मावमंस्थाः परान्‌ राजन्नस्ति वीये नरे नरे। 
सम॑ तेजस्त्वया चेव विशिष्ट वा नरेश्वर ॥ 
त्वामाहयामहे राजन्‌ स्थिरो युद्धयस्वर मागध । 
मुश्च वा नृपतोन्‌ सवान्‌ गच्छ वा त्व॑ं यमक्षयम्‌ ॥ 
अथोत्‌ मनुष्यों का बलिदान कभी नहीं देखा गया । तुम केसे मनुष्य 
का बलिदान देकर शिव जी का पूजन करते हो? शिव जी को प्रसन्न करना 
चाहते हो, तो राजन्‌ ! दूसरों का अनादर मत करो ! प्राणी-आणी में तुम्हारे 
समान तेज है; या तुमसे अधिक भी। हम तुमको छलकारते हैं। युद्ध के छिए 
स्थिर हो जावो ! जरासंध ने भीम से छड़ना स्वीकार किया ओर कृष्ण जी की 
प्ररणा ओर उत्साहवधक शब्दों से प्रोत्साहित होकर भीम ने जरासंध का प्राण 


समाप्त कर दिया। यदि जरासंध मनुष्य का बलिदान करना बन्द कर देता ओर 
राजाओं को छोड़ देता तो कृष्ण कभी उसके प्राण हनन का विचार न करते। 


भगवान श्रीकृष्ण के जीवन के कुछ उपदेश ५6 
शिश्ुपाल-वध 


इसी प्रकार भगवान्‌ कृष्ण ने धर्म के अनुसार शिशुपाछ को मारा। 
राजसूय यज्ञ के अन्त में जब राजाओं के सम्मान करने का समय आया तब 
वहाँ नारदादि ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि, ब्राह्मण, क्षत्रिय और सब प्रकार के गण्यमान्य 
जन उपस्थित थे। उस समय भीष्मपितामह ने युधिष्ठिर से कहा कि राजाओं 
का यथायोग्य अधष्य से सत्कार करो ओर इनमें जो सबसे श्रेष्ठ हैं उन्हें पहले अच्य 
दो! युधिष्टिर ने पूछा कि इनमें से सबसे श्रेष्ठ आप किनको मानते हैं ? भीष्स- 
पितामह ने कहा कि इन सबमें सबसे अधिक पूजा के योग्य कृष्ण हैं। इस 
सभा में जितने छोग बैठे हैं उन सबमें ये अपने तेज, बल, पराक्रम से ऐसे चमकते 
हैं जैसे ग्रहों में सुय। यह बात शिशुपाछ को बहुत बुरी छगी ओर उसने भीष्म, 
युधिष्ठिर ओर कृष्ण को बहुत निन्‍दा की। भीष्म ने शिशुपारल को बहुत समझाया 
पर जब वह कष्ण को ओर भीष्म को कड़वे से कड॒वे शब्दों में निन्‍्दा ही करता 
गया तो भोष्म ने कहा कि जिसकी मरने की इच्छा हो वह कृष्ण को छलकारे। 
इस पर शिशुपालर ने ऋष्ण को छछकारा और भगवान ने सब राजाओं के 
सामने कहा $-- रद | 
दिष्या होद स्व राज्ञां सन्निधावद्य वतंते। 
पश्यन्ति हि भवन्तोउ्य मय्यतोव व्यतिक्रमम ॥ 
भृण्वन्तु में' महीपाला येनेतत्क्षमितं मया। 
अपराधशतं क्षाम्यं मातुरस्यैव याचने ॥ 
दत्त मया याचितं च तह्ढे पूर्ण हि पार्थिवाः । 
अधुना मारयिष्यामि पश्यतां वो भमहीक्षिताम्‌ | 
एवमुक्वा यहुश्रेष्ठश्वेद्राजस्य तत्वणात्‌ । 
व्यपाहरच्छिरः क्रुदभ्क्रेणामित्रकपेणः || 


राजाओं ! संयोग से शिशुपाठछ आज आप सब ही राजाओं की उपस्थिति 
में है और आप ने देखा कि इसने मेरे प्रति कितना अनुचित व्यवहार किया हे ? 
मैंने इसकी माता की आथना पर वचन दिया था कि मैं इसके सौ अपराध क्षमा 
करूगा, उसके अनुसार में इसके सो अपराध क्षमा कर चुका हँ। मेरा वचन 
पूणों हो चुका है। अब मैं आप सबके देखते हुए इसको दण्ड देता हूँ और 
इतना कहकर सुदर्शन चक्र के द्वारा उसको समाप्त कर दिया। इसढिये भीष्म 
ओर. द्रोण आदि महापुरुषों ने कहा है कि :-- 

यतो धर्मस्ततः कृष्ण यतः क्ृष्णस्ततोजयः । 


जहाँ धम हे वहाँ ऋष्ण हैं, जहाँ ऋष्ण हैं वहाँ विजय हे । 





जन्माष्टमी के उत्सव में भाषण 


पूज्य मालवीयजी ने सब वक्ताओं को धन्यवाद देते हुए कह कि भक्तिरस 
के प्रवाह का जो आनन्द इस समय मिल रहा है उसे हटाना ओर दूसरा भाषण 
देना ठीक नहीं। मुझे ऐसी शीतल्ता मिल्ली कि हृदय परमानन्द के सुख में डूब 
गया। मुझे शक्ति नहीं कि कुछ कहूँ। हमलोग भाग्यशाली हैं जो ऐसे आनन्द 
को ले रहे हैं। सब प्रान्तों के व्यक्ति एकत्र हैं ओर जन्माष्टमी का उत्सव मना 
रहे हैं। अध्यात्म सुख सब सुखों से ऊँचा हे। राधा बेटी और भक्त मीरा ने 
परमानन्द लिया है। ललिता ने ठीक कहा था कि हे राधा ! कृष्ण प्रम॒ बड़ा 
कठिन है। आजीवन रोना है। रोने में परम सुख हे । 


हम जैसा चित्र देखते हैं वेसा भाव सामने आ जाता है। कसाई को 
देख उसके नीच कर्मों का दृश्य दीख जाता है, एक ज्ञानी साधु को देख कर 
सदाचार और शान्ति का ध्यान आता है। कृष्ण का नाम लेने से पविन्नता, 
सद्भाव ओर अछोकिक लीछाओं का दृश्य दीखने छगता है। एक बूँद तेल जेसे 
पानी पर फेल जाता हे वेसे एक बार नाम लेने से ग़रीर आनन्द में डूब जाता है। 


रावण ने भी रामरूप बनाया तो उसे राम की भावना हो गई। वह 
परश्ली को मातावत्‌ देखने लगा। उसकी दुष्टता छुप्त हो गई, तब भक्तों का 
क्या कहना ? जो परमात्मामय हो जाते हैं। वीर का नाम लेने से वीरता का 
चित्र खिंच जाता है। यह धम भावना लालटेन है जो जीवन में प्रकाश देती हे । 
अन्धकार में मार्ग बताती है। पवित्र मूर्ति का ध्यान, नामस्मरण और कीतेन 
हृदय को परमात्मा की ओर ले जाते हैं। पवित्र स्थान में पवित्र होकर जाने से 
हृदय पवित्र हो जाता है। शरीर की जेसी शुद्धि करते हैं बेसी मन की शुद्धि 
परमात्मा के गुणगान से होती हे । 


परमात्मा अपने भक्त की चिन्ता करते हैं, जिस परमात्मा के पीछे लक्ष्मी 
रहती है। परमात्मा की सेवा को लक्ष्मी फिरती रहती है; उस ईश्वर को सेवा न 
करे तो फिर किसकी करे ? उससे बढ़कर कोन है जिसने गरभ में रक्षा की, गभ 
में भोजन दिया ? वह संसार का चलाने वाला है उसकी पूजा हृदय की शुद्ध 
भावना से करे ! उसका गुणगान करे ! भगवान्‌ भक्तों की रक्षा करते हैं। जब 
तक आखण हे तब तक ख्त्री, पुत्र, धन, यश हे जब प्राण चला जाता तो सब त्याग 
देते हैं; शरीर जला देते, गाड़ देते और फ्ंक देते हैं। इस शरीर की शोभा 
आत्मा से हे। आत्मा परमात्मा का अंश है। अतः उसी से यह शरीर शोभित 





'सनातनघर्म' साप्ताहिक मुखपत्र, वर्ष ३, अंक ५, पृ० १६, २५ अगस्त १९३५ ई०। 


जन्माष्टमी के उत्सव में भाषण ६१ 


है। उसके बिना शरीर व्यथ है, संसार तुच्छ हे। यह शरीर उसी परमात्मा की 
कृपा से बनता है, एक बाल के सहस््रांश से जीव बनता है। गोस्वामीजी ने एक- 
एक पद में आनन्द भर दिया है वे कहते हैं $-- 


प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीन्‍्हों । 


में पहले छुटपन में नहीं जानता था कि परमात्मा माता-पिता सब कुछ हैं, 
अब मुमे चेत हुआ। भक्त परमात्मा की भक्ति माँगते हैं। भक्ति में ही सवश्रेष्ठ 
सुख है, परमानन्द हे । उसे इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। हमारे आचायों 
ने, सन्‍्तों-भक्तों ने आनन्द लिया हे और उसे हम ले रहे हैं। नानक, कबीर, 
रामदेव, तुलसीदास, सूरदास सबने उस परमात्मा की भक्ति की धारा बहाई है । 
इनकी कृपा से हम बड़े भाग्यशाली हैं जो आनन्द पा रहे हैं.। 


एकमेवाहितीयम 


यृष्टि स्थित्यन्तकरणीं ब्रह्म विष्णु शिवाभिधाम्‌ | 
स संज्ञां याति भगवान्‌ एक एवं जनादं॑नः ॥| 
। --विष्णुपुराणे । 
परमात्मा एक है इस पर -- ु 
विष्णु पुराण में आया है कि जगत्‌ की रचना, पालन ओर संहार करने 
के कारण एकही परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव नाम को प्राप्त करता है। 
सवव्यापी 
नारायणो5क्षरो5नन्तः स्वव्यापी निरश्ननः । 
तेनेदमखिल व्याप्त जगत्स्थावर जड्न्‍रमम | 
तमादिदेवमजर केचिदाहुः शिवाभिधम्‌ । 
केचिहिष्णुं सदा सत्य॑ ब्रक्माणं केचिदुच्यते || 
-अहन्नारदीये । 
बृहन्नारदीय का वचन है कि नारायण अविनाशी है, अनन्त हे, चराचर रूप 
से विद्यमान समस्त विश्व में रहने वाला हे ओर निरश्लन हे; उसी परमात्मा से 
यह सारा संसार व्याप्त हे! उस आदि देव, एकही परमात्मा को कोई शिव नाम 
से पुकारता है, कोई विष्णु के नाम से पुकारता हे ओर कोई ब्रह्मा नाम से 
पुकारता है । कक 
त्रिधा भिन्नोह्महं विष्णो ब्रह्म विष्णु हराख्यया । 
सग रक्षालयगुणेः निष्कलो5यं सदा हरे | 
अहं भवानयं चेव रुद्रोड्यं यो भविष्यति । 
एक रूप न मेदो5स्ति भेदे च बन्धनं भवेत्‌ ॥। 
--शिवपुराणे । 
शिवपुराण में शिवजी कहते हैं :-- 
हे विष्णु ! सृष्टि, स्थिति और लय के कारण मैं--त्रह्म, विष्णु और 
हर--इन तीन नामों से विभक्त हूँ। वस्तुतः यह परमात्मा निष्कछ हे । 
में, आप ओर यह ब्रह्मा एवं भविष्य में होनेवाला रुद्र-हम सब एकही 
स्वरूपवाले हैं, श्रथात्‌ हम लोगों में ताक्ष्विक भेद कुछ भी नहीं है। यदि 


परमात्मा के बारे में भेद माना जाय तो बन्धन को छोड़कर मुक्ति कभी नहीं 
हो सकेगी। 


एकमेवाहवितीयम्‌ ६३ 


अहं ब्रह्मा च शर्वश्व जगतः कारण परम्‌ । 
आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दगविशेषणः || 
आत्ममायां समविश्य सो5हं गुणमर्यी विज । 
सृजन्‌ रक्षन्‌ हरन्‌ विश्व द्ने संज्ञां क्रियोचिताम ॥ 
--भागवते । 
भागवत का वचन हे कि :-- 
मैं (विष्णु भगवान्‌ ) ब्रह्मा ओ शंकर-ये सब संसार के परम कारण हैं। 
ज्ञानात्मक, निरुपाधिक आत्मा स्वयं साक्षीमात्र हे; अर्थात्‌ वस्तुतः साक्षीमात्र 
उस आत्मेश्वर में कत्तृत्वादि गुण आरोपित किये जाते हैं। वह परमात्मस्वरूप 
में सत्त्वादि गुण वाली अपनी माया का आश्रय कर सृष्टि, स्थिति ओर लयरूप 
कार्यों के हेतु कायोनुकूछ त्रह्मादि नामों को धारण करता हूँ । 
शिवो महेश्वरश्वेव रुद्रों विष्णु! पितामहः । 
संसारवैद्य! सवज्। परमात्मेति मुख्यतः । 
नामाष्टकमिदं नित्यं शिवस्य प्रतिपादकम्‌ | 


शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह (ब्रह्मा), संसारवेद्य ( संसाररूप 
व्याधि के उपायरूप परमात्मा ), सवज्ञ, और परमात्मा--ये आठ नाम परमात्मा 
रूप शिवजी के ही हैं। एवं 3०७ नमो भगवते वासुदेवाय, 3? नमो नारायणाय, 
3£ नमः शिवाय, श्री रामाय नम$, श्री कष्णाय नम४--ये सब मंत्र एक ही परमात्मा 
की स्तुति करते हैं । 


महादेवमाहात्यम्‌ 


नारायणं नमस्कृत्य नरथ्ेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


युधिष्ठटिर उबाच-- 
त्वया55पगेय नामानि श्रुतानीह जगत्पतेः । 
पितामहेशाय विभो नामान्याचक्ष्य शम्भवे ॥१॥ 
बश्रवे विश्वरूपायः महाभाग्यश्व तत्वतः। 
सुरासुरगुरा देवे शह्रेव्व्यक्तयोनये ॥२॥ 
भीष्म उबाच ३-- 
अशक्तो5ह गुणान्‌ वक्‍तुं महादेवस्य धीमतः । 
यो हि सबंगतो देवो न च्‌ सर्वत्र दश्यते ॥३॥ 
ब्रह्मविष्णुसुरेशानां स्रष्टा च प्रश्॒ुरेव च्‌ | 
ब्रह्मदयः पिशाचान्ता यं हि देवा उपासते ॥४॥ 
प्रकृतीनां परत्वेन पुरुषस्य च यः परः | 
चिन्त्यते यो योगविद्धिषिभिस्तत््वदर्शिमिः । 


राजा युधिष्ठटिर बोढे-हे पितामह ! आपने जगत्पति महेश्वर के नामों को 
सुना है इसलिए इस समय उसी जगन्नियन्ता, अन्तर्योमी, विशारू विश्वरूप, 
महाभाग सुरासुरगुरु, जगत्‌ की उत्पत्ति और छय के कारण, स्वयम्भू देव के 
नामों को यथाथ रीति से वर्णन करिये । 


भीष्म बोले-में उस महाज्ञानी महादेव के गुणों का वन करने में असमर्थ 

है। वह देवेश्वर सत्र व्यापक होते हुए भी सब जगह दिखाई नहीं देता। जो 

विराट्रूप ब्रह्मा सूत्रात्मारूप विष्णु तथा श्राज्ञरूप सुरेश फा उत्पन्न करनेवाढा 

प्रभु हे। ब्रह्म आदि देवताओं से लेकर पिशाच पर्यन्त देवता लोग जिसकी 

उपासना करते हैं, पद्नतन्मात्र महत्‌ अहंकार अव्यक्त आदि प्रकृति से और पुरुष 
से भी परतररूप से योग के जाननेवाले तत्त्वदर्शी ऋषि छोग जिसका ध्यान किया 

पीपल कल अनेक अमल रस 0 कक 0 00820 6 24: 8 


भगवता श्रीकृष्णेनः कथितम्‌, महाभारत--अनुशासनपव--अध्याय. १४-१८ तः 
संगृहीतम्‌ । 


महादेवमाहात्म्यम्‌ ६५ 

अक्षर परम ब्रह्म असच्च सदसच्च यः ||४॥। । 

प्रकृति पुरुषश्चेव क्षोभयित्वा स्वतेजसा | 

ब्क्षाणमसृ जत्तस्मादेवदेवः ग्रजापतिः ॥|६॥ 

को हि शक्तो गुणान्वक्तुं देवदेवस्य घीमतः । 

गर्भजन्मजरायुक्तो मत्यों सृत्युसमन्वितः ॥७॥ 

को हि शक्तो भवं ज्ञातुं मह्दिधः परमेश्वरम । 

ऋते नारायणात पूत्र शइ्नचक्रगदाधरात्‌ ।।<॥ 

एव विद्वान ग्रुणश्रेष्ठी विष्णु: परमदु्जयः । 

दिव्यचज्ञुमहातेजा बीते योगच्षुषा ॥६॥ 

रुद्रभत्तया तु कृष्णेन जगद्व्याप्तं महात्मना | 

त॑ प्रसाद्य तदा देव बदर्य्या किल सारत ॥१०॥ 

अर्थात्‌ प्रियतरत्वश्व॒ सवलोकेषु वे तदा। 

प्रापवानेव राजेन्द्र सुवर्णाक्षान्महेश्वराव ॥११॥ 

पूर्ण वरषसहखन्तुतप्तवानेष माधव | 

असाद्य वरद देव चराचरगुरु शिवम्‌ ॥१२॥ 
करते हैं। जो अपरिणामी परजह्य रब्जुसपेबत्‌ असत्‌ भासमान होकर भी 
अनिवचनीय है, जिसने अपने तेज के प्रभाव से साया और उसमें प्रतिविम्बित 
चैतन्य को प्राणिकर्मानुरोध से महत्तत्त्व से छुब्ध करते हुए निज सत्ता की स्फूर्ति 
से ब्रह्मा को उत्पन्न किया है, जब कि उस देवों के देव से प्रजापति उत्पन्न हुए हैं. 


तब गर्भे, जन्म, जरायुक्त मरण धमवाला कौन मनुष्य उस धौमान्‌ देवदेवेश्वर 
महादेव के गुणों को वशन करने में समथ होगा 


हे युधिष्ठिर ! शंख, चक्र, गदाधारी नारायण के अतिरिक्त मेरे समान कोई 
मनुष्य उस परमेश्वर को नहीं जान सकता। गुणों में श्रेष्ठ परम दुजय दिव्य- 
दृष्टिधारी, महातेजस्वी, विद्धान्‌ विष्णु ही योगरूपी नेन्न के सहारे उसे देख 
सकते हैं।. 

है भारत! रुद्र की भक्ति से अथौत््‌ आकाशादि अप्टमूर्तियों के ध्यान से 
महात्मा कृष्ण ने समस्त जयगत्‌ को व्याप्त किया। तब बद्रिकाश्रम में इन्होंने 
उसी देव को प्रसन्न करके दिव्य दृष्टि महेश्वर के अभाव से उस समय सब लोकों 
के बीच भोग्य वस्तुओं से भी प्रियतर पदार्थ आप्त किया है। इसी कृष्ण ने 
पूरी रीति से एक हजार वर्षतक तपस्या की थी। चराचर को वर देनेवाले 

९्‌ 


६६ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


युगे युगे तु कृष्णेन तोषितो वे महेश्वरः | 
भक्‍त्या परमया चैव प्रीत्चव मदहात्मनः ॥१३॥ 
ऐश्वर्य यादर्श तस्य जगद्योनेमेहात्मनः । 
तदय॑ रृश्वान्‌ साक्षात्‌ पुत्रार्थ हरिस्च्युतः ॥१४॥ 


तस्मात्परतरब्चैव नान्‍्ये पश्यामि भारत । 
व्याख्यातुं देवदेवस्य शक्तो नामान्यशेषतः ॥१४॥ 


एप शक्तो महाबाहुवकक्‍तुं भगवतों शुणान्‌ | 
विभूतिश्वेव कात्स्न्येंन सत्यां माहेश्वरी तप ॥१६॥ 


वैशम्पायन उवाच $-- 
एयसुक्त्वा तदा भीष्मों वासुदेव॑ महायशाः । 
भवमाहात्म्यसंयुक्तमिदमाह पितामहः ।।१७॥ 


भीष्म उताच $-- 
सुरासुरयुरों देव विष्णों त्व॑ वक्तुमइसि। 
शिवाय विश्वरूपाय यन्मां पृच्छब्युधिष्ठिःः ॥१८॥ 
नाम्नां सहस्न॑ देवस्प तण्डिना ब्रह्मयोनिना । 
निवेदितं ब्रह्मलोके ब्रक्मणो यत्‌ पुराभवत्‌ ॥१६॥ 


शिव को ग्रसन्‍न करके कृष्ण ने प्रत्येक युग में महेश्वर को संतुष्ट किया है ओर 
इस महात्मा की परम भक्ति से महादेव प्रसन्न हुए हैं.। 

जगत्‌ के उत्पत्तिस्थान महादेव का जैसा ऐश्वय है. उसका इस अविनाशी 
हरि ने पुत्र के निमित्त साक्षात्‌ दशन किया हे । 

हे भारत! उससे परे में ओर किसी को भी नहीं देखता जो उस 
महादेव के नामों को अशेष रूप से कह सकता है। हे राजन्‌ ! महाबाहु ऋष्ण 
ही उस भगवान के गुणों तथा उस महेश्वर की सत्य विभूति का विस्तारपूवक 
वर्णन करने में समथ हैं। श्री बेशस्पायन मुनि बोले--तब बड़े यशरवी 
भीष्मपितामह वासुदेव जी का इस प्रकार बणन करके शिवजी के माहात्म्य से 
संयुक्त वचन उनसे कहने लगे । 

भीष्म बोले--हे सुरासुर गुरु विष्णुदेव ! विश्वरूप शिवजी के विषय में 
युधिष्ठिर ने मुझसे जो प्रश्न किया हे उसका उत्तर देने में तुम समथ हो । पहिले 
ब्रद्मछोक में त्रह्ा के समीप उनके पुत्र तण्डी ऋषि ने शिवजी के जिन हजार 
नासों का वर्णन किया था उन नामों को हेपायन आदि उत्तम त्रत करनेवाले 


महादेवमाहात्म्यम्‌ ६७ 


देपायन प्रभृतयस्तथा चेमे तपोधनाः । 
ऋषयः सुव्रता दान्ताः शृण्वन्तु गदतस्तव ॥२०।। 
ध्रुवाय नन्दिने होत्रे गोले विश्वसजेड्नये । 
महाभाग्यं विभो ब्रूहि मुण्डिनेव्थ कपदिने ॥२१॥ 
वासुदेव उबाच $-- ५ 
न गतिः कमंणां शकया वेत्तुमीशस्य तच्वतः । 
हिरण्यगर्भप्रमुखा देवाः सेन्द्रा महषयः ॥२२॥ 
न विदुयस्थ भवनमादित्याः ब्त्मदर्शिनः । 
स कथं नरमात्रेण शक्यो ज्ञातुं सतां गति; ॥२३॥। 
तस्याहमसुरघ्नस्य कांश्ित्‌ भगवतो गुणान्‌ । 
भवतां कीतेयिष्यामि ब्रतेशाय यथातथम्‌ ॥२४॥ 
वेशम्पायन उबाच ३-- 
एवग्नुत्तवा तु भगवान्‌ शुणांस्तस्य महात्मनः । 
उपस्पृश्य शुचिभृत्वा कथयामास घीमतः ॥२४॥ 
वासुदेव उवाच $+-- 
शुभ्रपध्व॑ ब्राह्मणन्द्रास्त्वश्व॒ तात युधिष्ठिर । 
त्वश्वापगेय नामानि श्ृणुष्वेह कपर्िने |।२६॥ 
जितेन्द्रिय ऋषि छोग तुम्हारे मुख से सुनें। आप उस कूटस्थ, आनन्दमय, 
कतेस्वरूप कम-फल दान करके रक्षा करने वाले विश्वस्रष्टा, गाहंपत्य अप्नि स्वरूप, 
मुण्डी और कप विश्वेश्वर का ऐश्व्य वन करिये। 


श्री कृष्ण बोले--हिरण्यगभ से लेकर इन्द्र सहित समस्त देवता और 
महर्षि लोग भी ईश्वर के कर्मों की गति को यथार्थ रूप से जानने में समर्थ 
नहीं हैं। सूक्ष्मदर्शो आदित्यादि देवबृन्द जिसके स्थान को नहीं जान सकते वह 
साध्यों की गति स्वरूप ईश्वर मनुष्यों को किस तरह माछूम होगा ? इसलिये 
मैं आप से ब्रतपूवंक किये हुये यज्ञों के फल देनेबाले असुरनाशक भगवान के 
कुछ गुणों का यथाथ रीति से वर्णोन करूँगा । 


श्रीवेशम्पायन मुनि बोले- यह कहकर भगवान्‌ ऋष्ण आचमनादि के रूप 
में जलूस्पश द्वारा पवित्र होकर उस धीमान्‌ महात्मा के गुणों का वन 
करने छगे। 


श्रीकृष्ण बोले-हे हिजेन्द्रणण ! हे तात धमराज ! हे गाड्रेय ! आप भी 


्ष्द्य मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


यदवाप्नश्न मे पूर्व शाम्बहेतो: सुदृष्करस्‌ । 
यथावद्धगवान्दष्रो मया पूव समाधिना ॥२७॥ 
शम्बरे निहते पूव रोक्मिणेयेन धीमता। 
अतीते द्वादशे वर्ष जाम्बबत्यत्रवीड्धि माम ||२८॥ 


प्रद्यम्नचारुदेष्णादीन्‌ रुक्मिण्या वीक्ष्य पृत्रकान्‌ । 
पुत्रार्थिनी माम्ुपेत्य वाक्यमाह युधिष्ठिर ||२६॥ 


शूर बलवतां श्रेष्ठ कान्तरूपमकल्मपम्‌ । 

आत्मतुल्यं मम सुत॑ प्रयच्छाऊच्युत माचिरम ॥।३०॥ 
न हि तेउप्राप्यमस्तीह त्रिषु लोकेषु किश्वन । 

लोकान सृजेस्त्वमपरानिच्छन्‌ यदुकुलोदह ।।३१॥ 
त्वया द्वादशवर्षाणि व्रतीभूतेन शुध्यता । 

आराध्य पशुभर्तारं रुक्मिण्यां जनिताः सुताः ॥३२॥ 
चारुदेष्णः सुचारुथ चारुवेशों यशोधनः । 
चारुश्रवाश्रारुयशाः प्रग्यन्नः शम्भुरेब च ॥३३॥ 


यथा ते जनिताः पृत्रा रुक्मिण्यां चारुविक्रमाः । 
तथा ममापि तनय॑ ग्रयच्छ मधुसदन ॥|३४॥ 


इस समय कपदी के नामों को सुनिये ! पहिले मैंने शाम्ब के निमित्त जिन सब 
अत्यन्त दुष्कर नामों को प्राप्त किया था उसे ही वन करूँगा। पहिले मैंने 
समाधि के द्वारा उस भगवान्‌ का दशन किया था। बुद्धिमान रुक्मिणीपृत्र 
प्रयुग्न के हाथ से शम्बरासुर के मारे जाने पर बारह वष के अनन्तर जाम्बवती 
ने मुझसे कुछ कहने की इच्छा की। वह प्रद्युम्न ओर चारुदेष्ण आदि रुक्मिणी 
के पुत्रों को देखकर पुत्र को कामना करके मेरे निकट आकर बोली-े अच्युत ! 
तुम र मुझे अपने समान बलवानों में श्रेष्ठ, सुन्दर ओर शुद्धचित्त पुत्र 
प्रदान करो । 


हे यदुकुरुघु रन्धर ! तीनों छोकों में तुम्हारे लिये कुछ भी अग्नाप्य नहीं है। 
इच्छा करने से तुम दूसरे छोकों की रृष्टि कर सकते हो। तुमने बारह वर्ष का 
ञत कर शरौर सुखाकर महादेव को आराधना करके चारुदेष्ण, सुचारु, 
चारुवेश, यशोधन, चारुश्रवा, चारुयशा, श्रयुन्न और शस्भु--ये सब सुन्दर तथा 
88 जेसे रुक्मिणों के गर्भ से उत्पन्न किये वैसे ही मुझे भी एक पुत्र 
प्रदान करो | 


महादेवमाहात्म्यम्‌ ६6 


इत्येव॑ चोदितो देव्या तामबो्च सुमध्यमाम्‌ । 
अनुजानीहि मां राज्षि करिष्ये वचन॑ तव ॥३५॥ 


सा च मामब्रवीद्गच्छ विजयाय शिवाय च । 
ब्रह्मा शिवः काश्यपश्च नद्यों देवा मनोनुगाः ॥३३९॥ 


क्षेत्रोषष्यो यज्ञवाहाश्छन्दांस्यूषिगणा घरा।। 
समुद्रा दक्षिणास्तोभा ऋक्षाणि पितरो ग्रहाः ॥३७॥ 


देवपत्न्यो देवकन्या देवमातर एवं च | 
मन्वन्तराणि गावश्र चन्द्रमा; सविता हरि! ॥३८॥ 


सावित्री ब्रह्मविद्या च ऋतवो वत्सरस्तथा । 
क्षणा लवा सुहर्ताश्व निमेषा युगपययाः ॥३९॥ 


रक्षन्तु सत्र गंतं त्वां यादव सुखाय च | 
अरिश्ट गच्छ पन्थानमप्र मत्तो भवानघ |४०।। 


एवं कृतस्वस्त्ययनस्तयाह ततो 5भ्यनुज्ञाय कपीन्द्रपृत्रीम । 
पितु! समीप नरसत्तमस्य मातुश्व राज्थ तथा55हुकस्य ।।४१॥ 


जाम्बबती के ऐसे वचन सुनकर मैंने उस सुन्दरी से कहा, हे रानो ! तुम 
अनुमति दो, मैं तुम्हारे वचन का पालन करूँगा । उसने मुझसे कहा तुम विजय 
ओर मंगछ के निमित्त प्रस्थान करो । 


हे यादव ! ब्रह्मा, शिव, काश्यप, नदियाँ, मन के अनुगामी सब देवता, 
देवताओं को हृव्य पहुँचाने वाले यज्ञ, ओषधियाँ, छन्द्‌ समूह, ऋषिदृन्द, प्रथ्वी, 
समुद्र, दक्षिणा, स्तोम वाक्य अथोत्‌ सामके पूरक “हुँमा” इत्यादि अक्षर, तारागण, 
पितर, ग्रह, देवपत्नियां, देव कन्यायें और देव मातायें, सन्‍्वन्तर, गौ, चन्द्रमा सूय, 
हरि, सावित्री, त्रद्य-विद्या, ऋतुयें, बष, क्षण, लब, मुहूत्त, निमेष, ओर युगपरयय-नये 
सब, जहाँ तुम जाओ उसी स्थान में तुम्हारी रक्षा करें ओर तुम्हारे सुख के 
कारण होवें। हे पाप रहित ! तुम सावधान होकर निर्विष्न मार्ग में गमन करो । 


ऋश्षराजपुत्री के ऐसा स्वस्त्ययन करने पर उसकी अनुमति लेकर फिर 
पुरुषों में श्रेष्ठ पिता, माता और राजा आहुक ( उम्रसेन ) के निकट जाकर 
जाम्बवती ने अत्यन्त आत होकर मुझसे जो कहा था मैंने उसे निवेदन करके 
अत्यन्त दुःख के साथ उनसे विदा लेकर गद और महाबल॒वान्‌ बलदेव से सब 
वृत्तान्त वन करके उनकी अनुमति मांगी | 


महादेवमाहात्म्यम्‌ ७१ 


नानाशकुनिसंभोज्येः फलैबृत्तेरलंकृतम । 
सेप्तैम (0 
यथास्थानविनिन्षिप्तेमूषितं भस्मराशिमिः ॥५०॥ 


रुर्वानरशादूलूमिंह॒द्दी पिसमाकुलम्‌_ । 
कुरड्बरहिंणाकीण मार्जारश्ुजगाइतम ॥५१॥ 


पूगैथ सृगजातीनां महिषत्तनिषेवितम्‌ । 
दिव्यस्नीगीतबहुलो मारुतो5भिम्मुखों ववी ॥५२॥ 
धारानिनादेविंहगप्रणादे! शुभेस्तथा बृंहितेः कुछ्नराणाम्‌ । 
गीतैस्तथा किन्नाराणामुदारेःशु मै; स्वने! सामगानां च वीर ॥५३॥ 


अचिन्त्यं मनसाप्यन्ये! सरोभिः समलद्कृतम । 
विशालैश्राभिशरणेभूषित॑ कुसुमाइतेः ॥५४७॥ 


विभूषित॑ पृण्यपवित्रतोयया सदा च जुष्ट नृप जहुकन्यया । 
विभूषितं धर्मभ्ृतां वरिष्ठे महात्मभिवेद्धिसमानकल्पेः ॥४४॥ 


वाय्वाहाररम्बुपैजेप्य नित्यैः संप्रक्षालैयों गिभिर्ष्याननित्यैः । 
धूमप्राशैरुष्मपेः क्षीरपेश्व संजुशश्व ब्राह्मणेन्द्रे! समन्‍्तात्‌ ॥५९॥ 


शोभित, नाना प्रकार के पक्षियों के भोजन के योग्य फल वाले वृक्षों से घिरा 
हुआ ओर यथायोग्य स्थान में रखी हुई भस्म से ढको हुई अग्नि से विभूषित 
था। रुरु, बन्दर, शादूल, सिंहद्गीपी नाम पशुओं से व्याप्त, हरिण, मयूर, 
माजोर ओर सर्पों से परिपूा अनेक प्रकार के म्रगों के समूह भेंसे और 
रीछों से निषेवित था। वहाँ पर विविध पुष्पों की सुगन्धियुक्त, दिव्य 
ख्त्रियों के संगीत के समान सुखस्पशयुक्त वायु बह रही थी। हे वीर ! वह 
स्थान जलूधारा के निनाद, पत्तियों की बोली, हाथियों के मनोहर चिण्घाड़, 
किन्नरों के उदार गीत और सामगान करने वाले ब्राह्मणों की पवित्र ध्वनि से 
अलंकृत था। वह स्थान नत्रह्मषियों के सिवाय दूसरे पुरुषों के ध्यान में भी न 
आने वाला, तड़ागों से अलंकृत ओर पुष्पों से घिरी हुई विशाल अप्निशालढाओं 
से अत्यन्त शोभायमान था। हे महाराज ! वह आप्रम पवित्र जलवाहिनी 
जन्हुनन्दिनी श्रीगद्माजी से सदा सेबित ओर विभूषित तथा अप्लि के समान 
तेजस्वी महात्माओं के वास से अलंकृत था। 


वायु तथा जल पीने वाले, जप में रत शाखत्ररीति से चित्त को शोधन करने 
वाले ध्याननिष्ठ योगी जनों और धूम्र पान करने वाले, सूय की किरणों का भक्षण 
करने वाले, दुग्धाहारी त्राक्षरान्द्रों के द्वारा सब भांति से सेवित था। 


गोचारिणो5थाश्मकुट्टा दन्‍्तोलूखलिकास्तथा । 
मरोचिपाः फेनपाथ तथव सृगचारिणः ॥५७॥ 


अश्वत्थफलभक्ताथ तथा ब्युदकशायिनः । 
चीरचमाम्बरघरास्तथावल्कलघारिणः ॥५८॥ 


सुदुःखान्नियमांस्तांस्तान्वहतः सुतपोधनान । 
पश्यन्युनीनू बहुविधान प्रवेष्टुमुपचक्रमे ॥५६॥ 


सुपूजितं देवगणमेहात्मभिः शिवादिभिर्भारतपृण्यकर्ममिः । 

रराज तच्चाश्रममण्डलं सदा दिवीव राजन्‌ शशिमएडल यथा।। ६०॥। 
क्रीडन्ति सर्पेनेकुला मृगैव्याप्राश्र मित्रवत्‌ । 

प्रभावात्‌ दीप्॒तपसां सन्निकर्षान्महात्मनाम ॥६१॥ 

तत्राअमपदे श्रेष्ठ सबंभूतमनोरमे । 

सेविते द्विजशादलेबेंदवेदाड़पारगेः ॥६२॥ 
नानानियमविख्यातैऋषिभिः सुमहात्मभिः । 

प्रविशन्नेव चापश्यं जदाचीरघरं अ्रश्यम ॥६३॥ 

तेजसा तपसा चेव दीप्यमानं यथानलस । 

शिष्येरनुगतं शान्तं युवानं आ्रह्मणपभम्‌ ।| ६४ ॥ 


गोचरी अथात्‌ गो के समान मुख से आहार करने वाले, पत्थर पर कूट 
क्र खाने वाले, मरोचिप अर्थात्‌ चन्द्रकिरण पान करके जीवन धारण करने 
वाले, जल के फेन का पान करने वाले, मगचारो, पीपल के फल को खाकर रहने 
वाले, जल में श़यन करने वाले, चीर और मृग चमौम्बरधारों तथा वल्कल 
पहनने वाले ओर अत्यन्त कष्ट से उन सब नियमों में तत्पर रहने वाले अनेक 
अकार के तपस्वी मुनिर्यों का दशन करके मैंने उस स्थान में प्रवेश करने की इच्छा 
की। दे भारत! हे राजन! आकाश में चन्द्र मरडल की भाँति वह आश्रम 
मण्डल पुण्य कम करने वाले महानुभाव शिव जी आदि देवताओं से सदा उत्तम 
रीति से पूजित होकर विराजमान था। महातपस्वी महात्माओं के सहवास और 
प्रभाव से वहाँ पर नेवले विषधर सापों के साथ और बाघ सगों के साथ मित्र 
को भांति क्रीड़ा करते थे। वेद वेदांग के जानने वाले विविध नियमों के पालन 
में असिद्ध द्विजश्रेष्ठ महानुभाव महर्षियों से. सेवित, सब जीवों के मन को प्रसन्न 
करने वाले, उस श्रेष्ठ आश्रम स्थल में प्रवेश करते ही मैंने जटाचीरधघारी, तेज 
जटाधारी, तेज और तपस्या के द्वारा अप्नि के समान प्काशमान, शिष्यों के सहित, 
शान्त, योवनसम्पन्न, द्विजबर उपसन्यु का दर्शन किया। जब अैंने शिर क्रुका कर 


सहादेवमाहात्म्यम्‌ ७३ 


शिरसा वन्दमान माप्ुपमन्युरभाषत । 

स्वागत पुणडरोकाक्ष सफलानि तपांसि नः । 

यः पूज्य; पूजयसि मां द्रष्टव्यों द्रष्टमिच्छसि ॥ ६५ ॥ 

तमहं ग्राज्ललिभृत्वा सगपत्तिष्वथाप्रिषु । 

धर्म च शिष्यवर्ग च समपृच्छमनामयम्‌ ॥ ६६ ॥ 

ततो मां भगवानाह साम्ना परमवल्गुना । 

लप्स्यसे तनय॑ कृष्ण आत्मतुल्यमसंशयम्‌ ॥। ६७ ।॥ 

तपः सुमहदास्थाय तोषय्रेशानमीश्वरम । 

इह देव सपत्नीकः समाक्रीडत्यधोत्तज ॥ ६८ ॥ 

इहैन देवतश्रेष्ठ देवाः सर्षिंगणा पुरा । 

तपसा ब्रह्मचय्यंण सत्येन च दमेन च || ६६ ॥ 

तोषयित्वा शुभात्‌ कामान्‌ प्राप्तवन्‍्तो जनादंन । 

तेजसां तपसाञ्चवेव निधिः स भगवानिह || ७० ॥ 

शुभाशुभान्वितान्‌ भावान्‌ विसृजन्‌ सद्क्षिपन्नपि । 

आस्ते देव्या सहाचिन्त्यो य॑ प्राथंयसि श॒त्रृहन्‌ || ७१ ॥ 

दिरिएयकशिपुर्यो5भूदानवो मेरुकम्पनः । 

4 + रे 

तेन सर्वामरेश्वय शर्वात्‌ ग्राप्तं समाबुदम्‌ ॥। ७२ ॥ 
उनकी बन्दना की तब वह मुझ से बोले--हे पुण्डरीकाक्ष ! तुमने सुख से 
आगमन किया है न १ हमछोगों की तपस्या सफल हुई क्योंकि तुम पूज्य होकर 
भी हमारी पूजा करते हो ओर हमारे दर्शनीय होने पर भी हम छोगों के दर्शन 
की इच्छा करते हो। मैंने हाथ जोड़ के उनसे झूग, पक्षी, अभि, धर्म ओर 
श्िष्यों के विषय में कुशल प्रश्न किया। अनन्तर भगवान्‌ उपसन्यु मुझ से परम 
मनोहर शान्त वचन बोछे-हे कृष्ण ! तुम अपने समान पुत्र निःसन्देह प्राप्त 
करोगे। तुम उम्र तपस्या में स्थित होकर सव नियन्ता महादेव को सन्तुष्ट करो। 
हे अधोक्षज ! वह देव अपनी पत्नी अथोत्‌ शक्ति के साथ इस स्थान में सदा 
विहार करते हैं। प्राचीन समय में यहीं देवताओं में श्रेष्ठ शक्कर जी को देवता 
ओर ऋषिगणों ने तपस्या, ब्रह्मचयं, सत्य और दम के द्वारा प्रसन्न करके शुभ 
कर्मों को प्राप्त किया था। हे शत्रुनाशन ! तुम जिसकी ग्राथना करते हो वह 
तपोनिधि ओर तेज के आधार अचिन्तनीय भगवान्‌ शुभाशुभ भावों को उत्पन्न 
करते ओर अपने में छय करते हुए देवी के सहित इसी स्थान में विराजमान 
हैं। सुमेरु परत को कंपानेबाला जो ह्रिण्यकश्यप नामक दानव था उसने 

२० 


तस्येव पृत्रप्रवरों मन्दरो नाम विश्रुतः । 
महादेववराच्छक्र वर्षाबुदमयोधयत्‌ ॥ ७३ ॥ 
विष्णोश्रक्रश्व तदू घोरं वज्॒माखण्डलस्य च। 
शी पुरा भवत्तात ग्रहस्याड्रेषु केशव || ७४ ॥ 
यत्तद्भगवता पूव दत्त चक्र तवानघ । 

जलान्तरं चर हत्वा देत्यश्च बलगविंतम्‌ || ७४ ॥ 


उत्पादितं वृषाइण दीप्ं ज्वलनमन्निभम | 
दत्त भगवता तुम्य॑ दुद्धंप तेजसादूभुतम्‌ ॥ ७६ ॥ 


न शकयं द्रशुमन्येन व्जेयित्वा पिनाकिनम्‌ । 
सुदर्शन भवत्येवं भवेनोक्त तदा तु तत्‌ | ७७ ॥ 


सुदशनं तदा तस्य लोके नाम प्रतिष्ठितम्‌ । 
तजजीणमभवत्तात ग्रहस्याइगेषु केशव ॥| ७८॥ 


ग्रहस्यातिबलस्याड़े वरदत्तस्य घीमतः । 
न शस्राणि वहन्त्यड़े चक्रवन्ञशतान्यपि ॥ ७६ ॥ 


९ ए्‌ ९ 
महादेव की कृपा से एक अरब वष पयन्त सब देवताओं का ऐश्वय पाया था। 
उसी का मुख्य पुत्र मन्दर नाम से प्रख्यात है। उसने महादेव के वर के प्रभाव 
से एक अरब वर्ष तक इन्द्र के साथ युद्ध किया था। छे तात केशब ! बिष्णु 
का वह घोर चक्र ओर इन्द्र का भयंकर वज्ञ पहिले समय में उस मन्द्र के अड्जं 
पर विफल हुआ था। 


हे पापरहित! पहिले समय में भगवान्‌ वृषभध्वज ने जल-मध्य में 
विचरण करने वाले अभिमानी देैत्य को मारने के छिये जो अप्नि के- समान 
प्रकाशमान चक्र उसन्न किया था, उससे उस देत्य को मारकर अद्भुत तेज से युक्त 
दुर्धष चक्र भगवान्‌ ने तुम्हें दे दिया था। पिनाकी के अतिरिक्त दूसरा कोई 
पुरुष उसकी ओर देखने में समथ नहीं था। इसीलिये महादेव ने उस समय 


कहा था कि यह सुदश्शन होजाय तभी से लोक में वह चक्र सुदर्शन नाम से 
प्रतिष्ठित हो रहा है । पु 


| हे तात केशव ! बह चक्र मन्द्र के अज्ञों पर लगकर जीण तृण के समान 
व्यथ हुआ था। महादेव ने उस मन्दर असुर को यह बर दिया था कि तुम सब 
शत्नों से अवध्य होगे, इसी बर के प्रभाव से वह धीमान प्रवल्ल बछशालढी असुर 
निज अज्ञ पर चक्र और सैकड़ों वक्ष आदि शज्मों को चोट सहज ही में सह 


महादेवमाहात्म्यम्‌ 


अदयमानाश्र विबुधा ग्रहेश सुबलीयसा । 
शिवदत्तवरान्‌ जध्नुरसुरेन्द्रान्सुरा भ्शम्‌ ॥| ८० ॥ 
तुशे विद्युतप्रभस्यापि त्रिलोकेश्रतां ददौ । 

शर्त वषसहखाणां सवलोकेश्वरोडमवत्‌ ॥ ८१ ॥ 


ममैवालुचरो नित्यं भवितासीति चात्रवीत । 
तथा पृत्रसहरस्ताणामयुतश्व ददो प्रशु) ॥ ८२ ॥ 


कुशद्वीपश्व स ददो राज्येन भगवानजः । 
तथा शतमुखो नाम थधात्रा सष्टो महासुर। ॥ ८३ ॥ 


त॑ ग्राह भगवांस्तुष्टः कि करोमीति शइ्वरः । 

त॑ वे शतमुखः प्राह योगो मवतु मे5छ्भुतः ॥ ८७ ॥ 
बलअ् देवतश्रेष्ठ शाश्वतं संग्रयच्छ में । 

तथेति भगवानाह तस्य तद॒चन प्रशुः ॥ ८५ ॥ 


स्वायम्शुवः क्रतुआपि पृत्राथमभवत्पुरा 
आविश्य योगेनात्मानं त्रीणि वर्षशतान्यपि ।। ८६॥ 


सकता था। जब मन्द्र ने देवताओं को अत्यन्त पीडित किया तब देवताओं ने 
महादेव के दिये हुए बर के प्रभाव से गवित दानवों के दल को नष्ट किया। 
देवताओं के बुद्धि कौशल से वे छोग आपस में कलह करके विनष्ट हुए । 


महादेव ने बिजली के समान प्रकाश वाले इस दानव पर असन्न होकर 
उसे तीनों लोकों के ऐग्रर्य का दान किया था। वह एक छाख वर्ष तक सब 
लोकों का ईश्वर हुआ। तू सदा मेरा ही अनुचर होगा! यह कह कर भगवान्‌ 
, ने उसे अयुत सहख्र (दश हजार) पुत्र प्रदान किये। अजन्मा भगवान्‌ ने उसे 
कुशद्वीप का राज्य दे विया। इसके बाद बद्मा के द्वारा उत्पन्न हुए, सो वर्ष तक 
अपने माँस से अश्निको तृप्त करने वाले शतमुख नामक बड़े असुर पर प्रसन्न 
होकर भगवान शंकर बोले, में तुम्हारे लिये क्या करूँ? । शतमुख ने उनसे कहा- 
हे देवों के देव ! आप मुझे वह अद्भुत योग प्रदान करें जिससे मुझमें चन्द्रमा, 
सूर्य, बादल ओर प्रृथ्वी आदि उत्पन्न करने की सामथ्य हो और ब्रद्मविद्या से 
उत्पन्न शाश्वत बल मुमे प्राप्त हो। विग्रहानुग्रह में समथ भगवान्‌ ने उसका 
वह वचन सुनकर कहा -ऐसा ही होगा। 


प्राचीन काल में स्वयंभू मनु ने तीन सो वर्ष तक सूत्नात्मा में प्रविष्ट होकर 
अर्थात्‌ सूत्रात्मा का ध्यान करते हुए पुत्र के निमित्त यज्ञ किया था। भगवान्‌ 


महादेवमाह त्म्यम्‌ ७७ 


अशेत मुसलेप्बेब प्रसादाथ भवस्य सा । 
तामब्रवीद्धसन्‌ देवी भविता वे सुतस्तव ॥९४॥ 


विना भरत्रां च रुद्रेण भविष्यति न संशय; | 

वंशे तबेव नाम्ना तु ख्यातिं यास्यति चेप्सिताम ॥६३॥ 
विकणणश्र महादेवं तथा भक्तसुखावहम । 

प्रसाध भगवान्‌ सिद्धि ग्राप्वान्‌ मधुस्दन ॥॥६७॥ 
शाकल्यः संशितात्मा वै नववषशतान्यपि । 
आराधयामास भव मनोयज्ञेन केशव ॥६८॥ 

तश्चाह भगवांस्तुशे ग्रन्थकारों भविष्यसि। 

व॒त्साक्षया च ते कीतिंखेलोक्ये वे भविष्यति ॥६६॥ 


अक्षयश्व कुल तेउस्तु महर्पिभिरलंकृतम । 
भविष्यति हिजश्रेष्ठ) स्त्रकता सुतस्तव ॥|१००॥ 
सावर्णिश्रापि विख्यातों ऋषिरासोत कृते युगे । 
इह तेन तपस्तप्तं पश्चिषशतान्यथ ॥१०१॥ 


तमाह भगवान्‌ रुद्रः साक्षात्तशेउस्मि तेडनव । 
ग्रन्थकृल्लोकविख्यातो भवितास्यजरामर। ॥१०२॥ 


रहकर तीन सो वर्ष तक महादेवजी को प्रसन्न करने के लिये मूसर अथोत्‌ 
लोह हल के अग्ममाग पर शयन किया। महेश्वर ने हंसकर उससे कहा कि 
रुद्रमन्‍्त्र के प्रभाव से बिना पति के ही निशसन्देह तुम्हारा पुत्र होगा ओर वंश 
में वह तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा ( उत्तम कीत्ति को पावेगा )। 


हे मधुसूदन ! भगवान्‌ भक्तिमान्‌ विकरण ने सुख देने वाले महादेव को 
प्रसन्न करके सिद्धि लाभ की थी। हे केशव ! संशितात्मा (तीच्ण बुद्धि) शाकल्य 
ने नव सो व्ष तक मनोयज्ञ से महादेव की आराधना की थी । 

भगवान्‌ प्रसन्न होकर बोले-हे पुत्र ! तुम ग्न्थकतों होगे ओर तीनों छोकों 
में तुम्हारी अक्षय कीति होगी। महर्षि कुछ के द्वारा अल्कृत तुम्हारा वंश 
अक्षय होगा ओर तुम्हारा पुत्र द्विजश्रेष्ठ तथा सूत्रकत्तों होगा। 

सतयुग_ में सावर्शि नामक एक विख्यात ऋषि थे। उन्होंने इस स्थान में 
छु; हजार वर्ष तक तपस्या को थी। भगवान्‌ रुद्रदेव स्वयं उनसे बोले-हे 
अनध ! मैं तुम पर प्रसन्न हुआ हूँ, तुम अजर और अमर होके छोक में प्रसिद्ध 


मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


शक्रेण तु पुरा देवो वाराणस्यां जनाइईन । 
आसघितोअभूद्धक्तेन दिग्वासा भस्मगुण्ठितः ॥१०३॥ 
आराध्य च महादेव॑ देवराज्यमवाप्रवान्‌ | 

नारदेन तु भक्तयाउसो भव आराधितः पुरा ॥ 

तस्य तुशे महादेवो जगो देवगुरुगुरुः ॥१०४॥ 
तेजसा तपसा कीर्त्या त्वतूसमो न भविष्यति । 
गीतेन वादितव्येन नित्यं मामनुयास्यसि ॥१०५॥ 
भयापि च यथा दृष्टो देवदेव! पूरा विभो। 
साक्षात्‌ पशुपतिस्तात तच्चापि श्रुणु माधव ॥१०६॥ 
यदथ च मया देवः ग्रयत्नेन तथा विभो | 
प्रयोधितों महातेजास्तश्वापि श्रृणु विस्तरम ॥१०७॥ 
यदेवाप्तश्व॒ में पूव देवदेवान्‌ महेश्वरात । 

तत्सव निखिलेनाद कथयिष्यामि तेडनघ |१०८॥ 
पुरा कृतयुगे तात ऋषिरासीन्महायशाः । 
व्याप्रपाद इति रुयातो वेदवेदाहपारग! ॥|१ ०९ 
तस्याहमभर्व॑ पृत्रो धोम्यथ्वापि ममानुजः । 
कस्यचित्तथ कालस्य धोम्येन सह माधव ॥११०॥ 


प्रन्थकत्तों होगे। हे जनादन ! पहिले समय में दिग्वासा भस्म गुंठित भगवान्‌ 
काशीधाम में भक्तवर इन्द्र के द्वारा पूजित हुए थे। उन्होंने महादेव को आराधना 
करके देवराज्य पाया। 

पहिले समय में नारद भुनि ने भक्तिभाव से महादेव की आराधना की 
थी। देवगुरु महादेव प्रसन्न होकर उससे बोले--तेज, तपस्या और कीर्ति के 
द्वारा तुम्हारे समान कोई भी न होगा। गायन और वबादन द्वारा तुम सदा 
' मेरे अनुगामी रहोगे | 

हे तात ! हे विभो! हे साधव ! पूब काल में मैंने जिस प्रकार देवों के 
देव--पशुपति का साक्षात्‌ दशशन किया था, उसे भी तुम विस्तार पूबक सुनो । 
हे अनघ! पहिले मैंने सावधान होकर देवों के देव, महा तेजस्वी महादेव को जिस 
लिए प्रबोधित किया था और उस महेश्वर से जो कुछ प्राप्त किया था, वह सब 
वृतान्त इस समय पूरा रीति से कहता हूं । 

हे तात ! सतयुग में वेद वेदांग जानने वाले, महा यशस्वी व्याप्रपाद नाम 
के एक ऋषि थे। मैं उनका पुत्र था और धौम्य हमारा भाई था। है माधव ! 


महादेवमाहःत्म्यम्‌ ३ 


आगच्छमाश्रमं क्रीडन मुनीनां भावितात्मनाम्‌ | 
तत्रापि च मया दृष्टा दुह्ममाना पयस्विनी ॥ 
लक्षितश्व॒ मया क्षीरं स्वादुतों दृसतोपमम ॥१११॥ 
ततो5हमब्रव॑ बाल्याज़ननीमात्मनस्तथा । 
क्तीरोदनसमायुक्त भोजन हि प्रयच्छ मे ॥११२॥ 


अभावाच्चेव दुग्धस्य दुःखिता जननी तदा । 
ततः पिष्ट समालोब्य तोयेन सह माधव ॥११३॥ 


आवयो) क्षीरमित्येबं पानार्थ ससुपानयत्‌ । 

अथ गव्यं पयस्तात कदाचित्‌ ग्राशितं मया ॥ 
पित्राह यज्ञकाले हि नीतो ज्ञातिकुलं महत्‌ ॥११४॥ 
तत्र सा चरते देवी दिव्या गौ; सुरनन्दिनी । 

तस्याहं तत्पय! पीत्वा रसेन ड्यम्र॒तोषमस्‌ ॥॥११५॥ 
ज्ञात्वा क्षीस्गुणांश्रेव उपलभ्य दि संभवम्‌ । 

सच पिश्रसस्तात न मे प्रीतिम्पावहत्‌ ॥११६॥ 
ततो5हमब्रव॑ बाल्याज्जननीमात्मनस्तदा । 

नेंदं क्षीरोदनं मातयच्च में दत्तवत्यसि ॥११७॥ 


कुछ काल बाद धोम्य के संग खेलते हुए आत्मज्ञ मुनियों के आश्रम में पहुँच 
गया। वहाँ पर मैंने किसी दूध देनेवाढी गऊ का दूध दुहना देखा। वह दूध 
अमृत के समान स्वादिष्ट मालूम हुआ । 

अनन्तर बाल्यकाल की सुलभ चपत्नता से मैंने अपनी माता से कहा-- 
हे माता ! मुमे क्षीरयुक्त भोजन प्रदान करो। उस समय मेरी माता ने दूध के 
अभाव से दुखित होकर चावल पीसकर पिसान बनाया और जल में घोलकर 
यह दूध है? ऐसा कहती हुई हम दोनों भाइयों को पिछाने के लिये छाई । 

हे तात ! मैंने पहिले एक बार गऊ का दूध पिया था। मेरे पिता मुझे एक 
बड़ी बिरादरी के यज्ञ में ले गये। वहाँ दिव्य गऊ सुरनन्दिनी का दूध झरता 
था। मैं उसका वही अमृत समान दूध पीकर उसका गुण ओर किस प्रकार 
उसको उत्पत्ति होतो है, यह जान गया था, इसलिये वह पिष्ट रस मुझे: रुचिकर 
नहीं हुआ । 

हे तात ! उस समय मेंने बालस्वभाव से अपनी माता से कहा-हे माता ! 
तुमने मुझे जो दिया है, वह दूध नहीं हे। हे माधव ! तब दुःख ओर शोक से युक्त 


ट० मालवीय जी के लेख और भाषण 


ततो मामब्रत्रीन माता दुःखशोकसमन्विता । 
पुत्रस्नेहात्‌ परिष्वज्य मू््नि चाप्राय माधव ॥११८॥ 
कुतः क्षीरोदनं वत्स म्ुनीनां भावितात्मनाम । 

वने निवसतां नित्यं कन्दमूलफ़लाशिनाम्‌ ॥११९॥ 
आस्थितानां नदी दिव्यां बालखिल्येनिषेविताम्‌ । 

कुतः क्षोरं वनस्थानां मुनीनां गिरिवासिनाम्‌ ॥॥१२०॥ 
पावनानां वनाशानां वनाश्रमनिवासिनाम्‌ | 

ग्राम्याहार निवृत्तानामरणयफल भोजिनाम्‌ ॥ १२१ ॥ 


नास्ति पृत्र पयोरण्ये सुरभेगंत्रिव्जिते | 
नदीगहरशैलेषु तीर्थेषु विविधेषु च ॥ १२२ ॥ 
तपसा जप्यनित्यानां शिवों नः परमा गतिः । 
अग्रसाद्य विरूपात्ञ वरदं स्थाणुमव्ययम्‌ ॥१२३॥ 


कुतः प्षीरोदनं वत्स सुखानि वसनानि च | 
ते प्रपद्य सदा वत्स सबेभावेन शद्भरस ॥१२४॥ 


तत्‌ प्रसादाच्च कामेभ्यः फल श्राप्स्यसि पुत्रक । 
जनन्यास्तद्वचः श्रुत्वा तदाग्रभृति शत्रुहन्‌ ॥१२५॥ 


माता ने पुत्र स्नेह-बश मुझे गोदी में ले मस्तक संघकर कहा-हे पुत्र ! निरन्तर 
बन में रह कर कंद मूल फल का भोजन करने वाले आत्मज्ञ ऋषियों के आश्रम 
में क्षीरोदन कहां है ? 

जो छोग बालखिल्य गण से निषेवित दिव्य नदी का अवरूम्बन किये हुए 
हैं ऐसे बनवासी और पवत निवासी मुनियों के निकट दूध कहां है ? 

हे पुत्र! वायु ओर जरू पीनेवाले तथा ग्राम में मिछ्त सकने वाले आहार 
से रहित, जड्जछ के फल खाने वाले आश्रम निवासी ऋषियों के सुरभी गौ की 
संतान से रहित बन में दूध नहीं है । नदी, गुफा, पवंत और विविध तीर्थों में हम 
लोग तपस्या ३ द्वारा जप करते हैं। इसलिये देवों के देव महेश्वर ही हम छोमों 
को परमगति हैं। हे पुत्र ! अचरछ, अविनाशी, त्रिनेत्र और बरदाता महादेवजी 
को ग्सन्न किये बिना क्षोरोद्न और सुख के साधन वस्र आदि कहां से प्राप्त 
होंगे! हे पुत्र | इसलिये तुम्हें सब प्रकार से चित्त रूगा कर उसी महादेव की 
शरण जाना जचित है, उन्हीं की ऋृपा से तुम सब वाब्छनीय फल पावोगे। 

दे शत्रुनाशन ! माता के ऐसे बचन सुन कर उस समय हाथ जोड़कर 


महादेवमाहात्म्यम्‌ ट१्‌ 


प्राज्नलिः प्रणतो भ्रृत्वा इृदमम्बामचोदयम्‌ । 

कीयमम्ब महादेव; स कथश्व प्रसीदति ॥१२६॥ 

कुत्र वा बसते देवो द्रष्टव्यो वा कथश्वन । 

तुष्यते वा कथ्थ शर्वो रूपं तस्य च कीदशम ॥ 

कर्थ ज्ञेयः प्रसन्नो वा दशयेजननी मम ॥१२७॥ 

एवम्नुक्ता तदा कृष्ण माता में सुतवत्सला । 

मृधन्याधाय गोविन्द सबाष्पाकुललोचना ॥१२८॥ 

प्रमाजतीव गात्राणि मम वे मधुस्दन । 

देन्यमालम्ब्य जननी इृदमाह सुरोत्तम ।१२६॥ 
अम्बोवाच-- 


दुर्विजेयो महादेवों दुराधारों दुरन्तकः । 

दुराबाधश्व दुर्ग्राह्मो दुद्ेशों द्यक्॒तात्ममिः ॥१३०॥ 
यस्य रूपाण्यनेकानि ग्रवदन्ति मनीषिणः । 

स्थानानि च विचित्राणि प्रसादाथाप्यनेकशः ।।१३१।॥ 
की हि तच्चेन तद्वेद ईशस्य चरितं शुभम्‌ । 

कृतवान यानि रूपाणि देवदेवः पुरा किल ॥|१३२॥ 


विनयपूवक मैंने उनसे कहा, हे माता! वे महादेव कौन हैं? और केसे 
प्रसन्न होते हैं ९ 

वह कहां रहते हैं और केसे दिखाई देते हैं ? वह केसे संतुष्ट होते हैं और 
उनका रूप किस तरह का है ? किस श्रकार लोग उन्हें प्रसन्न हुआ जान सकते 
हैं ? हे माता | तुम मुझसे यह सब बरणन करो ! हे कृष्ण | उस समय पुत्रवत्सछा 
माता से जब मैंने ऐसा वचन कहा तो वह मेरा मस्तक सूँघ कर, नेत्रों में जल 
भर कर, शरौोर पर हाथ फेर कर दीनता के साथ बोढीं--हे तात ! महादेव 
दुर्विज्ञेय हैं. अर्थात्‌ उन्हें शात्र से जानना अशक्य है। वह दुराघार हैं. अर्थात्‌ 
शास्त्र से ज्ञान होने पर भी मन में धारण करना अशक्य हे, दुरन्‍्तक अर्थात्‌ 
ध्रियमान्‌ होने पर भी लय विक्तेप के द्वारा संकटयुक्त हैं। दुराबाध हैं अर्थात्‌ 
उसमें सब बन्ध दूषित हुआ करते हैँ। विपन्नाभाव में भी वह दुभ्राह्य हैं, वह्‌ 
सहज में नहीं जाने जाते और पुण्यहीन मनुष्यों को दुष्श्य हैं ( वेराग्य से 
भी वह किसी के दृष्टिगोचर नहीं होते )। मनीषी छोग उनके अनेक रूप, 
विचित्र स्थान और अनेक भाँति की कृपा दृष्टि का वन करते हैं। उस 
इश्वर के शुभ चरित को जानने में कौन समथथ हे ? पहिछे समय में देवों 

११ 


टर मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


क्रीडते च तथा शव: प्रसीदति यथा च वे। 

हृदिस्थिः सवंभूतानां विश्वरुपो महेशवरः |।१३३॥ 

भक्तानामनुकम्पाथ दशनश्व यथा श्रुतम्‌ । 

मुनीनां ब्रुवतां दिव्यमीशानचरितं शु मम ॥१३४॥ 

कृतवान्‌ यानि रूपाणि कथितानि दिवोकसेः | 

अनुग्रहाथ विश्राणां श्रूणु वत्स समासतः | 

तानि ते कीतयिष्यामि यन्मां त्वं परिप्रच्छसि ॥१३५॥ 
अम्वोवाच-- 

ब्रह्म विष्णुसुरेन्द्राणं रुद्रादित्याश्रिनामपि । 

विश्वेषामपि देवानां वर्पर्धारयते भव! ॥१३६॥ 

नराणां चेव नारीणां तथा प्रेतपिशाचयोः । 

किरातशवराणाश्व जलजानामनेकशः । 

करोति भगवान्‌ रूपाण्याठव्य शबराण्यपि ॥१३७॥ 

कू्मों मत्स्यस्तथा शह्ढः प्रवालांकुरभूषणः ॥१३८॥ 

यक्तराक्षससर्पाणां देत्यदानवयोरपि । 

वषुर्धारयते देवो भूयथ् विलवासिनाम ॥१३६॥ 


व्याप्रसिहमृगाणाश्व तरच्वक्षपतत्रिणाम्‌ । 
उलूकरय श्रगालानां रूपाणि कुरुतेषपि च ॥१४०॥ 


के देव विश्वरूप महेश्वर ने जिन रूपों को धारण किया था तथा वह जिस ग्रकार 
कोड़ा करते थे, जैसे असन्न होते थे, सब आखियों के हृदयस्थ होने पर भी भक्तों 
पर कृपा करके जिस ग्रकार रूप धारण करते हैं, जिस भाँति उनका दर्शन किया 
जा सकता है, महादेव के पवित्र जानने वाले मुनियों के मुख से उनके शुभ 
चरित्रों को मैंने जिस अकार से सुना है, आह्मणों पर अनुग्रह करने के निमित्त 
उन्होंने जो रूप धारण किये थे, देवताओं के कहे हुए उन सब विषयों को संक्षेप 
से सुनो। तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था वह वृत्तान्त तुमसे कहती हूं । 

माता बोढीं--भगवान्‌ महेश्वर, त्ह्मा, विष्णु, महेन्द्र, रुद्र, आदित्य, देवता 
अश्विनीकुमार ओर विश्वदेवगण के रूप को धारण करते हैँ | पुरुष, द सी, 
अंत, पिशाच, किरात, शबर और विविध जरूचर तथा वनचर जीवों का रूप 
धारण किया करते हैं। वह देव, कूम, शंख और अवाछांकुर भूषण यक्ष, राक्षस, 
सप, देत्य, दानव ओर बिल में रहने बालों के रूप को धारण करते हैं। 


महादेवमाहात्म्यम्‌ दे 


हंसकाकमयूराणां क्कलासकसारसाम्‌ । 

रूपाणि च बलाकानां ग्रध्रचक्राड़योरपि ॥१४१॥ 
करोति चासरूपाणि धारयत्यपि पवतान्‌ । 
गोरूपश्र महादेवो हस्त्यश्रोष्टचराकृतिः ॥१४२॥ 


छागशादूलरूपशथ्व अनेकसगरूपश्क । 

अण्डजानाश्व दिव्यानां वषुधोरयते भव। ॥१४३॥ 
दण्डी छत्री च कुण्डी च ठविजानां धारणास्तथा । 
पण्मुखो वे बहुसुखस्िनेत्रो बहुशीपकः ॥१४४॥ 
अनेककटिपादथ अनेकोदरवक्त्रधृक्‌ | 
अनेकपाणिपाश्वश्॒ अनेकगणसंबृत+ ॥ १४५॥ 
ऋषिगन्धवरूपश्र सिद्धचारणरूपध्क्‌ । 
भस्मपाण्ड्रगात्रशथ् चन्द्राधकृतभूषणः ॥१४६॥ 
अनेकराव संघृश्धानेकस्तुतिसंस्तुत: । 

सब भूतान्तकः शव सबलोक ग्रतिष्ठितः ॥१४७॥ 


बाघ, सिंह, हिरन, तेंदुआ, भालू, पक्ती, उल्लू ओर सियारों के रूप का 
अवलरूम्बन करते हैं. । 


वह हंस, कोआ, मोर, कृकछास, सारस, गिद्ध, चक्रवाक, स्वणंबक, बक 
आदि के रूपों को तथा पवतों को धारण किया करते हैं। महादेव गऊ, हाथी, 
घोड़े, ऊँट और खर की आकृति का भी अवरूम्बन करते हैं। वह बकरे ओर 
शादूक तथा अनेक प्रकार के म्गों का रूप धारण करते हैं। महेश्वर दिव्य 
अण्डजों की आकृति धारण करते हैं, तथा वह दण्डछत्न और कमंडलु धारण 
करने वाठे ओर ब्राह्मणों का पोषण करने वाले हैं। वह षण्मुख ओर अनेक 
मुखबाले, त्रिछोचन ओर अनेक सिरवाले हैं। वह अनेक कटि, चरण, उद्र, 
मुख, हाथ, पाश्व और अनेकों गणों से युक्त रहते हैं। वह ऋषि, गन्धव, 
सिद्ध और चारणों का रूप धारण किया करते हैं। उनका शरीर भस्म के द्वारा 

प्‌ ९ भू के 

पाण्डुर वण और अउद्ध चन्द्र से विभूषित हे। वह विविध स्वर से सन्तुष्ट ओर 
अनेक स्तोत्रों से स्तुति किये हुए हैं। वह सब जीवों के नाशक होकर सब 
छोकों में प्रतिष्ठित हैं । 

सथ स्वरूप, सब प्राणियों की अन्तरात्मा, सबंव्यापी और सबभाषी हैं, 
वह भगवान्‌ सत्र विद्यमान हैं और देहधारियों के हृदय में निवास कर रहे 
हैं (ऐसा जानना चाहिये)। जो लोग जिस विषय की अभिलाषा करके 


द्छ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


(5 ( ५ वाद्य 
सवलोकान्तरात्मा च स्वंगः सववाधपि । 
सत्र भगवान जेयो हृदिस्थः सवंदेहिनाम ॥१४८॥ 
यो हि य॑ कामयेद काम यस्मिन्र्थेंडच्यते पुनः । 
तत्सब वेत्ति देवेशस्तं प्रपद्य यदीच्छसि ॥१४६॥ 


नन्दते कुप्यते चापि तथा हुड्लोरयत्यपि । 

चक्री शूली गदापाणिम्ुसली खज्नपट्टिशी ॥१५०॥ 
भूधरों नागमौज्ली च नागकुएडलकुण्डली । 
नागयज्ञोपवीती च नागचर्मोत्तरच्छदः ॥॥|१५१॥ 

हसते गायते चेव नृत्यते च मनोहरम । 

वादयत्यपि वाद्यानि विचित्राणि गणेयुंतः ॥१४२॥ 
वल्गते जम्भते चैव रुदते रोदयत्यपि । 

उन्मत्तो मत्तरुपथ्व भाषते चापि सुस्वरः ॥१४३॥ 
अतीव हसते रौद्रख्तासयन नयनेजनम । 

जागतिं चैब स्वपिति जुम्मते च यथासुखम्‌ ॥१४४॥ 


जपते जप्यते चेव तपते तप्यते पुनः । 
ददाति प्रतिगृह्माति युज्ञते ध्यायते5पि वा ॥१५५०॥ 


जिस निमित्त उनकी पूजा किया करते हैं वह देवेश महेश्वर उन सब विषयों को 
जानता है। इसलिये यदि इच्छा हो तो तुम उसकी शरण जाओ। वह आन- 
न्दित होता है, कुषित भी होता है और हँकार भी देता है। वह चक्र, शूल, 
गदा, मूसछ, खज्न, ओर पट्टिश धारण किया करता है। बह (पवत होकर) प्रथ्बी 
का धारण करने वाला, नाग की सेखछा, नाग-कुण्डली का कुण्डल तथा सांपों 
का जनेऊ पहनता और नानाचम का वस्र रखता है। हँसता, गाता, विचित्र 
बाजों को बजाता हुआ मनोहर रीति से गणों के साथ मनोहर नृत्य करता है । 
वह बात करता, जमुहाई लेता, रोता और रुलाता है। वह उन्मत्त मस्त होकर 
उत्तम स्व॒र से वार्त्तात्ञाप किया करता हैे। वह अत्यन्त भयानक हँसी हँसता 
०५ से मनुष्यों को भी डराता है, जगाता है, सोता है और सुखपूबंक जेंभाई 
हे। 


वह स्वयं जप करता है और सब लोग उसका जप करते हैं। वह स्वयं 
तप करता है और लोग उस के लिये तपस्या किया करते हैं। बह दान करता 
ओर पतिग्रह अहण किया करता है, योग करता और ध्यान करता है। बेदी, 


महादेवमाहात्म्यम्‌ ट्‌ 


वेदीमध्ये तथा यूपे गोष्ठमथ्ये हुताशने । 
दश्यते 5रृश्यते चापि बालो बद्धो युवा तथा ॥१५६॥ 


क्रीडते ऋषिकन्याभिऋषिपत्ीमिरेव च । 
उध्वकेशोी महाकेशो नग्नी विकृतलोचन! ॥१५७॥ 


गोरः श्यामस्तथा क्ृष्णः पाण्डरों धूम्रलोहितः । 
विकृताक्षो विशालाक्षों दिः्वासाः सबेवासकः ॥१५८॥ 
अरूपस्याद्य रूपस्य अतिरूपाद्रूपिणः । 
अनागन्तमजस्यान्तं वेत्स्यते कोउस्य तक्वतः ॥१५६॥ 


हृदि प्राणो मनो जीवो योगात्मा योगसंज्ञितः । 
ध्यान तत्परमात्मा च भावग्राह्यो महेश्वर/ ॥१६०॥ 


वादको गायनश्रेव सहस्रशतलोचनः । 
एकवक्तो डिवक्तश्व त्रिवक्तोउनेक वक्तकः ॥१६१॥ 


तद्भक्तस्तद्ञतो नित्यं तबरिष्ठस्तत्परायणः । 
भज पृत्र महादेवं ततः प्राप्स्यसि चेप्सितम्‌ ॥१६२॥ 


यूप, गोशाला और अभ्नि के मध्य में वह कभी बालक, युवा ओर बृद्ध के रूप में 
दीख पड़ता और कभी अदृश्य हो जाता है। वही ऋषिकन्या और ऋषिपत्रियों 
के संग क्रीड़ा करता है । वह बड़े ऊध्ब केशवान, दिगम्बर ओर त्रिनेत्र हे। गोर, 
श्याम, ऋष्ण, पाण्डुर, घूत्र, ओर लाछ--इन वर्णों से युक्त विकृताज्ष, विशालाज्ष, 
दिगम्बर और सर्वोम्बर अथोत्‌ सबको वस्र देने वाला हे; अथोत्‌ आद्यरूपी, 
निष्कछ मायावी, अतिरूप नाशकाय के कारण आद्यरूप, हिरण्यगर्भ, अनादि, 
अनन्त, जन्म रहित, माया से रहित आदिरूप तथा माया सहित अनेक प्रकार के 
कायरूप रूपों वाछे, निराकार, अजन्म महेश्वर का अन्त यथाथ रीति से कौन 
जान सकता है ? जो हृदय में प्राण, मनः ओर जीवरूप अथौत्‌ अन्नमय प्राण 
में मनोमय और विज्ञानमय कोष रूप से वर्णित होता है, योगात्मा तथा आनन्द्मय 
है ओर योग संज्ञक योगी कहा जाता है। वह परम शुद्ध ध्यान में प्रबल परमात्मा 
महेश्वर सूच्म मनोवृत्ति के द्वारा भी मालूम होने योग्य नहीं हे। वही वादक, गीत 
गानेवाला, असंख्य नेत्रोंवाछा, एकमुख, दो मुख, तीन मुख ओर अनन्त मुख 
रखनेवाला है । 

हे पुत्र ! तुम उसी के भक्त होकर उसी में चित्त लगाओ, उसी में निष्ठा 
रक्‍्खो ओर उसी में रत होकर उसी की आराधना करो ! तब तुम अभिलषित 
मनोरथों को प्राप्त करोगे। हे शन्रुनाशन ! साता के ऐसे वचन के समय से 


मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


जनन्यास्तद्नचः श्रुत्वा तदाप्रभ्नति शत्रुहन्‌ | 
मम भक्तिमंहादेवे नेष्ठिकी समपद्मत ॥१६३॥ 


ततो&हं तप आस्थाय तोषयामास शड्ढरम । 
एक वर्षसहर्स्र तु वामाडुष्ठाग्रधिष्ठित/ ॥१६४॥ 


एक वर्षशतओेब फलाहारस्ततो5भवम्‌ । 
द्वितीयं शीणपर्णाशी तृतीय चाम्बुभोजनः ॥१६४॥ 


शतानिसप्त चेवाह वायुभक्षस्तदाभवर् । 
एवं वर्षसहस्र॑ तु दिव्यमाराधितों मया ॥१६९६॥ 


ततस्तुशे महादेवों सबलोकेश्वरः अ्श्चुः । 

एकभक्त इति ज्ञात्वा जिज्ञासां कुरुते तदा ॥१६७॥ 

शक्ररूपं स कृत्वा तु स्वैंदेवगणबृतः । 

सहस्राक्षस्तदा भूल्वा वज्ञपाणिमंहायशा; ॥१६८॥ 

सुधावदातं रक्तात्ञ स्तब्धकण महोत्कटम । 

५ + (५ 

आवेशितकरं घोर चतुद्दं्् महागजम ।॥॥१६९॥ 

समास्थितः स भगवान्‌ दीप्यमानः स्वतेजसा । 

आजगाम किरीटी तु हारकेयूरभूषितः ॥१७०॥ 

पांड्रेणातपत्रेण प्रियमाणेन मूद्धेनि । 

सेव्यमानो5प्सरोमिश्र दिव्यगन्धबनादितेः ॥१७१॥ 
जो में मेरी निश्बछ भक्ति उत्पन्न हुई और मैंने तपस्या करके महादेव जी 
दि किया। बायें अंगूठे के सहारे स्थित होकर एक हजार वर्ष बिताये । 
चषे तक फल भोजन करके रहा। दूसरी बार एक सौ वर्ष तक सूखे 
' सत्र कर रहा। फिर एक सौ बष तक जल पीकर बिताया। अनन्तर 
| हे तक वायु पीकर रहा। इसी प्रकार देव परिमाण से एक सहख्र 
_मद्देश्वर मेरे द्वारा पूजित हुए। अनन्तर सब छोकों के ईश्वर प्रभु 
- असन्न हुए। उस समय उन्होंने मुझे अपना मुख्य भक्त समझ कर परीक्षा 
इच्छा की। उन्‍होंने महायशस्त्री, वजधारी, हजार नेत्र बाले, सुधा की 
'वितरूप, लालनेत्र, निर्चछकणा, महोत्कट विशारू भुजा वाले इन्द्र का 
'कर चार दांत वाले महामातज्ञ पर चढ़े हुए अपने तेज से प्रकाशमान 


( हपर, किरीट और छुण्डल विभूषित शरीर से सब देवताओं के साथ 
इनेकेया । उनके सिर पर श्वेत छत्र शोमित था। वह दिव्य गन्धरवों 


महादेवमाहात्म्यम्‌ 29 


ततो भामाह देवेन्द्रस्तुश्स्तेहं द्विजोत्तम । 

वर वृणीष्व भक्तरत्वं यत्ते मनसि बतते ॥१७२॥ 

गक्रस्य तु बचः भ्रुत्वा नाहं प्रीतमनाभवस । 

अन्नवश्व तदा कृष्ण देवराजमिदम्बचः ॥१७३॥ 

नाई लत्तो बरं काहु नान्‍्यस्मादपि दैवतात । 

महादेवाइते सौम्य सत्यमेतड्रबीमि ते || १७४॥ 

सत्यं सत्यं हि नः शक्र वाक्यमेतत्‌ सुनिश्चितम्‌ । 

न यन्महेश्वरं मत्तवा कथान्या मम रोचते ॥१७४॥ 

पशुपति वचनाड्ूवामि सद्यः कृमिरथवा तरुरप्यनेकशाखः । 
अपशुपतिवरप्रसा दजा मे त्रिश्॒ुवनराज्यविभूतिरप्यनिश ॥१७६॥ 


जन्मश्वपाकमध्येअपि मेस्तु हरचरणवन्दनरतस्य । 
मानीश्वरभक्तो भवानि भवने5पि श॒क्रस्य १७७॥। 


वाय्वम्बुजोडपि सतो नरस्य दुःखक्षयः कुतस्तस्य | 
भवति हि सुरासरणुरौ यस्य न विश्वेश्वरे भक्ति: ॥१७८॥ 


अलमन्याभिस्तेषां कथाभिरप्यन्यधमयुक्तामिः । 
येषां न क्षणमपि रुचितो हरचरणस्मरणविच्छेद! |[१७६॥ 


को संगीत ध्वनि से और अप्सराओं से सेवित थे। तब (पहुँचकर) देवराजरूपी 
भगवान्‌ ने कहा, हे ह्िजोत्तम ! मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूं, तुम अपना 
अभीष्ट वर मांगो! इन्द्र का वचन सुन कर मैंअसन्न चित्त नहीं हुआ। हे 
ऊंष्ण : उस समय मैंने देवराज से यह बचन कहा--मैं महादेव के अतिरिक्त 
दूसरे किसी देवता से वर की अभिलाषा नहीं करता, यही मेरा सत्य संकल्प 
है। हे शक्र ! मेरा वह भलीभांति निश्चित वचन सत्य हे क्‍योंकि महेश्वर के 
अतिरिक्त मेरी किसी दूसरे वचन में रुचि नहीं होती । 

पशुपति के वचन के अनुसार मुझे उसी समय क्ृमि अथवा अनेक शाख्रा- 
युक्त वृक्त होना स्वीकार हे परन्तु महादेव के अतिरिक्त मैं दूसरे के बर वा कृपा 
से तीनों लोक के राज्य तथा ऐश्वर्य की भी इच्छा नहीं करता | शिव के चरण 
में रत होकर मेरा चाण्डाल कुछ में जन्म हो तो भी अच्छा हे; परन्तु अपने 
ईश्वर महादेव की भक्ति के बिना इन्द्र-भवन में मेरा जन्म न होवे। सुरासुर गुरु 
विश्वेश्वर में जिसकी भक्ति नहीं है उस पुरुष के वायु भक्षण वा जछू पीकर रहने 
पर भी उसका दुःख किस अकार नष्ट होगा ? जिसको शिव के चरणों के स्मरण 


208 मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


हरचरणनिरतमतिना भवितव्यमनाजवं युग प्राप्य 
संसारभय न भवति हरभक्तिरसायन पीत्वा ||१८०॥ 


दिवस दिवसाड वा झुहूत वा क्षण लवमू। 
न छलब्धप्रसादस्य भक्तिभवति शंकरे ॥१८१॥ 


अपि कोट पतड़ी वा भवेयं शड्लराज्षया । 
न तु शक्र त्वया दतं त्रेलोक्यमपि कामये ॥१८२॥ 
श्वापि महेश्वरवचनादू भवामि स हि नः पर) काम? । 
त्रिदशगणराज्यमपि खलु नेच्छाम्यमहेश्वराज्ञप्तम्‌ ॥।|१८३॥ 
न नाकपृष्ठ न च देवराज्यं न ब्रह्मलोक न च निष्कलत्वस । 
न सवकामानखिलान्‌ वृणोमि हरस्य दासत्वमहं बणोमि ॥|१८७॥ 


यावच्छशाइूघवलामलबद्धमौलिन प्रीयते पशुपतिभंगवान्ममेशः | 
#. के 
तावज़रामरणजन्मशताभिधातेदु:खानि देवविहितानि समुद्ृह्यमि || १८५॥ 


दिवसकरशशांकवह्िदीप॑ त्रिश्ुवनसारमसारमाद्यममेकम । 
अजरममरमग्रसाद्य रुद्रं जगति पुमानिह को लभते शान्तिम ॥१८६॥ 


की त्याग इस समय भी रुचिकर न हो, उसे दूसरे वचन तथा अन्य धममयुक्त 
वाक्य से क्‍या प्रयोजन हे ? क्रर कलियुग के उपस्थित होने पर मनुष्यों को 
शिवचरण में सदा रत होना डचित है, क्योंकि हरभक्ति रसायन को पीने से 
मनुष्य को संसार का भय नहीं होता । दिन, दिन का अर्थ भाग, मुह्ृत्त, क्षण 
ओर लवमात्र समय में मी जो शंकर के असाद पाने में समर्थ नहीं हैं, उसके मनमें 
भक्ति नहीं होती। हे देवराज ! महादेव की आज्ञानुसार चाहे कीट वा पतंग 
योनि में भले ही उत्पन्न होऊं; परन्तु तुम्हारे दिये तीन लोकों की मैं कामना 
नहीं करता । 

महेश्वर के वचन से चाहे कुत्ता भले ही बनूं; परन्तु बिना उनकी आज्ञा 
के देवताओं के भी राज्य को मैं नहीं चाहता। मैं स्वगेलोक की अभिलाषा 
नहीं करता, देवराज्य को इच्छा नहीं करता, अ्ह्म छोक की वाब्छा नहीं करता, 
निष्कल्त्व की स्पृह्ा नहीं करता और समस्त कास्य विषयों की भी कामना नहीं 
करता; केवल हरि के दासत्व को चाहता हूँ। जब तक चन्द्र के समान उज्ज्वल, 
अमल, बद्ध मोलि भगवान्‌ महेश असनन्‍्न नहीं होते तब तक जरा, मरण और 
सेकड़ों जन्मों के अभिधात से उत्पन्न होने वाले शरीर के सब दुःखों को सहता 
रहगा। सूथ, चन्द्रमा ओर अप्नि के द्वारा प्रकाशमान त्रिधुवन में सारभूत और 
कुछ भी नहीं है । उस एकमात्र आदि पुरुष, अजर, अमर रुद्रदेव को बिना प्रसन्‍न 


महादेवमाहात्म्यम्‌ ट्& 


यदि नाम जन्म भरूयों भवति मदीयेः पुनदोंषेः । 
तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ जन्मनि भवे भवेन्मेउक्षया भक्ति; ||१८७)। 
शक्र उवाच-- 
कः पुनभवने हेतुरीशे कारणकारणे । 
येन शर्वाहतेउन्यस्मात्‌ प्रसादं नाभिकाइच्सि ॥१८८॥ 
उपमन्युरुवाच-- दर 
सदसद्र यक्तमव्यक्त यमाहन्रेल्वादिनः | 
नित्यमेकमनेकश् वर तस्माइणीमहे ॥१८६॥ 
अनादिमध्यपयन्तं ज्ञानेश्यमचिन्तितस्‌ । 
आत्मानं परम यस्माहरं तस्माद वृणीमहे ॥॥१६०॥ 
ऐश्वय सकल यस्मादनुत्पादितमव्ययम्‌ । 
अवीजाद्वीजसंभूतं वर तस्माद्‌ वृशीमहे ॥१६१॥ 
तपसः परम ज्योतिस्तपस्तदूबृत्तिनां परम्‌ । 
य॑ ज्ञात्वा नानुशोचन्ति वरं तस्माद्‌ वृणीमहे ॥॥१६२॥ 
भूतभावनभावज् सर्वभूताभिभावनम्‌ । 
सवंगं सबंदं देव॑ पूजयामि पुरन्दर ॥१६३॥ 
किये, इस जगत्‌ में कौन पुरुष शान्ति छाभ करने में समथ होगा ? मेरे दोष 
से यदि फिर मेरा जन्म हो तो उन जन्मों में भी महादेव में मेरी अक्षयभक्ति 
उत्पन्न होवे । इन्द्र बोले--उस कारण के भी कारण ईश्वर की सत्ता के विषय में 
तुमने केसे निश्चय कर लिया जो तुम महेश्वर के अतिरिक्त दूसरे किसी देवता 
को प्रसन्‍नता की इच्छा नहीं करते हो ९ 
उपमन्यु बोढे-- 
ब्रह्मयादी छोग जिसे सत्‌ , असत्‌, व्यक्त और अव्यक्त तथा नित्य एक ओर 
अनेक रूपधारी कहते हैं; उसी परमेश्वर से मैं वर पाने की इच्छा करता हूं। 
जिसका आदि, मध्य, अन्त नहीं है, जो ज्ञान रूप, ऐश्वयम्य और अचिन्तित 
परमात्मा है; उसी से मैं वर पाने की इच्छा करता हूं। जिससे सब ऐ्व्य 
उत्पन्न हुए हैं, जो अव्यय है, जिसका बीज नहीं है और जिससे सब बीज उत्पन्न 
हुए हैं; में उसी से वर पाने की इच्छा करता हूँ। जो अन्धकार दूर करने वाला 
परम प्रकाश ओर अपने में निष्ठावान छोगों के निमित्त परम तपस्व॒रूप हे, जिसे 
जान लेने से पण्डित छोग निमश्चिन्त हो जाते हैं; उसी से में वर पाने की इच्छा 
करता हूं।.. 
हे पुरन्द्र ! जो आकाश आदि पंच तत्तों ओर सब जीवों को उत्पन्न 
१२ 


6० मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


हेतुवादैविनिमुक्त सांख्ययोगाथंदं परम । 

य्मुपासन्ति तखज्ञा वरं तस्माद्‌ बृणीमहे ॥१६४॥ 
मधवन्‌ मधवात्मानं य॑ं वदन्ति सुरेश्वरम्‌ । 

सवभूतगुरु देव॑ वरं तस्मादू्‌ बणीमहे ॥१६५॥ 

यः पू्वमसृजदव॑ ब्रह्माणं लोकभावनम्‌ । 
अण्डमाकाशमापूय वर तस्माद्‌ वृणीमहे ॥१६६॥ 
अपिरापो5निलः पृथ्वी ख॑ बुद्धिथ मनो महान । 

स्रष्टा चेषां भवेद्योउन्यो ब्रृहि कः परमेश्वरात्‌ ॥१६७॥ 
मनो मतिरहंकारस्तन्मात्राणीन्द्रियाणि च । 

त्रृहि चेषां भवेच्छक्र कोउन्यो5स्ति परम: शिवात्‌ ॥१६८॥ 
स्रष्टार भवनस्येह् बदन्ति हि पितामहम्र्‌ । 

आराध्य स तु देवेशमश्नुते महतों श्रियम्‌ ॥॥१६६॥। 
भगवत्युत्तमेश्वय ब्रह्मविष्णु पुरोगमस । 

विद्वते वे महादेवात्‌ ब्रृहि कः परमेश्वरात्‌ ॥२००॥ 


करता है ओर जो सबके अभिप्राय को जानता है; सर्वव्यापी और सब मनोरथों 
को देने वाले में उसी देव की पूजा करता हूं। हे देवराज ! मैं उससे वर मांगता 
हूं जो युक्तियों से सिद्ध न होने वाछा, सांख्य योग के आशयों का साक्षात्कार 
करने वाला, सब से परे हे ओर तत्त्वज्ञानी पुरुष जिसकी उपासना करते हैं। 
हे इन्द्र ! जिस देवता को अन्तरात्मा, देवताओं का ईश्वर, जीवों का गुरु 
कहते हैं, मैं उसी से वर मांगता हूं। जिसने आकाश को अपनी सत्ता से व्याप्त 
कर जह्माण्ड उत्पन्न करके सबके पहिले स्वामी प्रजापति को उत्पन्न किया हे, मैं 
उसी से बर मांगता हूं। 


अग्नि, जल, वायु, प्थ्वी, आकाश, अहंकार, मन और महत्तत्व--इन सब 
को परमेश्वर के अतिरिक्त दूसरा कौन पुरुष उत्पन्न.कर सकता है १ हे देवराज ! 
बुद्धि तथा अहंकार तत्त्व, पद्मतन्मात्रा ओर इन्द्रियां--इन सब का उत्पत्तिस्थान शिव 
के अतिरिक्त दूसरा कौन हो सकता है ? उसे तुम्हीं बताओ ९ इस छोक में सब 
पितामह ब्रह्माजी को जगतस्रष्टा कहा करते हैं; परन्तु वह प्रजापति देवेश्वर 
महादेव की आराधना करके महान ऐश्वय का भोग किया करता है। एक गुण 
हर विष्णु, रुद्र, देवों के सश्टिकत्तो तुरीय मूर्तिवाले भगवान्‌ का जो उत्तम 
ऐश्वय विद्यमान है, वह भो उन्हें महादेव के द्वारा प्राप्त हुआ है; इसलिये कहो तो 
सहां, परसेश्वर से श्रेष्ठ और दूसरा कौन ईश्वर हे ? | 


महादेवमाहात्म्यम्‌ &१ 


दैत्यदानवमुख्यानामाधिपत्यारिमदनात । 

कोउन्यः शक्नोति देवेशादिते! सम्पादितुं सुतान ॥२०१॥ 
दिकालब्यतेजांसि ग्रहवाय्वम्बुतारकाः । 

विद्धि त्वेते महादेवाद्‌ ब्रूहि कः परमेश्वरात्‌ ॥२०२॥ 
अथोत्पत्तो विनाशे वा यज्ञस्य त्रिपुरस्य वा । 
देत्यदानवसुख्यानामाधिपत्यारिसदेन! ॥॥२० ३॥ 
किश्वात्र बहुमिः सक्तेहतुवादेः पुरन्दर । 

सहस्ननयनं दृष्ठा त्वामेव सुरसत्तम ॥॥२०४॥ 

पूजितं सिद्धगन्धवेंद्व थ ऋषिभिस्तथा । 
देवदेवप्रसादेन तत्सवं कुशिकोत्तम ॥॥२०४॥ 
अव्यक्तमक्तकेशाय सबंगस्येदमात्मकम्‌ । 
चेतनाचेतनाञ्रेषु श॒क्र विद्धि महेश्वरात्‌ ॥२०३६॥ 
भुवाग्रषु महान्तेषु लोकालोकान्तरेषु च । 

द्वीपस्थाने च मेरोश्व विभवेष्वन्तरेषु च ॥ 

भगवन्‌ मघवन्‌ देव वदन्ते तत्वदर्शिन! ॥२०७॥ 
यदि देवाअसुराः श॒क्र पश्यन्त्यन्यां भवाकृतिम । 

फिं न गच्छन्ति शरणमर्दिताआसुरे! सुरा; ॥२०८॥ 


देत्य-दानवों के बीच मुख्य-मुख्य पुरुषों को आधिपत्य अदान कर और शात्रओं 
का मदन करके दितिनन्दन, हिरण्यकश्यप प्रश्नति को ऐश्वययुक्त करने में देवेश्वर 
महादेव के अतिरिक्त दूसरा कौन पुरुष समथ है १ दिशा, काल, सूय का तेज 
ग्रह, वायु, जल ओर नक्षत्र--इन सबको महादेव से ही उत्पन्न जानकर आप बताइये 
कि इनसे परे कोन हे ? हे सुरसत्तम पुरन्दर ! हे कोशिक ! जब कि महेखर महा- 
देव की कृपा से सिद्ध, गन्धवं, देवता ओर ऋषि सभी छोग सहस्नाक्ष की पूजा 
किया करते हैं तब इस विषय में अधिक हेतुवाद का प्रयोजन क्या ? यह सब 
काय महादेव की ही कृपा से हो रहा हैे। हे देवराज ! चेतन, अचेतन सब 
पदार्थों में व्यापक ईश्वर का व्याप्य इदमात्मक सब वस्तुओं में दिखाई देता 
हैे। जीव जो कुछ भोग्य वस्तु भोग करता है, वह सब महेश्वर ही से हुई 
जानो । है भगवन्‌ इन्द्र ! भूभुंव: स्व महः अश्नति सब छोकों, छोकालोक पर्वत 
के भीतर दिव्य स्थानों, सुमेर के बीच, द्वीप स्थानों ओर चन्द्र-सूय आदि से युक्त 
सम्पूरण ब्रह्माण्ड में तत्त्वदर्शी पुरुष उस देवों के देव की वन्दना किया करते हैं । 


6२ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


अभिषातेषु देवानां सयच्षोरगरक्षसाम्‌ । 

परस्परविनाशेषु स्वस्थानैश्वयंदों भव! ।।२०६॥ 
अन्धकस्याथ शक्रस्य दुन्दुभिमेहिषस्य च । 
यक्षेन्द्रबलरक्ष)सु निवातकवरचेषु च्‌ ॥ 

वरदानावधाताय बजूहि कोअ्न्यो महेश्वरात्‌ ॥२१०॥ 
दिग्वासाः कीत्यते कोउन्यो लोके कथ्रोध्व॑ रेतसः । 

कस्य चाढ़ें स्थिता कान्‍्ता अनड्रः केन निर्जितः ॥२११॥ 


ब्रहीन्द्र परम॑ स्थान कस्य देवेः प्रशस्यते । 

श्मशाने कस्य क्रीडा्थ जृत्ये वा कोडमिभाषते ॥२१२॥ 
कश्यैश्यय समान वा भूतेः को वापि क्रीडते । 

कस्य तुल्यबला देव गणाश्रेश्चयंदपिताः ॥२१३॥ 
घुष्यते द्यचलं स्थान कस्य त्रेलोक्यपूजितम । 

वर्षते तपते कोउन्यो ज्वलते तेजसा च कः ॥२१४॥ 


कस्माच्ोषधिसंपत्तिः को वा धारयते वसु | 
प्रकाम क्रीडते को वा त्रेलोक्ये सचराचरे ||२१५॥ 


हे शक्र ! देवता और असुर यदि महादेव के समान किसी दूसरी आकृति 
को देखते तो वे लोग, तथा असुर कुल के द्वारा पीड़ित देवता छोग, कया उसकी 
शरण में नजाते ? चक्ष, राक्षस, सपे और देवताओं के परस्पर विनाशकारी 
युद्धघात के समय महादेव ही यथायोग्य निजधाम स्वरूप ऐम्वर्य प्रदान किया 
करते हैं। भत्रा कह्दो तो सही; अन्धक, शुभ, दुन्दुभी, महर्षि, यक्ष, इन्द्र, बल, 
राक्षस ओर निवात कब॒चों को वरदान देने तथा उनके नाश करने में महेश्वर के 
सिवाय दूसरा कौन समथ हो सकता है। . 

लोक में दिगम्बर कोन कहा जाता और उध्वे रेता कौन है ? किसके 
अद्वोड्ज में कान्‍्ता निवास करती है ? किस पुरुष ने कामदेव को भस्म किया 
था ! हे देवराज ! कहो तो सही, किसके परम स्थान की प्रशंसा देवता छोग 
किया करते हैं ? श्मशान में कौन क्रीड़ा करता हे, नृत्य में किसकी प्रशंसा की 
जाती है ! किसका ऐश्वय उसके समान है ? कोन पुरुष भूतों के संग क्रीड़ा करता 
है? देवता किसके बल से बलवान होकर ऐश्वर्य का अभिमान किया करते 
हैं? किसका अचल धाम तीनों लोकों से पूजित और प्रसिद्ध हैं ? उसके अति- 
रिक्त दूसरा कोन पुरुष जल बषोता है ! कोन तेज से अज्वलित होता हे ? 
किसके द्वारा औषधि रूपी सम्पत्ति उत्पन्न हुआ करती हैं ? कौन वसु को धारण 


महादेवमाहःत्म्यम्‌ ९३ 


ज्ञानसिद्धिक्रियायोगेः सेव्यमानश्व योगिमिः । 

ऋषिगन्धवसिद्धेश्व कारण विद्धि त॑ हरे ॥२१३॥ 

कर्म योगक्रियायोगैः सेव्यमानः सुरासुरेः । 

नित्यं कमफलैहीनं तमहं कारण वदे ॥२१७। 

स्थूल सक्त्ममनोपम्यमग्रा्यं गुणगोचरम । 

गुणहीनं गुणाध्यक्ष॑ं पर॑ माहेश्वरं पदम ।|२१८॥ 

स्थित्युत्पत््योः कारणश्व लोकालोकान्तकारणम्‌ । 

भूतं भव्यं भविष्यं च जनक॑ स्वकारणम्‌ ॥२१९॥ 

अक्षरक्तरमव्यक्त विद्याविद्ये कृताकृते | 

धर्माधर्मों यतः शक्र तमहं कारण वदे |२२०॥| 

तस्मादरमहं कांक्षे निधनं वापि कोशिक । 

गच्छ वा तिष्ठ वा शक्र यथेष्ट बलसखदनम्‌ ।॥२२१॥ 

काममेष वरो मेउस्तु शापो वाथ महेश्वरात्‌ । 

न चान्यां देवतां कांक्षे सबेकालफलामपि ।।२२२॥ 

एवम्नत्तवा तु देवेन्द्र दुःखादाकुलितेन्द्रियः । 

न प्सीदति में देवः किमेतदिति चिन्तयन ।|२२३॥ 
करता हे ? तीनों छोकों में कौन पुरुष जड़ और चेतन के साथ विहार करता 


है! हे देवराज! ऋषि, गन्धवं, सिद्ध और योगी लोग ज्ञान, सिद्धि और क्रिया 
के सहारे जिसकी सेवा किया करते हैं, उसे ही कारण जानो । 

देवताओं और असुरों से जो पुरुष कमंयोग तथा क्रियायोग द्वारा पूजा 

भ् ९ मैं , 
जाता है, उस कमफल रहित शिव को ही में कारण अथौत्‌ संसार का उत्पन्नकत्तो 
कहता हूं। स्थूल, सूक्ष्म; अनुपम, अज्ञेय, गुणगोचर, गुणहीन और गुणाध्यक्ष' 
महेश्वर पद ही परमपद्‌ हे । जो स्थिति और उत्पत्ति का कारण है, जो जीव 
रूप अक्षर, शरीर रूप क्र और ईश्वर रूप अव्यक्त है, जिससे विद्या, अविद्या, 
कम, अकम, धर्म ओर अधमे अ्वत्तित होते हैं उसी को मैं उसकी उत्पत्ति का 
कारण कहता हूं । 

हे बल के मारने वाले सुरराज ! में उसी महेश्वर से वर अथवा मृत्यु 
चाहता हूं। तुम जाओ या इच्छा हो तो यहीं रहो । मेरी यही अभिदाषा हे 
कि मुझे वर या शाप जो भी मिले महेश्वर के ही द्वारा मिलि। सब प्रकार की 
इच्छाओं का फल देने वाला होने पर भी किसी दूसरे देवता को में नहीं चाहता । 
देवराज से ऐसा कहकर मैं दुःख से व्याकुल, चिन्ता करने छगा कि महादेव किस 


&४ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


अथापश्य॑ क्षणेनेव तमेवेरावतं पुनः । 
हंसकुन्देन्दुसदर्श मुणालरजतग्रभम्‌ ॥२२४॥। 


वृषरूपधरं साक्षात्‌ क्षीरोदमिव सागरम्‌। 

कृष्णपुच्छ महाकायं मधुपिड्डललोचनम्‌ ।|२२७०॥ 
वज्सारमयेः धड़ेनिष्टपकनकमग्रमः । 
सुतीच्णेमदरक्ताग्रेरतकिरन्तमिवावनिम्‌ ॥॥२२६॥ 
जाम्बूनदेन दाम्ना च सबंतः समलंकृतम्‌ । 
सुवक्त्रसुरनासश्व सुकण सुकटीतटम्‌ ।।२२७॥ 
सुपार्थ विपुलस्कन्ध सुरूपं चारुदशनम्‌ । 

ककुदं तस्य चाभाति स्कन्धमापूय घिष्ठितम्‌ |।२२८॥ 
तुषारगिरिकूटार्भ सिताभ्रशिखरोपमस्‌ । 

तमास्थितथ भगवान्‌ देवदेवः सहोमया ।॥२२६॥ 


अशोभत महादेव! पौण॑मास्यामिवोड्राद । 

तस्य तेजोभवों वह्िः समेघस्तनयित्नुमान ||२३०॥। 
सहस्रमिव सूर्य्याणां स्वेमापूय धिष्ठितस्‌ । 

ऐश्वरन्तु तदा तेजः संवर्तक इवानलः । 

युगान्ते सवभूतानां दिघज्ञुरिव चोद्यतटः ॥२३१॥ 


लिये मुझ पर ग्रसन्‍न नहीं होते हैं ? इसी चिन्ता में क्षण भर रहने के बाद 
मैंने फिर उसी ऐरावत को हंस, कुन्द, चन्द्रमा, कमल की डंडी ओर चाँदी 
के समान प्रकाशमान साक्षात्‌ क्षोरसागर की भीति वृष रूपधारी देखा । 
2 ८ २ गति दिनाक ९. 
उस महाकाय वृष की पूंछ कृष्ण वबरणं थी, नेत्र मधु की भाँति पिंगल बण थे। 
वह वृषभ तपाये हुए सोने के समान प्रकाशमान, उत्तम, तीचण, मृदु, बज 
सारमय ओर ज्ञात नेत्र वाले सींगों से मानो प्रथिवी को विदीण करता था। 
वह बुष सुबर के बने हुए डोरी से सब प्रकार अलंकृत था। उसके मुख, कान, 
नासिका, कटि ओर खुर अत्यन्त सुन्दर थे। कन्धा विशाल था। उस सुन्दर 
मनोहर वृषभ का ककुद रकनन्‍्धों को ढके हुए था। देवों के देव भगवान्‌ 
महादेव उसादेवी के सहित उस सफेद बादल के शिखर तथा बरफ के पबत 
की चोटी के समान बैल पर चढ़े हुए पौणमासी की रात्रि के चन्द्रमा की भाँति 
शोभा दे रहे थे। उनके दारीर का तेज, बादल्युक्त अग्नि तथा हजार सूर्य 
के समान आभा सब दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। उस समय ईश्वर का 


सहादेवमाहात्म्यम्‌ <श्‌ 


तेजसा तु तदा व्याप्त दु्निरीक्ष्य समनन्‍्ततः । 
पुनरुठ्िग्रहदयः किमेतदिति चिंतयन ||२३२॥। 
मुहृतमिव तत्तेजो व्याप्य सर्वा दिशो दब । 
प्रशान्तं दिश्षु स्वासु देवदेवस्थ मायया ।।२३३॥ 
अथापश्यं स्थितं स्थाणुं भगवन्तं महेश्वरम्‌ । 
सौरभेयगत॑ सोम्यं विधूममिव पावकस ॥॥२३४॥ 
सहित चारु सर्वाज्गया पावेत्या परमेश्वरम । 
नीलकणठ महात्मानमसक्त तेजसां निधिम | 
अश्टादशश्॒जं स्थाणुं सर्वाभरणभूषितम ||२३४॥ 
शुक्काम्बरधरें देव शुक्लमाल्यानुलेपनम्‌ । 
शुक्रप्वजमनाधृश्यं शुक्लयज्ञोपवीतिनम ।|२३६॥। 
गायड्चिनुत्यमानैश्व वादयद्धिश्व सबेशः । 

बृतं पारश्चचरेदिव्येरात्मतुल्यपराक्रमै; ।।२३७॥| 


बालेन्दुमुकुर्ट पाण्डं शरबचन्द्रमिवोदितम । 
त्रिभिनेत्र: कृतोद्योतं त्रिमिः सर्येरिवोदितेः ।|२३८॥ 
अशोभत च देवस्य माला गात्रे सितपभे | 


प्रलयकाल के सम्वत्तक नामक अग्नि की भाँति मानो सब भूतों को जलाने 
का इच्छुक होकर उदित हुआ। उस समय दशों दिशाएँ उसके तेज से व्याप्त 
होकर दुल्श्य ( कठिनता से देखने योग्य ) हो गईं। मैं जद्विग्न चित्त होकर 
चिन्ता करने लगा कि यह क्या है ? इतने ही समय में जो तेज एक मुहत तक 
दशों दिशाओं में फेला रहा था, महादेव की माया के प्रभाव से सब दिशाओं 
में शान्त हो गया । 

इसके बाद मैंने धूम रहित अग्नि के समान, सौस्यरूप, सुन्दर, सर्वाज्जयुक्त 
पावती के सहित सौरभेय बेछपर सवार, नीलकण्ठ, महानुभाव, असक्त तेज के 
निधि, अष्टादशभुजाधारी, सब आभूषणों से भूषित, सफेद वस्र, श्वेत माछा, 
सफेद ध्वजा ओर शुक्ल यज्ञोपवीत धारण किये हुए, दुराधष स्थाणु भगवान्‌ 
महेश्वर, परमेश्वर का दश्शन किया। वह अपने समान पराक्रम वाले, गाते 
बजाते ओर नाचते हुए द्व्य अजुचरों से घिरे हुए थे। बाल चन्द्रमारूप मुकुट 
वाले पाण्डुरवर्ण देव मानो शरबन्द्र की भांति उद्ति हुए। तीन डद्ति सूर्यों 
की भांति उनके तीनों नेत्र प्रकाशमान थे। डस देव के श्वेत प्रभायुक्त शरीर में 
सुबणमय पद्म के द्वारा अथित रत्नभूषित माछा शोभा दे रही थी। हे गोविन्द ! 


&६ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


जातरूपमयेः पतद्मेग्रेथिता रत्रभूषिता ॥२३६।॥| 
मूर्तिमन्ति तथाश्नाणि सवेतेजोमयानि च । 

मया दृशनि गोविन्द भवस्यामिततेजसः ॥२४०॥ 
इन्द्रायुघसवर्णा्भ धनुस्तस्य महात्मनः । 
पिनाकमिति यत्‌ ख्यातं स च वे पन्नगों महान्‌ ॥२४१॥ 
सप्तशीर्षो महाकायस्तीच्णदंष्रो विषोल्वणः । 
ज्यावेध्टित महाग्रीवः स्थितः पुरुषविग्रह। |॥२४२॥ 
शरश्र श्यसंकाश! कालानलसमघुतिः । 

यत्तदस्त्रं महाघोरं दिव्यं पाशुपतं महत्‌ ॥२४३॥ 
अद्वितीयमनि श्यं सवेभूतभयावहम्‌ । 

सस्फुलिंगं महाकायं विसृजन्तमिवानलम्‌ ॥२४४॥ 
एकपादं महादंष्ट्रं सहख्शिरसोदरम । 
सहस्रभ्ुजजिह्वाक्षम॒द्विर्तमिवानलम्‌ ॥२४५॥ 
ब्राह्मान्नारायणादेन्द्रादाप्रेयादपि वारुणात्‌ । 
यदिशिष्ट महाबाहो सवेशख्रविधातनम्‌ ॥२४६॥ 
येन तत्िपुरं दग्ध्वा क्षणाद्धस्मीकृतं पुरा । 
शरेणेकेन गोविन्द महादेवेन लीलया ॥२४७॥ 


मैंने अमित तेजवाले महेश्वर के स्वोतेजोमय मूर्तिमान्‌ अश्योंका अवलोकन 
किया। उस महात्मा का इन्द्रधनुष के समान वो बाला धनुष जो पिनाक 
नाम से विख्यात है, बहुत बड़े सप॑ के सदश दिखाई देता था। 


वह सात शिर वाला, महाकाय, तीचण विषैज्ञी दाढवाछा, श्रत्यंचा 
से बँधा हुआ बढ़ी ग्रीवा वाले पुरुष के रूप में था । साथ ही प्रलयकाल की अग्नि 
तथा सूर्य के समान प्रकाशमान बाण का निरीक्षण किया जिस का नाम दिव्य 
और महान्‌ पाशुपत अख है। वह अख्न अद्वितीय, अनिर्देश्य, सब जीबों के लिये 
भयकारी ओर महाकाय था; तथा मानो अज्जारों के सहित अप्ि विसजन कर रहा 
था। वह एक चरण वाला कराहू दुष्ट, सहस्न उदर, सहख्र शिर, सहख्र जिह्ला 
ओर सहस्र नेन्र वाले रूप से आग- उगल रहा था। 
दे हे महाबाहो ! वह त्ह्मत्र, नारायणाख्तर-इन्द्राख्न, आग्नेयात्र और वरुणाख्त 
(ऐन्द्रेय, आर्नेय ओर वारुण अख्तर) से श्रेष्ठ और सब शज्नों का नाश करने वाला 
था। हे गोविन्द ! महादेव ने छीछा क्रम से एकमान्न जिस बाण के सहारे उस 


महादेवमाहात्म्यम्‌ ७७ 


निदंदाह जगत कृत्स्नं त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ । 
महेश्वर्ुजोत्स्‌्श निमेषाद्धोत्न संशय! ॥२४८॥। 


नावध्यो यस्य लोके5स्मिन्‌ ब्ह्मविष्णुसुरेष्वपि । 
तद॒ह दृष्टवांस्तात आथरयोद्धू तम॒ुत्तमम्‌ ॥२४९॥ 


गुल्यमस्त्र परश्वान्यत्तत्तल्यमधिक हि वा । 
यत्तच्छूलमितिख्यातं सबेलोकेषु शूलिनः ॥२५०॥ 


दारयेद्यां महीं कृत्स्नां शोषयेद्या महोदधिम्‌ । 
संहरेद्दा जगत कृत्स्नं विसृर्ट शूल़पाणिना ॥२४१॥ 


योवनाश्रों हतो येन मान्धाता सबलः पुरा । 
चक्रवर्ती महातेजाखिलोकविजयी नृप) ॥॥२५२॥ 


महाबलो महावीयेः शक्रतुल्यपराक्रमः | 
करस्थेनेव गोविन्द लुवणस्येह राक्षसः ॥२४३॥ 


तच्छुलमतितीहणाग्र॑ सुभीम॑ लोमहपेणम्‌ । 
त्रिशिखां भ्रुकुटों कृता तजमानमिवस्थितम्‌ ॥।२५४॥। 


धूम सा्चिषं कृष्ण कालसयमिवोदितस । 
सपंहस्तमनिदश्यं पाशहस्तमिवान्तकम्‌ ।।२४४५॥। 


त्रिपुर को एक क्षण में जलाकर भस्म कर दिया था, वही अख् यदि महादेव के 
हाथ से छूटे तो आधे पर में चराचर सहित तीनों लोकों को निःसन्देह भस्म कर दे। 
इस लोक में ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं में कोई भी उससे अवध्य नहीं हे । 
है तात ! मेंने उस आश्थरयकारक और अद्भुत असर को देखा था। उसके समान 
वा उससे श्रेष्ठ एक दूसरा परम अख् भी देखा जो सब लोकों में महादेव के त्रिशूल 
नाम से प्रसिद्ध हे। वह महादेव के हाथ से छूटने पर र्वग तथा समस्त प्रथ्वी 

सण्डल को फाड़कर समुद्र का शोषण और समस्त जगत्‌ का नाश कर सकता है । 
पहिले समय में जिस त्रिशूछ के लक्षण राक्षस के हाथ में रहने पर यौवनाश्व और 
त्रिलोक-विजयी महा तेजस्वी बलवान इन्द्र के समान पराक्रमी चक्रवर्त्तों राजा 
मान्धाता सेना के सहित मारे गये थे; अत्यन्त तीहण धारवारा भयंकर और 
रोमांचकारी वह त्रिशूल भ्रुकुटी को तीन शिखावाली करके तजन करता था। हे 
कृष्ण : प्रलयकाल के सू् को भांति डद्ति, विधूम अर्चियुक्त अनिद्देश्य 
पाशधारी अन्तक समान उस अख्न को मेंने रुद्र के निकट देखा । 

१३ 


च्ट मालवीय जो के लेख ओर भाषण 


दृष्वानस्मि गोविन्द तदख्न रुद्रसब्रिधों । 
परशुस्तीत्णधारथ दत्तो रामस्य यः पुरा ॥२५६॥ 
महादेवेन तुष्टेन क्षत्रियाणां क्षयंकरः । 
कातवीयों हतो येन चक्रवर्ती महाम॒धे ।।२५७॥ 
त्रिःसप्रकृत्वः प्रथिवी येन निःश्षत्रिया क्ृता । 
जामदग्न्येन गोविन्द रामेणाक्षिष्टकमंणा ॥२४८)। 


दीप्रधारः सुरौद्रास्यः सपंकण्ठाग्रधिष्ठितः । 
अभवच्छूलिनोमभ्याशे दीप्रवह्चिशिखोपमः ॥२४६॥ 


असहयेयानि चास्राणि तस्य दिव्यानि धीमतः । 
आधान्यतो मयैतानि कीर्तितानि तवानघ ॥॥२६०॥ 
सब्यदेशे तु देवस्य ब्रह्मा लोकपितामहः । 

दिव्यं विमानमास्थाय हंसयुक्तं मनोजबस्‌ ॥२६१॥ 


वामपाश्चगतश्रापि तथा नारायणः स्थित: । 
वैनतेयं समारुद्य शह्नचक्रगदाघरः ॥२६२॥ 
स्कन्दो मयूरमास्थाय स्थितो देव्याः समीपतः । 
शक्तिघण्टे समादाय द्वितीय इच पावकः ॥२ ६३॥ 


इसके अतिरिक्त, हे गोविन्द ! पहिले महादेव ने असन्न हो परशुराम को 
ज्षत्रियों का नाशक तीदण धारवात्ा परशु अ्दान किया था, जिसके द्वारा 
महासंग्राम में चक्रवर्ती राजा कातवीय मारा गया था, उसे भी मैंने उनके 
निकट देखा। हे गोविन्द! अक्षिष्टकर्मा जमदरस्नि के पुत्र राम ने जिसके 
द्वारा प्रथिवी को इक्कीस बार निःक्षत्रिय किया था, वह तीच्षण धारवाछा, रोद्रमुख, 
कण्ठाग्न में सप से लिपटा हुआ, जलती हुई शिखा के समान परशु महादेव के 
समीप था। हे अनघ ! उस धीमान्‌ के निकट और भी अगणित अबञ् थे | 

तुमसे इन तीन प्रधान शज्मों का वर्णन किया है। उस देव के दाहिनी 
ओर सब लछोकों के पितामह अह्मा, हंस के साथ भन को गति के समान तेज 
चलते वाले दिव्य विमान में स्थित थे। बाँ३ ओर शह्ल, चक्र, गदाधारी नारायण 
गरुड़ पर विराजमान थे। 


देवी के निकट, द्वितीय अग्नि के समान स्कन्द ( स्वामी कार्तिकेय ) शक्ति 


ओर घण्टा उहण कर सयूर पर निवास करते थे। महादेव के सन्मुख 
द्वितीय शझ्लर की भाँति शूलछ धारण करके खड़े हुए नन्‍्दी को देखा। स्वायस्भुव 


महादेवमाहात्म्यम्‌ ८6 
पुरस्ताच्चेव देवस्य नन्दि पश्याम्यवस्थितम । 
शूल विश्भ्य तिष्ठन्तं द्वितीयमिव श्रम ॥२६४॥ 
स्वायम्भवाद्या मुनयो भृग्वाद्या ऋषयस्तथा । 
शक्राद्या देवताश्रेव से एव समभ्ययुः |२६५॥ 
सर्वेभूतगणाश्रेव मातरो विविधाः स्थिताः । 
तेउभिवाद्य महात्मानं परिवाय्य समनन्‍्ततः ॥२६६७॥ 
अस्तुवन्‌ विविधेः स्तोत्रेमेहादेवं सुरास्तदा । 
ब्रह्मा भव॑ तदास्तोषीद्रथन्तरमुदीरयन्‌ ॥२६७॥। 
ज्येष्ठसाम्ना च देवेशं जगो नारायणस्तदा । 
गृणन ब्रह्म परं शक्रः शतरुद्रियम्ुत्तमम ॥॥२६८॥। 
ब्रह्म नारायणश्रेव देवराजश्र कौशिक! 
अशोभन्त महात्मानस्रयस्रय इवाग्न यः ॥२६६॥। 
तेषां मध्यगतों देवो रराज भगवाज्छिवः । 
शरदभविनिशृक्तः परिधिस्थ इवांशुमान्‌ ।२७०।॥ 
अयुतानि च चन्द्राकोनपश्यं दिवि केशव । 
ततो5्हमस्तुव॑ देवं विश्वस्य जगतः पतिम्‌ ॥॥२७१॥ 


_इिमं्नाकाकतएक, 


आदि मुनि, भ्रुगु आदि ऋषि ओर इन्द्र आदि सब देवता उस स्थान में 
उपस्थित थे । 


समस्त भूठ और विविध माठकाएँ उस महात्मा को सब प्रकार से घेर 
कर और प्रणाम करके खड़ी थीं। देवताओं ने उस समय विविध स्तोज्रों से 
महादेव की स्तुति की। तब ब्रह्मा जी सामवेद की रथन्तर ऋचा का पाठ 
करते हुए महेश्वर की स्तुति करने लगे। नारायण ने देवेश्वर को प्रसन्न करने 
के लिये ज्येष्ठ साम मंत्र का गान किया। देवराज इन्द्र ने उत्तम शतरुद्रि का 
पाठ करते हुए परत्रह्म की स्तुति की। ब्रह्मा, नारायण और देवराज इन्द्र--ये 
तीनों मद्दानुभाव तीनों अग्नियों की भाँति शोभित हुए। इनके बोच में देवों के 
देव भगवान्‌ महेश्वर शरद काछ के बादलों से रहित आकाश में स्थित सूथ की 
भाँति विराजमान थे | 


हे केशव ! उस समय मैंने आकाशमण्डल में दशा हजार चन्द्रमा और सूर्य 
देखे; और तब मैं समस्त जगत के अभु महादेव को स्तुति करने लगा। 


१०० मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


उपमन्युरुवाच-- 
3 नमो देवाधिदेवाय महादेवाय वे नमः । 
शक्र रूपाय शक्राय शक्रवेशधराय च ॥२७२॥ 
नमस्ते वज्नहस्ताय पिड्लायारुणाय च | 
पिनाकपाणये नित्यं शह्ृशूलधराय च ||२७३॥। 
नमस्ते कृष्णवासाय कृष्णकुश्चि तमूधजे । 
कृष्णाजिनोत्तरीयाय कृष्ण शमिरताय च ||२७४॥ 


शुक़वर्णाय शुक्काय शुक्वाम्बरधराय च । 
(५ 
शुक्रभस्मावलिप्ताय शुक्ककमरताय च ॥२७४॥ 


नमोस्तु रक्तवर्णाय रक्ताम्बरघराय च | 
रक्तध्वजपताकाय रक्तस्रगनुलेपने ॥२७६॥ 
नमो<स्तु पीतवर्णाय पीताम्बरघराय च्‌ | 
पीतध्वजपताकाय पीतस्रगनुलेपिने ।। 

नमो स्तूच्छितच्छत्राय किरीटवरधारिणे ।|२७७|। 
अधहाराधकेयूर अधकुए्डलकर्णिने | 

नमः पवनवेगाय नमो देवाय वे नमः | 

सुरेन्द्राय मुनीन्द्राय महेन्द्राय नमोस्तु ते । 

नमः पद्माधमालाय उत्पलेमिश्रिताय च |२७९॥ 


उपस॒न्यु बोले :--तुम देवादिदेव हो, इसलिये तुम्हें नमस्कार है। 
तुम इन्द्ररूप इन्द्र, इन्द्रवेषधारी महादेव हो, इससे तुम्हें प्रणाम है; तुम कष्णबस्र- 
धारी कृष्ण, कुख्चितकेश, कृष्णमृगचर्म का वस्ध धारण करने वाले ओर तुम वज्रहस्त 
हो, पिंगल हो, अरुण हो, पिनाकपाणि गंख-त्रिशूछ-धारी और नित्य हो, इससे 
तुम्हें प्रणाम है; ऋष्ण में रत हो, इससे तुम्हें नमस्कार है। शुक्कवणा, शुक्काम्बर- 
धारी, श्वेत भस्मधारी और शुक्लकम में रत हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम रक्त- 
वर्ण, रक्ताम्बरधारो, रक्तध्वजा-पताका और लाल माछाधारी हो, इससे तुम्हें 
नमस्कार है। तुम पीताम्बरधारी, पीतबरण, ध्वजापताकायुक्त और पीली माला 
धारण करने वाले हो, इसलिये तुम्हें प्रणाम है। तुम विशाल छुत्र और सुन्दर 
किरीटधारी, अधहार, अधकेयूर और अधकुण्डलधारी हो, इससे तुम्हें प्रणाम 
ह। तुम्हीं वायुवेग हो, इसलिये तुम्हें नमस्कार है । हे देव ! तुम्हें नमस्कार है। 
तुम सुरेन्द्र, मुनीन्द्र और महेन्द्र हो, इससे तुम्हें नमस्कार है। तुम उत्पत्न मिश्रित 


महादेवमाहात्म्यम्‌ १०१ 


अद्धंचन्दनलिप्ताय अद्भेसगलुलेपिने ।|२८०॥। 

नम आदित्यवर्णाय आदित्यप्रतिमाय च | 

नम आदित्यवक्ताय आदित्यनयनाय च्‌ |॥२८१॥ 
नमः सोमाय सोम्याय सोम्यचक्रधराय च | 
सोम्यरूपाय मुख्याय सौम्यदंष्राविभूषिणे ।|२८२॥ 
नमः श्यामाय गौराय अड्भपीताड्धेपाण्डवे । 
नारोनरशरीराय सत्रीपुंसाय नमोउस्तु ते ॥२८३॥ 


नमो वृषभवाह्ाय गजेन्द्रगमनाय च । 

दुर्गेमाय नमस्तुभ्यमगम्यगमनाय च ॥ 
नमो5स्तु गणगोताय गणबन्दरताय च | 
गणानुजातमार्गाय गशनित्यत्रताय च ॥२८४॥ 
नमः श्रेताभ्रवर्णाय सन्ध्यारागप्रभाय च | 
अनुद्शिमिधानाय स्वरूपाय नमोस्तु ते ॥ 
नमोरक्ताग्रवासाय रक्तसत्रधराय च ||२८४॥ 
रक्तमालाविचित्राय रक्ताम्बरधराय च | 
मणिभूषितमूर्धाय नमअन्द्रा्डभूषिणे ॥२८६॥ 
विचित्रमणिमूर्धाय कुसुमाष्टधराय च । | 


पद्माधेमाछा धारी हो, इससे तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारा आधा शरीर चंदन से 
और आधा मालाओं से शोभित है । आदित्य वरण, आदित्य प्रतिम, आदित्य मुख 
और आदित्य नयन हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम सोम, सौम्य, सौम्यचक्रधर, 
सोम्यरूप, सोम्यदन्त विभूषित हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम श्याम, गोर, 
अधपीत और अध पाण्डुव्ण हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। नरनारीरूप शरीर 
ओर ख्रीपुरुष स्वरूप हो, इससे तुम्हें अणाम हे । 


तुम वृषभ वाहन गजेन्द्र गमन हो, स्वयं दुष्प्राप्य हो; परन्तु तुम्हारे लिये 
कोई भी स्थान अगम्य नहीं है, इससे तुम्हें प्रणाम हैे। गण तुम्हारे गुण गाते 
ओर अनुगमन करते हैं और तुम गणो पर प्रसन्न रहते हो और उनके ब्रत स्वरूप 
हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम श्वेत बादल ओर सन्ध्या की छाली के समान 
बरण वाले हो तथा अनुद्धष्टासिधान अथोत्‌ नाम निर्देश से अवशणनीय हो, इससे 
तुम्हें प्रणाम हे। तुम रक्ताग्रवासा, रक्तसूत्रधर, लाल माला, विचित्र रक्ताम्बर- 
धारी, मणि भूषित मूधोी और अध चन्द्र भूषित हो, तुम विचित्र मणिधारी 
हो, इससे तुम्हें नमस्कार है। तुम सब देवताओं के स्वामी ओर विश्वेश्वर 


१०२ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


नमो5मिम्नुसनेत्राय सहख्तशशिलोचने ॥२८७॥ 


अग्निरुपाय कान्ताय नमोस्तु ग्रहणाय च | 
खचराय नमस्तुभ्यं गोचरामिरताय च ॥|२८७॥ 


भूचराय भुवनाय अनन्ताय शिवाय च॒ | 
नमो दिग्वाससे नित्यमधिवाससुवाससे ॥ श८८॥ 


नमो जगन्निवासाय ग्रतिपत्ति सुखाय च । 
नित्यमुद्वद्धयुकुटे महाकेयूरधारिणे ॥२८६॥ 


सर्पकण्ठोपहाराय विचित्राभरणाय च 
नमसिनेत्रनेत्राय सहखशतलोचने ॥२६०॥ 
स्रीपुंसाय नपुंसाय नमः सांख्याय योगिने । 
शंयोरभिस्रवन्ताय अथर्वाय नमो नमः ॥२६१॥ 


नमः सर्वार्तिनाशाय नमः शोकहराय च | 
नमो मेघनिनादाय बहुमायाधराय च ॥२६२॥ 


बीजत्षेत्राभिपालाय स्रष्टाराय नमो नमः । 
नमः सवसुरेशाय विश्वेशाय नमो नमः ॥२६३॥ 


नमः पवनवेगाय नम! पवनरूपिणे | 
नमः काश्वनमालाय गिरिमालाय वे नम! ॥॥२६४॥ 


हो, इससे तुम्हें नमस्कार है। मण्डित मस्तक पर अष्ठ कुसुमधारी, अप्नि मुख, अग्नि 
नेत्र ओर सहख्र शशि नेत्र हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। तुम अग्निरूप, मनोहरमूर्ति और 
दुष्प्राष्य हो, इससे तुम्हें नमस्कार हे। तुम शेखर और गोचराभिरत हो, इससे 
तुम्हें नमस्कार है। तुम भूचर, भुवन, अनन्त, शिव, दिगम्बर, पुरुषादिगन्ध- 
वासित ओर उत्तम गन्धधारी हो, इससे तुम्हें प्रणाम है। 
तुम जगन्निवास, ज्ञान और सुख स्वरूप हो, तुम सदा सिर पर मुकुट, हाथ 
में केयूर ओर गले में सर्पों का हार धारण करते हो और विचित्र आभूषणों 
से भूषित रहते हो, ( लोक यात्रा निर्वाहक ) अप्नि, सूये, चन्द्र रूप तीनों नेत्रों से 
त्रिनेत्र ओर सहखञत लोचन हो, इससे तुम्हें नमस्कार है। तुम शम्भुसंज्ञक यज्ञ 
करने वाले देवताओं के प्रसाद स्वरूप हो, तुम सब दुःख ओर शोक हरने वाले 
/ इससे तुम्हें नमस्कार है। तुम बीजपाल, क्षेत्रपाछ् और रुष्टिकतों हो, इससे 
तुम्हें नमस्कार हे ! तुम पवन के समान वेगवान्‌, पवनस्वरूप, सोने की माला 
पहने हुए और पव त पर क्रीडा करने वाले हो, इससे तुम्हें नमस्कार है। तुम 


महादेवमाहात्म्यम्‌ १०३ 


नम! सुरारिमालाय चण्डवेगाय वे नमः | 
ब्रह्मशिरोपहर्ताय महिषप्ताय वे नमः ॥२६४॥ 


नमख्रिपुरहरताय यज्ञविध्यंसनाय च |॥|२६६॥ 


नमः कामाइनाशाय कालदण्ड्धराय च | 
नमः स्कन्दविशाखाय ब्रह्मदण्डाय वे नम; ||२६७॥। 


नमो भवाय शर्वाय विश्वरुपाय वे नमः | 
ईशानाय भवप्नाय नमो>्स्वन्धकघातिने ||२६८॥ 


नमो विश्वाय मायाय चिन्त्याचिन्त्याय वे नमः | 
त्वं नो गतिशर श्रेष्ठध त्वमेव हृदयं तथा ॥२६६॥ 
त्वं ब्रह्मा सवदेवानां रुद्राणां नीललोहितः । 

आत्मा च सवभूतानां सांख्ये पुरुष उच्यते ||३००॥ 
ऋषभस्त्वं पवित्राणां योगिनां निष्कल) शिवः | 
गृहस्थस्त्वमाश्रमिणामीश्वराणां महेश्वरः ॥३०१॥। 
कुबेरः स्वयक्षाणां क्रतूनां विष्णुरुच्यते | 

पवतानां भवान्मेरुनक्षत्राणाश्व चन्द्रमा; ।३०२॥ 
वशिष्ठस्त ऋषीणाश्व ग्रहाणां मय उच्यते। 
आरण्यानां पशूनाश्व सिंहस्त्वं परमेश्वर; ।।३० ३॥ 


सुरारिमालाधारी और प्रचण्ड वेग बाछे, ब्रह्म के शिर को काटने वाले और 
महिष का नाश करने वाले हो, इससे तुम्हें नमस्कार है। 

त्रिमूत्तिधारी, सवरूपधारी, त्रिपुरहन्ता और यज्ञ विध्वंसकारी हो, इससे 
तुम्हें नमस्कार हे। तुम कामदेव के शरीर का नाश करने वाले कालदण्डघारी, 
कार्तिकेय, विषाख ओर त्ह्मदण्ड स्वरूप हो, इससे तुम्हें नमस्कार है। तुम भव, 
शव, विश्वरूप, ईशान, संसार के संहारक और अन्धकान्तक हो, इससे तुम्हें 
नमस्कार है। तुम विश्वव्यापी, मायामय, चिन्त्य और अचिन्त्य हो, इससे तुम्हें 
प्रणाम है। तुम हमारे लिये श्रष्ठ तथा गति स्वरूप हो, तुमही हम छोगों के हृदय 
स्वरूप हो। तुम सब देवताओं में ब्रह्मा, रुद्र गणों में नील लोहित, सब प्राणियों 
की आत्मा ओर सांख्ययोग में पुरुष रूप से वर्णित हुआ करते हो। तुम पवित्र 
लोगों में ऋषभ, योगियों में निष्कछशिव, आश्रमी पुरुषों में गृहस्थ ओर ईश्वरों 
में महेश्वर हो। तुम यक्षों में कुबेर हो और यज्ञों में विष्णु कहे जाते हो। तुम 


(्‌ः 


पव॑तों में मेरु और नक्षत्रों में चन्द्रमा हो। ऋषियों में वशिष्ठ और ग्रहों में सूर्य 


१०४ मालवोय जी के लेख ओर भाषण 


ग्राम्याणां गोइंषथासि भरवान्लोकप्रपूजित: | 
आदित्यानां भवान्विष्णुवंसनाअआव पावक! ॥३०४॥ 


पक्षिणां बेनतेयस्वमनन्तों श्ुजगेषु च | 

सामवेदश्व वेदानां यजुषां शतरुद्रियम्‌ |।३०५॥ 
सनत्कुमारों योगीनां सांख्यानां कपिलो द्यसि | 
शक्रोडसि मरुतां देव पित॒णां देवराडसि ॥३०३॥ 
ब्रह्मलोकश्व लोकानां गतीनां मोक्ष उच्यसे । 

क्षीरोद! सागराणश्र शैलानां हिमवान गिरि! ॥३०७)। 
वर्णानां ब्राह्मणथासि विप्राणां दीक्षितो द्विज! । 
आदिस्त्वमसि लोकानां संहर्ता काठ एव च ॥३०८॥ 
यत्चान्यद॒पि लोके वे स्वतेजो5धिक॑ स्मृतम । 

तत्‌ सब भगवानेव इति में निश्चिता मतिः ॥३०६॥ 


नमस्ते भगवन्देव नमस्ते भक्तवत्सल | 
योगेश्वर नमस्तेउस्तु नमस्ते विश्वसम्भव ॥३१०॥ 


प्रसीद मम भक्तस्य दीनस्य कृपण॒स्थ च | 
अनैश्चर्येण युक्तस्य गतिभव सनावन ॥।३११॥ 


यज्चापराध कृतवानज्ञात्वा परमेश्वर | 


कहलाते हो। तुम्हीं परमेश्वर हो। तुम जंगली पशुओं के बीच सिंह हो और 
भामवासी पशुओं में लोक पूजित गऊ, वृषभ स्वरूप हो । तुम आदित्यों में विष्णु, 
बसुओं में अग्नि, पत्तियों में गरुड़, सर्पों में अनन्त, वेदों में सामवेद्‌, यजुबंद में 
शतरुद्रीय, योगियों में सनत्कुमार और सांख्य-शासतर के विद्वानों में कृपिछ स्वरूप 
हो। हे देव ! तुम देवताओं में इन्द्र तथा पितसों में देवराज हो। तुम लोकों 
में जह्नलोक और गतियों में मोक्ष स्वरूप से वर्णित हुआ करते हो । तुम समुद्रों 
में क्षीरसागर, पवतों में हिमारूय, वर्णों में ब्राह्मण, ओर वित्रों भें विद्वान 
ब्राह्मण हो। तुम सब लोगों के आदिकर्ता और संहतों काल हो। लोक में जो 
कुछ अधिक तेज वाली वस्तु दीख पड़ती है, वह सभी भगवान्‌ का स्वरूप है, ऐसा 
ही मेरी बुद्धि में निश्चय हुआ है। हे भगवान्‌ देव ! तुम्हें नमस्कार हे। हे 
भक्तवत्सल : तुम्हें प्रणाम है। हे योगेश्वर ! तुम्हें प्रणाम है। योगेश्वर तुम्हें 
नमस्कार है। हे जगत्‌ की सृष्टि करने वाले ! तुम्हें नमस्कार करता हूँ । 

हे सनातन ! कृपाकर मुझ दीन, कृपण अनैश्वययुक्त भक्त के लिये गति दें । हे 


महादेवमाहात्म्यम्‌ १०४ 
मद्भक्त इति देवेश तत्‌ सब क्षन्तुमहंसि ॥३१२॥ 


मोहितश्रास्मि देवेश त्वया रूपविपयेयात्‌ । 
नाध्यं ते न मया दत्त पाद्रश्चापि महेश्वर ||३१३॥ 


एवं स्तुत्वाहमीशान पाद्मध्येश्व भक्तितः । 
कृताझलिपुटो भृत्वा सब तस्मै न्‍्यवेदयम्‌ ॥|३१४॥ 
ततः शीताम्बुसंयुक्ता दिव्यगन्धसमन्विता | 

पुष्पव्ृष्टिः शुभा तात पपात मम मूड्ेनि ॥३१४५॥ 
दुन्दुभिश्॒ तदा दिव्यस्ताडितो देवकिंकर | 

ववो च मारुतः पुण्य; शुचिगन्धः सुखावह। ।।३१ ६॥ 


तत? प्रीतो महादेव! सपत्नीको वृषध्वजः । 
अब्रवीलिदशांस्तत्र हषेयन्रिव मां तदा ॥३१७॥ 


पश्यध्व॑ त्रिदशाः सर्वे उपमन्योर्महात्मनः । 
मयि भक्ति परां नित्यमेकभावादवस्थिताम ॥३१८॥ 


एवमुक्तास्तदा कृष्ण सुरास्ते शूलपाणिना । 
उल्ुः प्राज़लयः सर्वे नमस्कृत्वा वृषध्वजम्‌ ॥३१६॥ 


भगवन्देवदेवेश लोकनाथ जगत्पते | 
लभतां सबंकामेभ्यः फल त्वत्तो द्विजोत्तमः ॥३२०॥ 


परमेश्वर ! हे देवेश ! मेंने अज्ञानवश जो कुछ अपराध किया है, आप मुझे अपना 
भक्त समझकर उस अपराध को क्षमा कीजिये। हे देवेश्वर ! मैं तुम्हारे रूप 
बदलने से मोहित हो गया था, इसी से मैंने तुम्हें पाय-अध्य प्रदान नहीं किया | 
इस श्रकार मैंने महादेवजी की स्तुति करके मक्तिभाव से हाथ जोड़ कर पाद्य-अध्य 
आदि प्रदान किया । हे तात ! अनन्तर, मेरे शिरपर शीतल जल से पूरित, 
दिव्यगन्ध युक्त, शुभ पुष्प वृष्टि होने लगी। देवताओं के सेवक दिव्य दुन्दुभी 
बजाने लगे। पवित्र गन्धवाला सुखदायक पुण्यजनक वायु बहने लगा। इसके 
बाद सपल्नीक वृषध्वज महादेव प्रसन्न होकर उस समय मानो मुझे हर्षित करते 
हुए देवताओं से बोले, हे देवताओं ! मुझमें महात्मा उपमन्यु की एकाग्र भाव स्थित 
परमभक्ति अवलोकन करो ! हे कृष्ण | जब शूलपाणि ने देवताओं से ऐसा कहा, तब 
वे लोग हाथ जोड़ कर बृषध्वज को नमस्कार कर बोले-हे भगवन्‌ ! हे देवदेवेश ! 


जगत्पाल ! लोकनाथ ! यह ट्विजवर आपके द्वारा सब इच्छित फल ग्राप्त करे। 
१४ 


१०६ मालवीय जी के लेख और भाषण 


एवमुक्तस्ततः श्ेः सुरेज्ह्मादिभिस्तथा । 
आह मां मगवानीशः प्रहसन्निव शंकरः ॥३२१॥ 
श्री भगवानुवाच +-- 
बत्सोपमन्यों तुष्टो5स्मि पश्य मां मुनिपुद्धव । 
दह़भक्तोउसि विश्रषे मया जिज्ञासितों द्सि ॥३२२॥ 
अनया शिवभत्तया ते अत्यथ प्रीतिमानहम्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वान्‌ ददाम्यद्य कामांस्तव यथेप्सितान्‌ ॥३२३॥ 


एवमुक्तस्थ चेवाथ महादेवेन धीमता । 
दर्षादअरस्यवर्तन्त रोमहपेरत्वजायत ॥३२४॥ 


अन्नवश्व तदा देव हृषेगहदया गिरा | 

जानुभ्यामवरनीं गला प्रणम्य च पुनः पुनः ॥र३२१३॥ 
अथ जातो दाह देव सफल जन्म चाद्य में । 
सुरासुरगुरुदेवी यत्तिष्ठति ममाग्रतः ॥३२६)॥ 

य॑ न पश्यन्ति चैवाड्धा देवा हमितविक्रमम्‌ । 

तमहं द्शवान्‌ देवं कोउन्यो धन्यतरों मया ॥३२७॥ 


एवं ध्यायन्ति विद्वांस! परं तत्तं सनातनम्र्‌ । 
तहिशेषमितिख्यातं यदर्ज ज्ञानमक्षरंम्‌ |३२८)॥ 


भगवान्‌ शंकर ब्रह्मदिक देवताओं का ऐसा वचन सुन हँसकर मुझसे कहने 
लगे--(भगवान्‌ बोले)--हे पुत्र मुनिपुज्ञव उपमन्यु ! में तुम पर प्रसन्न हुआ हूं । 
तुम मेरा दशन करो। हे विप्र्षिं! तुम मेरे दृढ़ भक्त हो। मैंते तुम्हारी परीक्षा 
कर ली, तुम्हारी भक्ति के बश में होकर मैं अत्यन्त प्रसन्न हुआ हूं। इसलिये इस 
समय तुम्हारी जो कुछ अभिलाषा होगी, उन सब कास्य विषयों को प्रदान करूँगा। 
धीमान. महादेव के ऐसे वचन सुनकर हणष के कारण मेरे नेत्रों से आँसू गिरने 
लगे और रोमांच हो आया । 


उस समय में दोनों जानु एथ्वीपर स्थापित कर उस देव को बारबार प्रणाम 
करके हर्षित होकर गद्गद वचन से कहने लगा - हे भगवन्‌ ! जब सुर ओर 
असुरों के गुरु आप मेरे सामने खड़े हैं तब आज मेरा जन्मग्रहण करना सफल 
हुआ। देवता छोग आराधना करके भी जिस देवेखर का दर्शन करने में समथ 
नहीं होते में उसीका दर्शन कर रहा हूँ। इसलिये मेरे समान और कोन धन्य 
पुरुष है। विद्वान छोग इसी सन्मुख स्थित मूर्तिरूप सनातन परमतत्त्व का ध्यान 


महादेवसाहात्म्यम्‌ १०७ 


स एप भगवाल्देवः स्वसत््चादिरव्ययः | 
सवेतत्वविधानज्ञः प्रधानपुरुषः पर; ॥३२६॥। 


योअ्सृजद॒क्षिणादद्ाद ब्ह्मार्ण लोकसम्भवम्‌ । 
वामपार्शात्तथा विष्णुं लोकरक्षाथमीश्वरः ॥३३०॥ 


युगान्ते चेव सम्प्राप्ते रुद्रमीशो>्सजत प्रश्ुः । 

स रुद्रः संहरन्‌ कृत्स्नं जगत स्थावरजड्रमम |।३३१॥ 
कालो भूत्वा महातेजाः संवतेक इवानलः । 

युगान्ते सवंभूतानि ग्रसन्निव व्यवस्थितः ॥३३२॥ 


एप देवो महादेवों जगत्स्रष्टा चराचरम्‌ । 
कल्पान्ते चेव सबंधां स्मृतिमाक्षिप्य तिष्ठति ॥३३३॥ 


सर्वगः स्वभूतात्मा सवभृतभवोद्भवः । 
आस्ते सबंगतो नित्यमदृश्यः सवदेवतैः ॥३३४॥ 


यदि देयो बरो मद्यं यदि तुशोअसि में प्रभो । 
भक्तिभवतु में नित्यं ववयि देव सुरेश्वर ॥३३५॥ 


अतीतानागतश्वव वतमानश्व यद्चिमो । 
जानीयामिति मे बुद्धि: प्रसादात्‌ सुरसत्तम ॥३३६॥ 


किया करते हैं । यही मूर्ति देवान्तरापेक्षा विशिष्टमूर्ति, नित्य, अविनाशी, अजन्मा 
ओर ज्ञानस्वरूप कही जाती हे। यह वही भगवान्‌ जीवों के आदि अव्यय 
सवतत््व विधान को जानने वाला प्रधान परमपुरुष हे जिसने दक्षिण अंग से 
छोकोत्पत्ति के निमित्त ब्रह्मा को ओर वाम भाग से लोक रक्षा के निमित्त विष्णु 
को उत्पन्न किया है। जो प्रछय काल होने पर रुद्र को उत्पन्न करता हे ओर सदा 
स्थावर जहृुममय समस्त जगत का संहार करते हुए संवत्तक अग्नि की भांति 
महातेजस्वी काल स्वरूप से युग के अन्त में सब भूतों का ग्रास करके स्थित होता 
है। यह महादेव सचराचर जगत्‌ का संष्टिकत्तो हे और कल्पान्त में सबकी 
स्मरण-द्क्ति को नष्ट कर देता है। यही सबव्यापी, सब प्राणियों के अन्तरात्मा, 
सब जीवों का उत्पत्ति स्थान हे और सवंत्र विद्यमान होकर भी सब देवताओं 
को नहीं दीख पड़ता। हे देव ! हे सुरेश्वर | यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हुए हो 
ओर मुझे; वर देना चाहते हो तो मैं यही वर मांगता हूँ कि तुम में सदा मेरी 
भक्ति बनी रहे । हे विभो! हे सुरसत्तम ! भूत, वत्तमात और भविष्य के 
विषय को में तुम्हारी ऋूपा से जान सकूं, यही मेरी प्राथना है। मैं बान्धवों के 


श्ण्द मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


प्षीरोदनश्व भ्ुज्नीयामक्षयं सह बान्धवे) | 

आश्रमे च सदास्माक सान्निध्यं परमस्तु ते ।३३७॥ 

एयमुक्तः स मां ग्राह भगवांज्ञोकपूजितः । 

महेश्वरो महातेजाथराचरगुरु) शिव! ॥|३३८॥ 
श्रीभगवानुवाच १-- नि | कि 

अजरथामरथंव भव ते दुःखब्जितः | 

यशस्वी तेजसा युक्तो दिव्यज्ञानसमन्बितः ||३३६॥। 

ऋषीणामभि गम्यश्र मतप्रसादाद्भुविष्यसि । 

शीलवान्‌ गुणसम्पन्नः स्वज्ञः प्रियद्शनः ॥३४०॥ 


अज्षयं योवन तेस्तु तेजश्रेवानलोपमम 

ज्षीरोदः सागस्थेव यत्र यत्रेच्छसि प्रियस ॥३४१॥ 
तत्र ते भविता काम साबह्निध्यं पपसोनिधेः । 
क्षीरोदनश्व॒ अब्ृडत्वमम्तेन समन्वितम ॥३४२॥ 


बन्धुमि! सहितः कल्पं ततो माम्नुपयास्यसि । 

अक्षया बान्धवाश्रेव कुल गोत्रश्व ते सदा ॥३४३॥ 
भविष्यति द्विजश्रेष्ठ मयि भक्तिश्व शाश्वती | 
सान्निध्यश्चाश्रमे नित्यं करिष्यामि द्विजोत्तम ॥३४४॥ 


तिष्ठ वत्स यथाकाम नोत्कण्टाश्व करिष्यसि । 


सहित अक्षय क्षीरोदन भोजन करूं तथा मेरे आश्रम में आपका सदा निवास 
रहे। लोकपूजित, चराचरगुरु, महातेजस्वी भगवान भहेश्वर मेरी ऐसी प्रार्थना 
सुन कर मुझसे बोले :-- 


भगवान्‌ बोछे-हे द्ििजबर ! तुम मेरी क्रपा से अजर, अमर, दुःखरहित, 
यशस्वी और दिव्य ज्ञानी होकर ऋषियों में आदरणीय होगे । तुम शीलवान्‌ , 
गुणवान्‌ , सवज्ञ ओर प्रियद्शन होगे। तुम्हारा तेज अग्नि के समान और 
योवन अक्षय होगा । तुम जिस स्थान को श्रिय समझोगे, उसी स्थान में अपनी 
इच्छा से क्षीरसागर को उत्पन्न कर सकोगे। . तुम बान्धवों के साथ अम्मत के 
तुल्य क्षीरोदन ( दूध भात ) खाओ। एक कल्प बीतने पर तुम मेरे पास 
आओगे। हे दिज़श्रेष्ठ | तुम्हारे बान्धब, तुम्हारा कुछ और गोत्र सदा 
अक्षय होगा और मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति रहेगी। हे हिजश्रेष्ठ ! मैं सदा 


महादेवमाहात्म्यम्‌ ह १०८ 
स्मृतस्त्वया पुनर्विप्र करिष्यामि च द्शनम्‌ ॥३२४४॥ 


एवमुक्ता स भगवान्‌ स्वयेकोटिसमग्रमः । 
ईशानः स वरान्‌ दत्वा तत्रेवान्तरधीयत ॥३४६॥ 


एवं दृष्टो मया कृष्ण देवदेव! समाधिना । 
तदवाप्तश्व मे सब यदुक्तं तेन धीमता ॥३४७॥ 
प्रत्यक्षज्चेव ते कृष्ण पश्य सिद्धान्‌ व्यवस्थितान । 
ऋषोन्‌ विद्याघरान्‌ यक्षान्‌ गरधर्वाप्सरसस्तथा ॥३४८॥ 
पश्य वृत्तलतागुल्मान्‌ सर्वपुष्पफलप्रदान । 
सबतुकुसुमैयुक्तान्‌ सुखपत्रान सुगन्धिनः ॥३४६॥ 
सवमेतन्महाबाहों दिव्यमावसमन्वितम्‌ । 
प्रसादाइवदेवस्य ईश्वरस्य महात्मन। ॥३४०॥ 

श्री बासुदेव उबाच --- 
एतच्छुत्वा वचस्तस्य प्रत्यक्षमिव दशनम्‌ । 
विस्मय॑ परम॑ गत्वा अब्रवन्तं महामुनिम्‌ ॥३७१॥ 


धन्यस्त्वमसि विग्रेन्द्र कर्त्वदन्यो5स्ति पुण्यकृत्‌ । 
यस्य देवाधिदेवस्ते सान्निध्यं कुरुते5अश्रमे ॥३५२॥ 


तुम्हारे आश्रम के निकट रहूंगा। हे पुत्र ! तुम सुख पूषक रहो, चिन्ता मत 
करना। तुम जब मेरा स्मरण करोगे तब मैं तुम्हें दशन दूँगा। 


कोटि सूथ के समान प्रकाश से युक्त भगवान्‌ ईशान ऐसा कहकर वर 
देकर उसी स्थान में अन्तध्योन हो गये। हे क्ष्ण ! इसी प्रकार समाधि के बल 
से मैंने देवों के देव महादेव का दृशन किया था। उन्‍होंने जो कुछ कहा 
था मुझे वह सब प्राप्त हो गया है। हे क्ृष्ण ! प्रत्यक्ष देखो, यहाँ सिद्ध, ऋषि, 
विद्याधर, यक्ष, गंधव और अप्सरायें रहती हैं। सब अकार के पुष्प ओर 
फल देनेवाले वृक्षों, लताओं ओर गुल्मों को देखो, वे सब ऋतुओं में सुन्दर 
पत्ते, पुष्प और सुगन्धि से युक्त रहते हैं। महानुभाव ! देवों के देव, ईश्वर की 
कृपा से ये सब दिव्य भाव से सम्पन्न हैं। श्रीकृष्ण बोले-में प्रत्यक्ष दशन के 
बाद उस महामुनि के वचन सुनकर अत्यन्त विस्मित होकर उनसे कहा, हे 
विश्नेन्द्र ! तुम धन्य हो, तुमसे बढ़कर पुण्यात्मा और कौन हे, क्योंकि देवों के देव 
महादेव स्वयं तुम्हारे आश्रम में निवास करते हैं। 


- ११० मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


अपि तावन्मयाप्येवं दद्यात्स भगवान्‌ शिव! । 

दशन मुनिशादल प्रसादश्वापि शद्वरः ॥२५३॥ 
उपमन्युरुवाच $-- 

द्रच्यसे पुण्डरीकाक्ष महादेव न संशयः । 

अचिरेणेव कालेन यथा दृष्टो मयानघ ॥३५४॥ 


चक्षुपा चेव दिव्येन पश्याम्यमितविक्रम्‌ । 

पष्ठे मासि महादेव दृश्यसे पुरुषोत्तम ॥२५०॥ 

पोडशाशे बरांभ्रापि प्राप्स्यसि त्वं महेश्वरात्‌ । 

सपत्नीकाददुश्रेष्ठ सत्यमेतद्रवीमि ते ॥३५६॥ 

अतीतानागतश्वेव वतमानश्व नित्यशः । 

विदितं में महाबाहो ग्रसादात्तस्य धीमतः ॥३५७॥ 

एतान्‌ सहस्तशथान्यान्‌ समनुध्यातवान्‌ हरः | 

कस्मात्‌ प्रसादं भगवान्‌ न कुर्यात्तव माधव ॥ 

त्वादशेन हि देवानां छाघनीयः समागमः ॥|३५८॥ 

ब्रह्मणयेनानृशंसेन श्रदधानेन चाप्युत । 

जप्यन्तु ते प्रदास्यामि येन द्रश्यसि शह्नरम ॥३५६॥ 
श्रीभगवानुवाच-- 

अन्नवन्तमहं ब्रह्म॑स्तव्ग्सादान्महामुने । 


हे मुनिपुज्ञव ! कल्याणदाता शंकर क्या मुझे भी दशन देने की कृपा 
करेंगे ! उपसन्यु बोले-हे निष्पाप, पुण्डरीकाक्ष ! मैंने जिस प्रकार दर्शन किया 
था उसी शकार तुम भी थोड़े ही समय में महादेव का दर्शन करोगे। हे 
पुरुषोत्तम ! में दिव्य नेत्र के सहारे देखता हूँ कि तुम छठे महीने महादेव करा 
दर्शन करोगे। हे यदु श्रेष्ठ! तुम पावती से सोलह और महादेव से आठ-इस 
प्रकार चौबीस वर पाओगे । यह में तुमसे सत्य कहता हूं। हे महाबाहो! 
उस महेश्वर के असाद से भूत, वत्तमान और भविष्य इन तोनों काल की बात 
मैं जान सकता हूं। हे माधव ! भगवान्‌ भवानीपति ने जब इन सब ऋषियों 
तथा दूसरे सहझों पुरुषों पर कृपा की है तब तुम पर कृपा क्यों न करेंगे 
विशेषकर तुम्हारे समान अह्मनिष्ठ, अनृशंस और श्रद्धाबान्‌ पुरुषों के साथ 
समागम होना देवताओं में शछाघनीय है। मैं तुमको एक मंत्र बताता ढू 
जिसके जप के अभाव से तुम्हें शीघ्र ही महादेव के दशन होंगे। 


विष्णु बोले-मैंने उनसे कहा, हे ब्रह्मन्‌ ! हे महामुनि ! मैं आपकी कृपा से 


महादेवमाहात्म्यम्‌ १११ 

द्रक््ये दितिज सद्दानां महन॑ त्रिदशेश्वरम ||३६०॥ 

एवं कथयतस्तस्य महादेवाश्रितां कथाम्‌ । 

दिनान्यशै ततो जम्मुम्नृहतमिव भारत ॥३६१॥ 

दिनेड्टमे तु विग्रेण दीक्षितो5ह॑ यथा विधि | 

दण्डी मुण्डी कुशी चीरी घृताक्तो मेखली कृत ॥३६२॥ 

मासमेक फलाहारो द्वितीयं सलिलाशनः । 

ततीयश्व चतुथश्व पश्चमश्वानिलाशनः ॥३६३॥ 

एकपादेन तिषंश ऊध्यबाहुरतन्द्रितः । 

तेजः सथ्य सहख्नस्य अपश्यं दिवि भारत ॥३६४॥ 

तस्य मध्यगतश्वापि तेजसः पाणडुनन्दन । 

इन्द्रायुधपिनद्वाड़ं विद्यन्मालागवाक्षकम्‌ । 

नीलशैलचयप्ररूयं बलाकाभूषितांवरम ॥३६५॥ 

तत्र स्थितथ भगवान्‌ देव्या सह महाद्युतिः । 

तपसा तेजसा कान्त्या दीप्रया सह भायया ॥३६६॥ 

रराज भगवांस्तत्र देव्या सह महेश्वरः । 

सोमेन सहितः स्र्यों यथा मेघस्थितस्तथा ॥३६७॥ 

संहृष्टरोमा कोन्तेय विस्मयोत्फुन्नलोचनः । 
दत्यों के दल का मदन करने वाले महेश्वर का द्शेन करूँगा। दे भारत ! इसी 
प्रकार महादेव विषयक कथा कहते-कहते एक पछ के समान आठ दिन गये। 
आठवें दिन मैंने उन विप्न से विधिपूवक दीक्षा पाई। द्ण्डधारी, मुण्डित 
शिर, कुश चीरधारो ओर घृताक्त होकर मेखलछा धारण की । एक महीने तक 
फलाहार करके रहा । दूसरे महीने में जल पीकर रहा और तीसरे, चोथे तथा 
पाँचवे महीने तक वायु पीकर निवास किया। -हे भारत ! में ऊध्वबाहु 
ओर आलूस्य रहित होकर एक पैर पर खड़ा रहा। तब मैंने आकाशमण्डर 
में हजारों सूथ के समान एक तेज देखा। हे पाण्डुनन्द्न !|डस तेज के बीच 


में इन्द्रधनष की शोभावाले, विद्युन्माछा रूप गवाश्ष से युक्त, नील पवत के समान, 
बकपंक्ति से विभूषित एक विचित्र तेज दिखाई दिया। 

महातेजस्वी भगवान्‌ महेखर देवी उम्रा के सहित उसी तेजमण्डल में 
तप, तेज, कान्ति ओर दीफप्ति के साथ मेघमण्डल में स्थित चन्द्रमा से युक्त सूय 
की भाति विराजते थे। हे कुन्तीनन्दन ! मैंने रोमाश्लित शरीर ओर विस्मयोत्फुल्ल 


११२ मालवीय जी के लेख और भाषण 


अपश्यं देवसंघानां गतिमातिंहरं हरम्‌ ॥३६८॥ 


किरीटिनं गदिनं शूलपार्णि व्याप्राजिनं जटिल दण्डपाणिम्‌ । 
पिनाकिन वज्िणं तीक्षणदंट्ूं शुभांगदं व्यालयज्ञोपवीतम ||३६६॥ 


दिव्यां मालामुरसानेकवर्णा समुदवहन्तं गुल्फदेशावलम्बनां । 
चन्द्र तथा परिविष्ट ससन्ध्यं वर्षात्यये तद्ृदपश्यमेनम्‌ ॥३७०॥ 
प्रमथानां गणश्रेव समन्तात्‌ परिवारितम्‌ | 
शरदीब सुदृष्प्रेक््य परिमिष्टं दिवाकरम ॥३७१॥ 
एकादशशतान्येव रुद्राणां वषवाहनम । 
अस्तुवन्नियतात्मानं कमंमिः शुभकर्मिंणम्‌ ॥३७२॥ 
आदित्या बसवः साध्या विश्वेदेवास्तथाउश्विनौ । 
विश्वाभिस्तुतिभिदेंव समस्तुवन ॥॥३७३॥ 
शतक्रतुथ्व भगवान्‌ विष्णुआ्रादितिनन्दनों । 
ब्रक्षा रथन्तरं साम ईरयन्ति भवान्तिके ॥३७४॥ 


योगीश्वराः सुबहवों योगद पितरं गुरुम । 
ब्रद्मपयश्व ससुतास्तथा देवषयथ् वै ॥|३७४॥ 


पृथिवीं चान्तरिक्षश्व नक्षत्राणि ग्रहास्तथा । 
५ + 
मासाइंमासा ऋतवो रात्रि: संवत्सरा: क्षणा। ॥३७ ६॥ 


नेत्रों से देवताओं की गति तथा दीनों का दुःख हरने वाले महादेव का द्शन 
किया। मैंने देखा कि वे तीहणदन्त, किरीट, गदा, त्रिशूछ, बाघास्बर, जटा, 
दण्ड, पिनाक, वज्र, केयूर, सर्पों का यज्ञोपवीत और गुल्फ भाग तक ल्ञटकती हुई 
कई रज्ञों को मालाओं को घारण किये हुए वर्षो की समाप्ति में सन्ध्या के सहित 
चन्द्रमा के समान मालूम हो रहे हैं। वे शरदकाल में निर्मल और अदशनीय 
अकाशवाले सूय के समान जान पड़ते थे । भूतगणों से सब प्रकार घिरे हुए थे 
ओर ग्यारह सौ रुद्र, मन और कर्म से, सदा शुभ कर्म श्ील उस वृषबाहन महेश्वर 
को स्तुति करते थे । 


आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वेदेव, और दोनों अश्विकुनीमार विश्वस्तुति 
के द्वारा उस विश्वेश्वर की आराधना करते थे । अद्तिनन्दन, इन्द्र, विष्णु और 
अह्मा महादेव के निकट रथन्तर सामगान करते थे। हे राजन ! बहुत से योगीन्द्र 
पुत्रों के सहित त्रह्मर्षि, देवषिं, प्रथ्वो, आकाश, नक्षत्र, ग्रह, मास, पक्ष, सब 


महादेवमाहात्म्यम्‌ ११३ 


मुहर्ताश्व निमेषाश्र॒ तथेव युगपययाः । 
दिव्या राजन्नमस्पन्ति विद्याः सचविदस्तथा ॥३७७॥ 


सनत्कुमारों वेदाश्व इतिहासस्तथैव च । 

मरीचिरज्विरा अतन्रिः पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः ॥३७८॥। 
मनवः सप्त सोमश्व अथर्वा सब्ृहस्पतिः । 

भृगुदत्) काश्यपश्च वशिष्ठ; काश्य एव च ॥३७६॥ 


उन्दांसि दीक्षा यज्ञात्र दक्षिणाः पावकों हविः । 
यज्ञोपगानि द्रव्याणि मूर्तिमन्ति युधिष्ठिर ॥३८०॥ 


ग्रजानां पालकाः सर्वे सरितः पन्नगा नगाः । 
देवानां मातरः सर्वा देवपत्न्य/ सकन्‍्यकाः ॥३८१॥ 


सहस्नाणि मुनीनाश्व अयुतान्यबुदानि च । 

नमस्यन्ति प्रभु शान्‍्तं पता; सागरा दिश। ।।३८२॥ 
गन्धवाप्सरसश्रेव गीतवादित्रकोविदाः । 

दिव्यतानेषु गायन्तः स्तुवन्ति भवमद्भुतम्‌ । 
विद्याधरा दानवाश्व गुद्यका राक्षसास्तथा ॥३८३॥ 


वर्षाणि चेव भूतानि स्थावराणि 09% | 
नमस्यन्ति महाराज वाइमनःकमेमिविश्रम ।। 


ऋतुएँ, रात्रि, संबत्सर, क्षण, मुहत्तं, निमेष, युगपयोय, दिव्यविद्या और 
सत्यवेत्ता सब आणी उस योगदाता पिता तथा गुरु को नमस्कार करते थे। 
सनत्कुमार, समस्त वेद, इतिहास, मरीचि, अद्डिरा, अन्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, 
सातों मनु, सोम, अथवा, भ्रगु, दक्ष, काश्यप, वशिष्ठ, काश्य, समस्त छन्द, 
दीक्षा, यज्ञ, दक्षिणा, अग्नि, ह॒वि, यज्ञ के मूर्तिमान्‌ उपकरण तथा सब सामग्री, 
समस्त प्रजापालक, नदियाँ, पन्‍नग, नग, सब देवमातायें, देवपत्नियाँ, देवकन्यायें, 
( + मेँ ( दिश्ायें 
सहख्र अयुत ओर अबुंद संख्या में मुनि छोग, पव॑त, समुद्र, , गीत ओर 
वाद्य के जाननेवाले गन्धव तथा अप्सराय दिव्यतान में गान करती हुई श्ञान्त 
ओर अद्भुत शिव को ग्रणाम करके स्तुति कर रही थीं। हे महाराज ! 
विद्याधर, दानव, गुह्यक, राक्षस ओर स्थावर तथा जंगम सब ग्राणी मन, वचन 
ओर कम से उस महेश्वर को प्रणाम करते थे। देवेश्वर महादेव मेरे सामने 
खड़े थे। हे भारत! मेरे सामने महादेव को खड़े हुए देखकर ब्रह्मा और 
इन्द्र आदि सब देवता मुझे देखने छगे। उस समय महादेव की ओर देखने 
१५ 


११४ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


पुरस्तादिप्ठितः शर्वों ममासीलिदशेश्रः ॥३८४॥ 
पुरस्तादिष्ठितं दृष्टा ममेशानश्व भारत । 
सग्रजापतिशक्रान्तं जगन्मामभ्युदेक्षत ॥३८७॥ 
ईक्षितुश्व महादेव न में शक्तिरभूत्तदा | 
ततो मामब्रवीदेव। पश्य कृष्ण वदस्व च ॥३८९॥ 
त्वया ह्याराधितश्राहं शतशो5थ सहसख्रशः । 
त्वत्समो नास्ति मे कथरित्त्रिषु लोकेषु वे प्रिय/ ।।३८७॥। 
शिरसा वन्दिते देवे देवी प्रीता ह्यमाभवत्‌ । 
ततो5हमब्र॒व॑ स्थारुं स्तुतं ब्रह्मादिभिः सुरे) ।|३८८॥।। 
श्रीविष्णु रुवाच-- 
नमोस्तु ते शाश्रत स्ंयोने बन्माधिपं त्वां ऋषयो वदन्ति । 
तपश्च सच्चश्च रजस्तमश्र त्वामेव सत्यश्व वदन्ति सन्‍्तः ।।३८६॥ 
त॑ वे ब्रह्मा च रुद्रथ वरुणोउपरिमनुभेवः । 
धाता त्ष्टा विधाता च ल॑ प्रभु; सवंतोमुखः ॥३६०॥ 
त्वत्तो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च | 
तया सृष्टमिदं कृत्स्नं त्रेलोक्यं सचराचरम ॥३६१॥ 
यानीन्द्रियाणीह मनश्र कृत्स्नं ये वायवः सप्त तथेष चाम्मयः । 
ये देवसंस्थास्तवदेवताथ तस्मात्परं तवां ऋषयों बदन्ति ॥३६२॥ 
की सामथ्य न हुईं। तब महेश्वर मुझसे बोले, हे ऋष्ण ! तुम मेरा दशेन करो 
ओर जो कुछ अभिछाषा हो मुझसे कहो । 


तुमने सेकड़ों ओर सहझ्लों बार मेरी आराधना की है। तीनों लोकों में 
तुम्हारे समान मेरा कोई श्रियपात्र नहीं हे। मेंने जब शिर भुकाकर महादेव 
की वन्दना की तब उमादेवी श्रसन्न हुई। इसके बाद मैंने त्ह्मादि देवताओं के 
पूज्य महादेव से कहा १-- ं 

( विष्णु बोले )--हे सबके उत्पन्न करने वाले अविनाशी शंकर ! तुम्हें 
प्रणाम है। ऋषि छोग तुम्हें सब वेदों के अधिपति कहते हैं। साधु छोग तुम्हीं 
को तप, सत्त्व, रज, तम और सत्य स्वरूप कहते हैं। तुम्हीं त्रह्मा, रुद्र, वरुण, 
अग्नि, मनु, भव, धाता, त्वष्टा ( रूप निर्माता ), विधाता और स्वतोमुख ग्रभु 
हो। स्थावर जंगम सब प्राणी तुम्हीं से उत्पन्न हुए हैं। चराचरों के सहित 
तीनों छोकों को तुम्हीं ने रचा हे। ऋषि छोग तुम्हें सब इन्द्रियाँ, मन, श्राण 
आदि पशद्चवायु; गाहपत्य, आहनीय, दक्षिण, सभ्य आवसशथ्य श्रौत स्मात्त 


महादेवमाहात्म्यम्‌ ११५ 


वेदाश्व यज्ञाः सोमश्र दक्षिणा पावकों हविः । 

यज्ञोपग॒श्च यत्किश्वित्‌ भगवांस्तद्संशयम ॥३६३॥ 

इष्ट दत्तमधीतश्व॒ व्रतानि नियमाश्र ये । 

हीः कीतिं: श्रीद्येतिस्तुष्टिः सिद्धिश्वेव तदर्पणी ॥३६४॥ 
कामः क्रोधो भय॑ लोभो मद; स्तम्भोज्थ मत्सरः । 
आधयो व्याधयश्रेव भगवंस्तनवस्तव |॥३३६५॥ 
कृतिविंकारः प्रणयः प्रधानं बीजमव्ययम । 

मनसः परमायोनिः प्रभावशापि शाश्वत) ।|३६६॥ 
अव्यक्तः पवनो<चिन्त्यः सहसांशुर्हिरएमयः । 
आदिगंणानां सर्वेषां भवान्‌ वै जीविताभ्रयः ।|३६७॥ 
महानात्मा मतित्रज्ञा विश्वः शम्भुः स्वयम्श॒वः । 

बुद्धिः प्रशोपलब्धिश्र॒ सम्वित्‌ ख्यातिश्वतिः स्मृति; ॥३६८॥ 
पर्यायवाचकेः शब्देमहानात्मा विभाव्यते | 

त्वां बुध्द्ा ब्राह्मणों वेदात्‌ प्रमोह विनियच्छति ।|३६६॥ 


हृदयं सवभूतानां च्षेत्रज्ञस्वमृषिस्तुतः | 


ओर लछोकिक--े सात प्रकार की अग्नियाँ; ओर सूत्रात्मा में जिनकी समाप्ति 
हुई हे ऐसे स्तुति के योग्य देवता-इन सब से परे, बाणी से अगोचर और 
रूपादि से रहित मानते हैं | 

सब वेद, यज्ञ, सोम रस, दक्षिणा अग्नि, हवि तथा जो कुछ यज्ञ की 
सामग्री हे वह सब साज्ञात्‌ भगवान्‌ स्वरूप हे। यज्ञ, दान, अध्ययन, ब्रत, 
नियम, रूज्जा, कीर्ति, श्री, द्युति, तुष्टि और सिद्धि--ये सभी तुम्हारे स्वरूप की 
प्राप्ति के साधन हैं। हे भगवन्‌ ! काम, क्रोध, भय, लोभ, मद, स्तम्भ, मत्सरता, 
आधि ओर व्याधि--ये सब तुम्हारे शरीर हैं। तुम क्रियारूप क्रियाफलमूत हु 
अआंदि विकार, पुण्य, प्रबल वासनावीज रूप प्रधान, मन के उत्पत्तिस्थान, शाश्वत, 
प्रधान, अव्यक्त, पवन, अचिन्त्य चित्त, ज्योतिरूप, सूर्य तथा अव्यक्त तत्त्वों के 
आदि तथा सबके जीविताश्रय अथोत्‌ नदियों के लिये समुद्र के समान प्राप्य- 
स्थान हो। महत्‌ आत्मा, सति, त्रह्मा, विष्णु, शस्सु, स्वयम्भू , बुद्धि, अज्ञा, उप- 
लब्धि, संवित्स्थाति, भ्रृति, स्मृति आदि पर्योय वाचक शब्दों के द्वारा बेदार्थ 
जानने वाले पुरुषों से तुम्हीं वेद में महान आत्मा कहे गये हो । विद्वान ब्राह्मण 
लोग तुम्हें जानकर मोहजनक अज्ञान से छुटकारा पाते हैं। 

तुम सब आ्राणियों के हृदय में वास करने वाले क्षेत्र्ष ओर मन्‍्त्रों द्वारा 


११६ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


सबंतः प्राशिपादस्त्वं सबंतो5क्षिशिरोम्ुखः । 
सवंतः भ्रुतिमाँल्लोके सबेमाइत्य तिष्ठसि ||४००॥ 
फल त्वमसि तिम्मांशोनिमेषादिषु कम्मेंसु ॥७०१॥ 


त॑ वे प्रभाचिं! पुरुषपः सर्वस्य हृदि संश्रितः । 
अणिमा लपिमा ग्राप्िरीजानो ज्योतिरव्यय! ॥४०२॥। 


त्वयि बुद्धिमतिलोंकाः पपन्नाः संभ्रिताथ ये | 
ध्यानिनों नित्ययोगाश्र सत्यसक्तया जितेन्द्रिया; ॥४०३॥। 


यस्त्वां ध्रुव वेदयते गुहाशयं भ्रथयु पुराणं पुरुषश्व विग्रहम । 

हिरण्मयं बुद्धिमतां परां गतिं सबुद्धिमान्बुद्धिमतीत्य तिष्ठति ॥४०४॥ 
विदित्वा सप्त सरक्ष्माणि पडड त्वाश्व मूर्तितः । 
प्रधानविधियोगस्थस्त्वामेव विशते बुध! ॥४०४॥ 


एवमुक्ते मया पा भवे चार्तिविनाशने । 
चराचर जगत्सव सिंहनादं तदाकरोत्‌ |।४०९६॥ 


त॑ विप्रसंघाथ सुरासुराथ नागा; पिशाचाः पितरो वयांसि । 


स्तुति के योग्य हो । तुम्हारे पाणि और पाद का अन्त सवंत्र विराजमान है। 
तुम सत्र श्रुतिमान होकर सारे जगत्‌ को परिपूर्ण कर रहे हो। तुम्हीं सूर्य प्रभा 
तथा किरण ओर निमेष आदि स्व सुख रूप कर्मों के फल हो। तुम सबके 
हृद्यस्थ पुरुष हो। तुम अणिमा (दुलेभ तन्मात्र) हो, तुम छधिमा (त्रिविध 
परिच्छेद से रहित) हो, तुम ग्राप्ति स्वरूप ईशान और अनन्य ज्योति हो । तुम 
में बुद्धि, मति ओर समस्त छोक स्थित हैं। जो लोग ध्याननिष्ठ नित्य योग में 
रत, सत्यसंकल्प और जितेन्द्रिय हैं. वे तुम्हारी ही शरण में रहते हैं। जो तुम्हें 
निश्चय, गुहाशय प्रभु, पुराण पुरुष, विशिष्टानुभवस्वरूप, ज्योतिमय और बुद्धिमान 
पुरुषों की परम गति रूष जानते हैं; अथवा जानकर दिष्यों को जनाते हैं वे 
महाबुद्धिमान्‌ पुरुष बुद्धि से परे निवास किया करते हैं। विद्वान पुरुष सातों 
सूक्ष्म विषयों अथोत्‌ महत्तत्त्त, अहंकार तथा पद्चतन्मात्र और षडंगों अर्थात्‌ सबच- 
ज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतन्त्रता, नित्य अलुप्तशक्ति और अत्यन्तशक्तिसंयक्त 
तुम्हें मूर्तिमान्‌ रूप से जानकर और चित्त सत्तव के आत्मा भिन्नत्व रूप से अज्ञान- 
रूपी विधि के अनुसार योगयुक्त होकर तुम्हीं में प्रवेश करते हैं। हे पा9्थ ! 
आत्तिविनाशन महादेव से जब मैंने ऐसा कहा उस समय चराचरों से युक्त समस्त 
जगत्‌ सिहनाद करने लगा | 


(्‌ 
उस समय ब्राह्मण, देवता, असुर, सप, पिशाच, पितर, पक्षी, राक्षस, 


महादेवमाहात्म्यम्‌ ११७ 


. रक्षोगणा भूतगणाश्र सर्वे महषयश्रेव तदा प्रणेमुः ।|४७०७॥ 
मम मू्ष्नि च दिव्यानां कुसुमानां सुगन्धिनाम्‌ | 
राशयो निपतन्ति सम वायुश्र सुसुखो ववो ||४०८।। 
निरीक्षय भगवान्देवों ध्रुमां माश्व जगद्धितः । 
शतक्रतुश्चाभिवीश्य स्वयं मामाह शंकरः ॥४०६॥ 


विदुः कृष्णपरां भक्तिमस्मासु तव झत्रुहन । 
क्रियतामात्मनः श्रेय; प्रीतिहिं त्वायि मे परा ॥|४१०॥ 


वृरणीष्वाष्टो वरान कृष्ण दातास्मि तव सत्तम | 
ब्रूहि यादवशादूल यानिच्छिसि सुदुल्लमान ॥४२१॥ 


इत्यनुशासनपवरि आनुशासनिकेपवणि मेघवाहनोपाख्याने 
चतुदृंशो 
अध्याय; ॥४७॥ 


समस्त प्राणी तथा महर्षि आदि सबने उन्हें प्रशाम किया। मेरे सिर पर दिव्य 
सुगन्धियुक्त फूछों की वषो हुई और अत्यन्त सुख देनेवाली वायु बहने लगी । 

संसार का हित करने वाले भगवान्‌ अंकर उमादेवी, मुझे और इन्द्र को 
देख कर स्वयं मुझसे कहने छगे--हे शत्रुनाशन कृष्ण ! यह में जानता हूँ कि 
मुझपर तुम्हारी परम भक्ति है, तुम अपने कल्याण के साधन के छिये वर मांगो 
में तुम्हें आठ बर दूंगा । हे यादव श्रेष्ठ | तुम जिन दुलभ बरों की इच्छा 
करते हो, उन्हें मांगो। 


इत्यनुशासनपव णि आनुशासनिकेपव णि मेघवाहनोपास्याने 
चतुर्दशोडध्यायः । 


अथ पश्चदरशो5षध्यायः । 
श्रीकृष्ण उबाच $-- 


मून्ना निपत्य नियतस्तेजः सन्निचये ततः । 
परम हपमागत्य भगवन्तमथाब्रुवम्‌ ॥१॥ 


धर्म दृहत्वं युधि शत्रुधातं यशस्तथाग्रयं परम बलश्व । 
योगग्रियत्व॑ं तब सन्निक्ष वृणे सुतानां च शर्तं शतानि ॥२॥ 


एवमस्त्विति तद्गावयं मयोक्तः प्राह्‌ शंकरः । 
ततो मां जगतो माता धारिणी स्ेपावनी ॥३॥। 


उवाचोमा ग्रणिहिता शर्वाणी तपसां निधि । 
दत्तो भगवता पूत्रः शाम्बी नाम तवानध ॥४॥। 


मत्तो5प्यष्टो वरानिशन्‌ गृहाण त्वं ददामि ते । 

प्रणम्य शिरसा सा च मयोक्ता पाण्डनन्दन ॥५॥ 

डिजिष्वकोप पित॒तः प्रसाद शर्त सुतानां परम च भोगम । 

कुले प्रीतिं माततश्र प्रसादं समप्राप्ति प्रवणे चापि दाक्ष्यम्‌ ॥३॥ 
उमोवाच $-- 

एवं भविष्यत्यमरप्रभाव नाहं सपा जातु बदे कदाचित्‌ । 

भार्यासहख्लाणि च पोडशेब तासु ग्रियत्वं च तथाक्षयं च ॥७॥ 


श्रीकृष्णजी बोले--इसके बाद मैंने बड़ी सावधानी से तेज पूंज में विराजमान 
शिवजी को मस्तक से प्रणाम करके बड़ी प्रसन्नता पूवक यह वचन कहा-हहे 
शिवजी ! धम में दृढ़ता, आपकी सजन्निकटता, युद्ध में स्थिर होकर शत्रुओं को 
मारना, उत्तम कीति, बल व योग समेत ऐश्वय्य और दशहजार पुत्रों की में 
आपसे याचना चाहता हूं। मेरे इस बचन के कहते ही शिवजी बोले कि ऐसा 
हो हो। फिर सबका पोषण करनेवाली, बंधन से निवृत्त करनेबाली, तपपुंज 
और शुद्ध रूपा जगत्‌ की माता उमादेवी ने कहा कि हे निष्पाप ! भगवान शिव 
ने सास्बनाम पुत्र तुमको दिया। मैं भी तुमको आठ अभीष्ट बर देती हूं, उनको 
लो। हे पाण्डुनन्दन ! तब मैंने दण्डबत करके उससे कहा-त्राह्मयणों पर क्रोध न 
करने वाले, पिता के आज्ञाकारी, कुल के लोगों से प्रीति पूषक रहने वाले माता को 
पसन्न करने वाले, शांत चित्त, बड़े बुद्धिमान और चतुर सौ पुत्र मैं आपसे मांगता हूं। 

उमा ने कहा-ऐसा ही होगा । साथ ही यह भी कहा कि 'हे दिव्य प्रभाव 
वाले ! में मिथ्या नहीं वोलती हूं। सोलह हजार ख्त्रियां, उन ख्रयों में प्रीति, अक्षय 


महादेवमाहात्म्यम्‌ ११७ 


प्रीति चाग्रयां बाँधवानां सकाशाहदामि ते5हं वषुषः काम्यतां च। 

भोच्यन्ते वे सप्ततिं वे शतानि गृहे तुभ्यमतिथीनां च नित्यम ॥|८॥ 
वबासुदेव उबाच $-- 

एवं दक्त्या वरान्‌ देवो मम देवी च भारत | 

अंतहिंतः क्षणे तस्मिन सगणों भीमपूर्वज ।।६॥ 

एतदत्यदूश्वुतं पूव ब्राह्मणायातितेजसे । 

उपमन्यवे मया कृत्स्नं व्याख्यातं पार्थिवोत्तम || 

नमस्कृत्वा तु स ग्राह देवदेवाय सुव्रत ॥|१०।। 
उपमन्थुरुवाच $-- 

नास्ति शवंसमों देवों नास्ति शवंसमा गतिः | 

नास्ति शवेसमों दाने नास्ति शवंसमों रणे ॥११॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशा० आनुशासनिके पबणि 
मेघवाहनोपाख्याने पश्चदशोउध्याय! ॥ 


धन, बान्धवों की ओर से उत्तम श्रीति और शरीर की मनीहरता तुमको देती हूं । 
तेरे घर में सदेव सात हजार अतिथि भोजन करेंगे!। बासुदेव जी बोलछे-हे 
भरतषभ युधिष्ठिर | इस रीति से वह देव और उमादेवी मुझको वरदान देकर 
गरणों समेत उसी क्षण अन्तहिंत हो गये । हे राजाओं में श्रेष्ठ सबसे पहले जब 
मैंने इस अद्भुत वृत्तान्त को बड़े तेजस्वी उपमन्यु ब्राह्मण के सम्मुख वर्णन किया तो 
उस उत्तम ब्रती ब्राह्मण ने देवों के देव महेश्वर जी को नमस्कार करके कहा कि 
महादेव जी के समान कोई देवता नहीं, उनके समान कोई गति नहीं, उनके 
समान कोई दानी नहीं ओर युद्ध करने में भी शक्कर जी के समान कोई नहीं 
है॥ ११॥ इति॥ 


अथ षोडशो<ध्यायः | 


उपभन्युरुवाच-- 
ऋषिरासीत्कृते तात तंडिरित्येव विश्रुतः । 
दशवषसहस्राणि तेन देवः समाधिना ॥१॥ 
आराधितो<भूद्धक्तेन तस्थोदक निशामय | 
स दृष्टवान्महादेवमस्तोषीज् स्तवैविश्रुम ॥२॥ 
इति तंडिस्ततों योगात्परमात्मानमव्ययम्‌ । 
चितयित्वा महात्मानमिदमाह सुविस्मितः ॥३॥ 
य॑ पठन्ति सदा सांख्याश्रिन्तयंति च योगिनः । 
परं प्रधान पुरुषमधिष्ठातारमीश्वरम ॥४॥ 


उत्पत्तो च विनाशे च कारण य॑ विदुबुधाः । 
देवासुरमुनीनां च परं यस्मान्न विद्यते ॥४॥ 


अज तमहमीशानमनादिनिधन प्रथम । 
अत्यन्तसुखिनं देवमनधं शरण बजे ॥६॥ 
एवं ब्रुवन्नेव तदा दद्श तपसां निधिम | 
तमव्ययम॑नोपस्यमचिन्त्यं शाश्रतं ध्रुवम ॥७॥ 


उपभमन्यु बोले-हे ! तात सतयुग में तण्डी नाम के ऋषि विख्यात थे। 
उन्होंने समाधि और भक्ति के द्वारा दश हजार बर्ष तक शिवजी की अराधना 
को॥ १॥ उसके फछ के उदय को सुनो ! उम्होंने महादेवजी का प्रत्यक्ष दशन 
करके स्तोन्नों में स्तुति को॥ २॥ अथोत्‌ उस तण्डी ऋषि ने अपने तप और 
योग के द्वारा उस सदैव अखण्ड रूप परमात्मा का ध्यान करके बड़े आश्चर्य 
को आप्त होकर कहा कि सांख्य सतवाछे ओर योगीजन जिस प्रधान पुरुष 
अधिष्ठाता ईश्वर का सदैव स्तुति पाठ करते हैं और ध्यान करते हैं॥ २-७॥ 
कर जिसको उत्पत्ति-नाश का हेतु रूप वर्णन किया हे ओऔर देवता, असुर 
व मुनियों में भी उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है, उस अजन्मा, आदि-अन्त रहित 
ओर निष्पाप ईश्वर की शरण छेता हूँ ५-३ ॥ ऐसा कहते हुए उस ऋषि ने 
अ रुपरान्तर रहित, तपोमूर्ति, अनुपम, अचिन्त्य और सब के आदि कूटस्थ 
पुरुष को देखा | ७॥ 


महादेवमाहात्म्यम्‌ १२१ 


निष्कर्ल सकल ब्रह्म निगुणं गुणगोचरम्‌ । 

योगिनां परमानन्दमचरं मोच्संज्ञितम्‌ ॥८॥ 
मनोरिन्द्राभिमरुतां विश्वस्य ब्रह्मणों गतिम | 
अग्राह्ममचल शुद्ध बुद्धिग्राव् मनोमयस्‌ ॥६॥ 


दर्विज्ेयमसंख्येय॑ दुष्प्रपमक्ृतात्मभिः । 

योनि विश्वस्य जगतस्तमसः परतः परम्‌ ॥|१०॥ 

यश ग्राणवन्तमात्मानं ज्योतिर्जीवस्थितं मनः । 

त॑ं देवं दशनाकाडी बहुन्वषंगणानृषिः | 

तपस्युग्रे स्थितो भृत्वा दृष्ठा तुशव चेश्वरम ॥१ १॥। 
तण्डिस्वाच-- 

पवित्राणां पवित्रस्त्व॑ गतिगंतिमतां वर । 

अत्युग्रं तेजसां तेजस्तपसां परम तपः ॥१२॥ 

विश्वावसुरिरण्यात्षपुरूहृतनमस्कृत । 

भूरिकल्याणद विभो परं सत्यं नमोस्तु ते ॥१३॥ 

जातीमरणभोरूणां यतीनां यततां विभो | 

निर्वाणद सहस्रांशो नमस्ते5स्तु सुखाश्रय ॥१४॥ 


वही योगियों का परम आनन्द, अविनाशी और मोक्ष स्वरूप है। वही 
मनु, इन्द्र, अग्नि, बायु, जगत्‌ और देवताओं का अवरूम्बन है। वह अग्राह्म 
अचलरूप, शुद्ध बुद्धि से मालूम होने योग्य ओर मनोमय है। कठिनता से 
जाना जा सकता है, असंख्येय है ओर अकृतात्मा छोगों को दुष्प्राप्य है। वह 
समस्त जगत्‌ का उत्पत्तिस्थान है। तसोगुण से परे, स्थित पुरुष, पुराण ओर 
श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ देवता है। जो आत्मा को प्राशविशिष्ट करके उसमें आवृत्त 
जीव में मनोरूप ज्योतिस्वरूप से स्थिति रहता है, उसी देव के दशन की इच्छा 
में तण्डी ऋषि अनेक वर्ष पयन्त उग्न तपस्या करने के अनन्तर ईश्वर का दर्शन 
करके स्तुति कर बोले--हे परमात्मन ! तुम गद्भा आदि पवित्र पदार्थों से भी 
पवित्र ओर गतिमान्‌ पुरुषों की परमगति हो, नेत्र आदि तेजस्वी पदार्थों के तेज 
अथौोत्‌ प्रकाशक और तपस्वियों की परम तपस्था हो। तुम विश्वावसु, 
हिरण्याक्ष ओर पुरूहत द्वारा नमस्कृत हो। तुम मोक्ष देनेवाले हो। परम सत्य 
म-मरण ओर भीरु यतमान यतियों के निवोणदाता हो । हे सहर्खांश |! सब 
सुखों के आधार, तुम्हें नमस्कार हे । 
१६ 


१५२ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


ब्रह्मा शतक्तुर्विष्णुविंश्वेदवा महषेयः । 

न विदुस्त्वान्तु तच्चेन कुंतो वेत्स्यामहे वयम्‌ ॥१५॥ 
त्वत्तः अवतते सब त्वयि सब पतिष्ठितम्‌ । 

कालाख्यः पुरुषाख्यथ्र ब्रह्माख्यश्र त्वमेव हि ॥ 
तनवस्ते स्मृतास्तिस्ः पुराणज्ञेः सुरपिभिः ॥१६॥ 
अधिपौरुषमध्यात्ममधिभूताधिदेवतम्‌ | 
अधिलोकाधिविज्ञानमधियज्ञस्तवमेव हि ॥१७॥ 

तां विदित्वात्मदेहस्थं दुविंदं देवतैरपि । 

विद्वांसो यान्ति निममुक्ताः पर॑ भावमनामयम्‌ ॥१८॥ 
अनिच्छतस्तव विभो जन्मसृत्युरनेकशः । 

द्वारं तु स्वगंमोक्षाणामाक्षेप्ता त॑ ददासि च ॥१६॥ 


तवं वे रवर्गंथ मोत्ञथ काम; क्रोधस्त्वमेव च । 
+ रे 
सत्तं रजस्तमथ्रेव अधथोड़ त्वमेव हि ॥२०॥ 


ब्रह्मा भवश्र विष्णुअ्॒ स्कन्‍्द्रेन्द्री सविता यम) । 


ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, विश्वेदेव ओर ऋषि छोग भी तुम्हें यथाथ रूप से 
नहीं जानते तब में तुम्हें किस प्रकार से जान सकूंगा । तुम से ही जगत्‌ उत्पन्न 
होता हे और उत्पन्न होकर तुम्हीं में स्थित रहता है। तुम्हीं काल, तुम्हीं पुरुष 
ओर तुम्हीं त्रद्म हो। पुराण जानने वाले ब्रह्मर्षि लोग तुम्हारे काछाख्य, पुरुषाख्य 
ओर त्रह्माख्य अथवा ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्र-यह तीन रूप बतलाते हैं। शिर- 
चरणादिमान देह सम्बन्धी जो छाम है, वह आधिपोरुषरूप ज्ञान तुम्ही हो। 
देह में अधर होठ अनुरूप वाग-संधि विषयक जो विवेक उत्पन्न होता है, वह 
अध्यात्मरूप विवेक तुम्हीं हो । देहारम्भक आण, रुधिर ओर नेत्रादि इन्द्रियों 
को अवलरूम्बन करके जो ज्ञान होता है, तुम्हीं वह अधिभूत और अधिदेबत हो । 
तुम्हीं अधिल्ञोक में अधिविज्ञान ओर अधीश्वर हो। विद्वान पुरुष तुम्हें शरीर 
ः में 8 से भी दुर्विज्ञेय जान कर निर्मोह होकर अनामय परम्भाव को 
प्राप्त । 


जो तुम्हें जानने का उद्योग नहीं करता, उसका बारम्बार जन्म और मरण 
होता है। तुम स्वग और मोक्ष के द्वार स्वरूप हो। तुम्हारों ही कृपा से मनुष्य 
सस्‍्वग ओर मोक्ष पाते हैं । ुम स्वगं, मोक्ष, काम, क्रोध, सक्तव, रज, तमोगुण रूप 
हो। तुम्हीं अधः ओर ऊध्व स्वरूप हो। तुम ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु, कार्तिकेय, इन्द्र, 


महादेवमाहात्म्यम्‌ १२३ 
वरुणेन्दुमलुर्धाता विधाता त्वं घनेश्वरः ॥२१॥। 
भूवायुः सलिलो5ग्रिश्व ख॑ वाज्ुद्धिः स्थितिमतिः । 
कम सत्यानृते चोमे त्वमेवास्ति च नास्ति च ||२२॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्र प्रकृतिभ्यः पर ध्रुवम्‌ । 
विश्वाविश्वपरोभावशिन्त्याचिन्त्यस्त्वमेव हि |२३॥| 


यच्चैतत्‌ परम ब्रह्म यच्चेतत्‌ परम पदस्‌ । 

या गतिः साइथयोगानां स भवाज्नात्र संशयः ॥२४।| 
नूनमद्य कृता्थो:स्म नून॑ प्राप्ता: सतां गतिसू । 

यां ग॒तिं प्राथयन्तीह ज्ञाननिमलबुद्धयः ॥॥२४॥ 


अहो मूढाः सम सुचिरमिमं कालमचेतसा । 

यन्न विद्यः परं देवं शाश्रतं य॑ं विदुबंधा) ॥२६॥ 
सेयमासादिता साक्षात्‌ लवद्धक्तिजन्मभिर्मया । 
भक्ताजुग्रहकृद्देवों य॑ ज्ञात्वाउम्नतमश्नुते ॥२७॥ 
देवासुरम्ननीनां तु यत्च शुह्य सनातनम्‌ । 

गुहायां निहतं ब्रह्म दुर्विज्ञेयं मुनेरपि ॥२८॥ 


सूर्य, यम, वरुण, चन्द्रमा, मलु, धाता, विधाता और कुबेर हो। ६ तुम्हीं प्रथ्वी, 
वायु, जल, अग्नि, आकाश, वचन, बुद्धि, स्थिति, मति और कम स्वरूप हो। 
तुम्हीं सत्य और मिथ्या दोनों हो। तुम्हीं सत्‌ और रज्ज़ु सपे की भांति असत्त्‌ 
मादूम होते हो; परन्तु स्वयं जगत्‌ के कारण अज्ञानरूप से विद्यमान नहीं हो । 


तुम्हीं इन्द्रियां, रूप-रस आदि इन्द्रियों के विषय, प्रकृति से भी श्रेष्ठ और 
निश्चलछ हो, तुम काय कारण भिन्न सत्तामात्र स्वरूप हो; तुम सोपाधिक रूप 
से चिन्तनीय ओर निरुपाधि भाव से अचिन्तनीय हो। जिसे परबह्म तथा 
परंपद कहते हैं, वह तुम ही हो; सांख्य मतावरूम्बी और योगियों की परम गति 
हो, इसमें सन्देह नहीं हे। ज्ञान के सहारे जिसको बुद्धि निम्मल हुई है, वे जिस 
गति की अभिलाषा करते हैं, वही साधुओं की गति प्राप्त कर आज सें 
निश्चय ही कृता्थ हो गया। पंडित लोग जिसे शाश्वत कहते हैं, उस परम देव 
को अब तक न जान कर में अवश्य ही अचेतन और मूह था। भक्तों पर कृपा 
करने वाले जिस देव के जानने से लोग अमृत लाभ करते हैं, मैंने अनेक जन्म 
में उस देव के विषय में यह भक्ति ल्ञाभ की है। देत्रता, असुर और मुनियों के 
हृदय कन्दर में स्थित जो गुदह्य, सनातन ब्रह्म मुनियों का भी दुर्विज्ञेय हे, यह 


१२४ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


स एप भगवान्‌ देवः स्वकृत्‌ सवतोमुलः । 
सर्वात्मा सवंदर्शी च सबंगः सर्ववेदिता ॥२६॥ 


देहकदृहभृदेही देहभ्ुग देहिनां गतिः । 
प्राणकृत्‌ ग्राणश्षृत्‌ प्राणी ग्राणदः ग्राणिनां गति) ॥३०॥ 


अध्यात्मगतिरिशनां ध्यानिनामात्मवेदिनाम । 
अपुनभवकामानां या गतिः सो5यमीश्वरः ॥३१॥ 
अय॑ च स्वभूतानां शुभाशुभगतिग्रद! । 
अयश्च जन्ममरणे विदध्यात्‌ स्वजन्तुषु ॥३२॥ 
अय॑ संसिद्धिकामानासृषीणां सिद्धिदः ग्रश्चु) । 
भूराद्यान्‌ सवशुवनानुतपाद्य सदिवोकसः ॥ 
दधाति देवस्तनुभिरष्टाभियों बिभति च ॥३३॥ 
अतः प्रवतते सर्वमस्मिन्‌ सर्व प्रतिष्ठितम । 

' अस्मिश्र अ्रलयं याति अयमेकः सनातन! ॥३४॥ 


अय॑ स्‌ सत्यकामानां सत्यलोकः परं सताम्‌ । 
अपवगगंश् युक्तानां केवल्यं चात्मवेदिनाम ॥३५॥ 


| & , 
अय बक्मादिभिः सिद्धेगुह्ाायां गोपितः प्रश्चु) । 


वही भगवान्‌ है। यह देव सब पदार्थों को रचने वाछा, सब आणियों की 
आत्मा, सबदर्शीं, सबतोमुख, स्वज्ञ और सर्वगामी हे। यह देहकतोी ( यज्ञ 
आदि ), देहपोषक ( अन्नादि ), देही ( जीव ), संहारकतो, देहधारियों की गति, 
प्राण को उत्पत्ति और पालन करने वाला, प्राणी, प्राणदाता ओर प्राणियों की 
गति हू। यज्ञ करने वालों को अध्यात्मगति और, ध्याननिष्ठ आत्मज्ञ तथा 
अपुनभंव को इच्छा करने वाले जीवन्मुक्त मनुष्यों की जो गति है, वह वही 
ईश्वर है। यह सब ग्राणियों को कर्म के अनुसार शुभाशुभ गति को देता है 
ओर यही सब जीबों के जन्म और मरण का विधान करता है। सिद्ध-काम 
मनुष्यों का गम्यस्थान और ऋषियों को सिद्ध देने वाला प्रभु देवताओं के 
सहित प्रथ्वी आदि सब लोकों को उत्पन्न करके आठ मूर्ति के द्वारा उसका धारण 
ओर पालन करता है। इसी से सब जगत्‌ उत्पन्न होता है, इसी में स्थिर रहता 
है और इसी में प्रलय के समय लीन होता है; केवल यह ईश्वर ही नित्य है। 
अव्यभिचारी सत्य अर्थात्‌ वेदोक्त कमफल स्वरूप जो स्वर्ग है, उस स्वग की 
इच्छा करने वाले साधुओं के ये ही केबछ सत्य छोक हैं। यही योगियों के 


महादेवमाहात्म्यम्‌ श्र 
देवासुरमनुष्याणामप्रकाशों भवेदिति |॥३६॥ 
त॑ त्वां देवासुरनरास्तक्वेन न विदुर्वसर | 
मोहिताः खल्वनेनेव हृदिस्थेनाप्रकाशिना ॥३७॥ 


ये चेन॑ प्रतिपच्चन्ते भक्तियोगेन भाविताः । 
तेषामेवात्मना55त्मानं दशयत्येष हच्छूयः ॥३८॥ 


य॑ ज्ञात्वा न पुनजन्म मरणश्वापि विद्यते । 
य॑ विदित्वा पर वेद्यं वेदितव्यं न विद्यते ॥३६॥ 


ये लब्ध्वा परम लाभ नाधिक मन्यते बुध! । 
या खत्मां परमां प्राप्ति गच्छन्नव्ययमक्षयस्‌ |४०॥ 


य॑ं सांख्या गुणतत्वज्ञाः सांख्यशास्रविशारदाः । 
सच्मज्ञानतराः सच्म ज्ञात्वा मुच्यन्ति बन्धने। ॥४?॥। 


यश्व वेदविदो वेद्य॑ वेदान्ते च ग्रतिष्ठितम । 
प्राणायामपरा नित्यं यं विशन्ति जपन्ति च ||४२॥ 
ऑकाररथमारुद्य ते विशन्ति महेश्वरम । 

अय॑ स देवयानानामादित्यो द्वारम॒च्यते |।४३॥ 


मोक्ष हैं। आत्मविद पुरुषों के केवल स्वरूप हैं। वह प्रभु देवता और मनुष्यों 
में अप्रकाशित रूप से रहता है, इसी से ब्रह्मा आदि मन्त्र व्याख्याता सिद्धों के 
द्वारा शाख्र स्वरूप गुहा में गुण भाव से रक्खा गया हे। इसी कारण देवता 
दानव ओर मनुष्य अज्ञानरूपी अन्धकार में मोहित होकर इस प्रभु का यथाथ 
तक्त्व नहीं समझ पाते। जो लोग भक्तिभाव से ध्यान करके इनके दर्शन करने 
की इच्छा करते हैं, यह हृदयरूपी गुहा में शयन करने वाला भगवान्‌ उन्हें स्वयं 
ही दशेन देता है । जिसे जानने से फिर जन्म वा मृत्यु नहीं होती, जिस परस- 
वेद्य परमेश्वर के जानने से फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, जिससे अव्यय 
ओर अविनाशी सूक्म परमसय श्री पाकर विद्वान पुरुष फिर किसी लाभ को 
अधिक नहीं समझते तथा ज्ञान से छिद्ग अथोत्‌ प्रकृति को पार करने वाले, सांख्य 
शासत्र के गुण तत्त्वों को जाननेवाले बिद्वानू लोग उस सूक्ष्म ज्ञान को श्राप्तकर 
बन्धनों से छूट जाते हैं। वेद जानने वाले विद्वान लोग जिसे वेच्य कहकर 
जानते हैं, जो वेदान्त शास्त्र के बीच प्रतिष्ठित हो रहा हे। सदा प्राणायाम सें 
रत रहने वाले मनुष्य इसी में अवेश करते हैं तथा इसका जप करते हैं. और 
वे लोग ओकार रूपी रथ में चढ़कर इसी परमेश्वर में प्रवेश किया करते हैं । 


१२६ मालवीय जी के छेख और भाषण 


अय॑ च पितयानानां चन्द्रमा द्वारमुच्यते | 

एप काष्ठा दिशश्रेव सम्वत्सरयुगादि च ॥४४॥ 

दिव्यादिव्य: परो लाभो अयने दबषिणोत्तरे । 

एन॑ प्रजापतिः पूवमाराध्य बहुमिः स्तवेः । 

प्रजा वरयामास नीललोहितर्सक्षितम्‌ ॥४५॥। 

ऋगूभियमलुशासन्ति तत्चे कमणि बहुचाः । 

यजुरमियंत्रि वेद्य॑ ९ 
धा वेद जुहत्यध्वय्यवोड्च्बरे ४६॥ 
सामभिय 

पामभियश्व गायन्ति सामगाः शुद्धबुद्धयः । 

ऋतं सत्य पर ब्रह्म स्तुवन्त्याथवंणा द्विजा; । 

यज्ञस्य परमा योनिः पतिथ्रायं परः स्मृतः ॥४७॥। 

राज्यहः अर हक पक्षमासशिरोश्रुजः । 

| धैयों बब्दगुद्यौरुपादबान ॥४८॥ 

मृत्युयमो हुताशभ कालः संदारवेगवान्‌ । 

कालस्य परमा योनिः कालश्वायं सनातन! ।।४६॥ 

चन्द्रादित्यो सनक्षत्रो ग्रहाथ् सह वायुना। 

क्र 

ध्रुवः सप्तपेयश्रेव शुवनाः सप्त एवं च ॥४०॥ 
यही देवयान पथ का आदित्य स्वरूप द्वार और पित्यान का चन्द्रमारूप द्वार 
कहा गया है। यही काष्ठा दिशा संवत्सर और युग आदि हैं । 

यही दिव्यादिव्य अथोत्‌ इन्द्र और सावभौस लाभ तथा दक्षिणायन और 

उत्तरायण स्वरूप हे। पहिले प्रजापति ने इसी नीललोहित की अनेक प्रकार 
स्तोत्रों से आराधना करके सृष्टि करने के लिये बर मांगा था। ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण 
छोग अनारोपितरूप तत्त्व का ऋक् मन्‍्त्रों से वणन करते हैं। यजुबंद जानने वाले 
अध्व्युगण, श्रोत, स्मात और ध्यान-इन त़िविध यज्ञों से जानने योग्य यजुरवेद्मय 
महेश्वर को यजुमन्त्र द्वारा आहृति देते हैं। शुद्ध बुद्धिवाडे सामवेदी ब्राह्मण 
सामवेद के सन्त्रों से उसका यश गाते हैं तथा अथबंबेदी ब्राह्मण यज्ञ के फछ सत्‌ 
स्वरूप इस परन्नह्म को स्तुति हा करते हैं। वे ही यज्ञ के आदि कारण और 
ईश्वर कह कर स्मरण किये जाते हैं। दिन और रात इनकी आंखें और कान 
स्वरूप हैं। पक्ष और महीने उनके शिर तथा भुजाएँ हैं, ऋतु इनका बीय, तपस्या 
इनका धेय और बष उनका गुद्य, जंघा और चरण है। ये ही मृत्यु, यम, अप्नि, 
संहार में भगवान्‌ काल, काछ के उत्पति स्थान और सनातन काल स्वरूप हैं। ये 


ही नक्षत्र सहित चन्द्रमा, सूथ और वायु के सहित समस्त प्रह, ध्रुव, सप्तर्षि ओर 
सातों भुवन स्वरूप हैं। द 


सहादेवमाहात्म्यम्‌ १२७ 


प्रधानं महदव्यक्तं विशेषान्तं सवेैक्ृतम । 
त्रह्मादिस्तम्बपयन्त भूतादिसदसच यत्‌ ॥५१॥ 

अष्टी प्रकृतयश्रेव प्रकृतिभ्यश्च यः परः । 

अस्य वेदस्य यद्भागं कृत्स्नं सम्परिवतेते ॥५२।। 
एतत्‌ परममानन्द यत्तच्छाश्वतमेव च | 

एपा गतिविरक्तानामेष भाव; परः सताम्‌ |॥३०। 
एतत्‌ पदमनुद्धिग्रमेतद्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ । 
शाख्वेदाड्विदृषामेतड्भयानं पर पदम |॥५७४)। 

इये सा परमा काष्ठा इयं सा परमा कला । 

इये सा परमा सिद्धिरियं सा परमा गतिः ॥५७॥ 
इये सा परमा शान्तिरियं सा निईंतिः परा । 

ये ग्राप्य कृतकृत्या। सम इत्यमन्यन्त योगिन। ।।१६॥ 
इये तुशिरियं सिद्धिरियं श्रुतिरियं स्मृति! । 
अध्यात्मगतिरिशनां विदुषां प्राप्तिरत्यया ॥५१७॥ 
यजतां कामयानानां मसेविंपुलदक्षिणेः । 

या गतियंज्ञशीलानां सा गतिस्त्वं न संशय) ॥|५८॥ 


श्श्ट मालवीय जी के छेख ओर भाषण 


तप्यतां या गतिदेव परमा सा गतिभवान्‌ ॥५६।॥ 

कमन्यासक्ृतानाश्व विरक्तानां ततस्ततः । 

या गतिब्रह्यसदने सा गतिस्त्वं सनातन ॥॥६०॥ 

अपुनभवकामानां वैराग्ये वतेताश्व या । 

प्रकृतीनां लयानाश्व सा गतिस्त्व॑ सनातन ॥६१॥ 

जानविज्ञानथुक्तानां निरुपाख्या निरझ्षना | 

कैवल्या या गतिदेव परमा सा गतिभेवान्‌ ॥६२॥ 

करे 
वेदशाखपुराणोक्ताः पश्चेता गतयः स्मृताः । 
त्वद्प्रसादाद्धि लभ्यन्ते न लभ्यन्तेउन्यथा विभो ॥६३॥ 
. इति तंडिस्तपोरशिस्तुशवेशानमात्मना । 

जगौ च परम ब्रह्म यत्‌ पुरा लोककृजगो ।|७४॥ 
उपसन्युरुवाच १-- 

एवं स्तुतो महादेवस्तण्डिना ब्रह्मवादिना । 

उवाच भगवानदेव उमया सहितः प्रश्चु) ॥६५॥। 

ब्रह्मा शतक्रतुविष्णुविश्वेदवा महषयः । 

न विदुस्त्वामिति ततस्तुष्ट: ग्रोवाच त॑ शिव: ॥६६॥ 
को स्वगोदि छोक रूप जो गत्ति प्राप्त होती है, वह गति निःसन्देह तुम्हीं हो। हे 
देव ! पूरी रीति से जप, योग, शांति और देह को तपाने वाले कठोर नियमों को 
पालन करके तपस्या करने वाले मनुष्यों को जो गति आप्त होती है, वह परमगति 
तुम्हीं हो। हे सनातन ! निवृत्ति वाले विरक्त पुरुषों की ब्रह्मतोक रूप जो गति 
होती है, वह गति तुम्हीं हो। जो लोग पुनर्जेन्म की कामना नहीं करते और 
सदा वेराग्य अवलम्बन किया करते हैं, उन मुमुक्ु जनों को अपुनराबृत्ति की 
गति प्राप्त होती हे, हे सनातन! वह गति तुम्हीं हो। हे देव ! ज्ञान विज्ञान से 
युक्त पुरुषों की निरूपाख्य निरञ्ञन केवल्य रूपी जो गति हुआ करती हे, वह परम 
गति तुम्हीं हो । दे विभु ! वेद, शास्त्र और पुराणों में कही हुई जो पाँच प्रकार 
की गतियां निर्दिष्ट हैं, वे सब तुम्हारी कृपा से प्राप्त होती हैं; अन्यथा प्राप्त नहीं 
हो सकतीं। तपस्वी श्रेष्ठ तण्डी मुनि ने स्वयं इसी प्रकार ईशान देव की स्तुति 
की थी। पहिले समय में प्रजापति ने जिस श्रकार ब्रह्म का यश गाया था इन्होंने 
भी उनका उसी प्रकार यश गान किया । 

उपभन्यु बोले--देव प्रभु | ब्रह्मवादी तण्डिमुनि के इस प्रकार स्तुति करने 

पर ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु, विश्वदेव ओर महर्षि छोग भी तुम्हें नहीं जानते । इसी 
वचन से प्रसन्न होकर उमा सहित भगवान्‌ महादेव प्रभु उनसे कहने लगे। 


महादेवमाहात्म्यम्‌ १२७ 
श्रीभगवालुवाच $-- 
ञ्द 
अक्षयथाव्ययथंव भविता दुःखबर्जितः । 
यशस्वी तेजसा युक्तो दिव्यज्ञानसमन्वितः ॥६७॥ 


ऋषीणशामभिगम्यश्र सत्रकर्ता सुतस्तव । 
मठयसादाद ठिजश्रेष्ठ भविष्यति न संशय ॥॥६८॥ 


के वा काम ददाम्यब्य ब्रृह्दि यद्वत्स कांक्षसे । 
प्राज्ललिः स उवाचेदं त्वयि भक्तिइंढास्तु में ॥६६॥ 


उपसन्युरुवाच $--- 
एतान्‌ दत्वा वरान्‌ देवों वन्द्यमानः सुरपिमिः | 
स्तृयमानश्र विबुधेस्तत्रवान्तरधीयत ॥७०॥ 


अन्तद्िंते भगवति सानुगे यादवेश्वर । 
ऋषिराश्रममागम्य ममैतत्‌ ग्रोक्ततानिह ॥७१॥ 


यानि च प्रथितान्यादो तण्डिराख्यातवान्‌ मम । 
नामानि मानवश्रेष्ठ तानि तव श्रृणु सिद्धये ॥७२॥ 


दशनामसहस्नाणि देवेष्वाह पितामहः । 
शवस्य शास्ेषु तथा दशनाम शतानि च ॥७०॥ 


गुद्यानीमानि नामानि तण्डिभंगवतो<च्युत । 


भगवान्‌ बोले-हे द्विजश्रेष्ठ ! तुम मेरे म्रसाद से अक्षय, अव्यय, दु/खरहिंत, 
_यशस्वी और दिव्य ज्ञान से युक्त होगे और तुम्हारा पुत्र ऋषियों का अभिगम्य 
तथा सूत्रकार होगा, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । हे तात ! कहो तुम्हें कोन 
सी अभिलाषा है १ में इस समय उन्हें पूर्ण करूँगा। तण्डिमुनि हाथ जोड़कर 
यह वचन बोले-दे देव ! तुममें मेरी दृढ़ भक्ति हो । 

उपसन्यु बोले-देवर्षियों से वन्दनीय ओर देवताओं से स्तृूयमान महादेव 
तण्डिमुनि को यह बर देकर उसी ही स्थान में अन्तद्धोन हो गये। हे यादवेश्वर ! 
जब भगवान अनुचरों सहित अन्तद्भोन हो गए तब महर्षि तण्डि ने इस आश्रम 
में आकर मुझसे वह सब वृत्तान्त कहा था। पहिले जो कुछ विद्ति हुआ था, 
तण्डीमुनि ने सब मुझसे कहा | हे मनुजश्रेष्ठ ! उन्होंने भगवान्‌ के जिन नामों 
का वन किया था, तुम सिद्धि के निमित्त उन सबको सुनो! पितामह ने 
देवताओं के समीप भगवान्‌ के दश हजार नामों का वर्णोन किया था, परन्तु 

२१७ 


मालवीय जी के लेख ओर भाषण 
देवप्रसादादेवेशः पूरा प्राह महात्मने ॥७४॥ 
इत्यनुशासनपर्बणि आजुशासनिकपवबंणि मेघवाहनोपाख्याने षोडशो<्ध्यायः 


शाख्र॒ में महादेव के एक हजार नाम विख्यात हैं। हे अच्युत ! हे देवेश ! 
पूरब समय में तण्डिमुनि ने इन गुप्त नामों को उन्हीं की क्रपा से महानुभाव महेश्वर 


के निकट कहा था | 


१३० 


॥ इति षोडशोडध्यायः ।। 


अथ सप्तदशो5ष्ध्यायः । 


बासुदेव उवाच ;-- 
ततः स प्रयतो भृत्वा मम तात युघिषप्ठिरः । 
प्रांजलिः ग्राह विप्रषिनामसंग्रहमादितः ॥१॥ 
उपसन्युरुवाच :-__ बे घह 


प्रोक्तेवेंदवेदाडसंभवेः । 

स्वलोकेषु विख्यात स्तुत्यं स्तोष्यामि नाममिः ॥२॥ 
महड्डिविंदितेः सत्येः सिद्ध! सर्वाथसाधकेः । 
ऋषिणा तंडिना भत्तया कृतैबंद्कतात्मना ॥३॥ 
यथोक्तेः साधुमिः ख्यातैय्ुनिभिस्तच्वद्शिमिः । 

प्रवर॑ प्रथम स्वग्य स्वंभूतहितं शुभम ॥४॥ 

श्रुतैः सवत्र जगति त्द्यलोकावतारितः । 

सत्यैस्तन्परमं ब्रह्म अक्मप्रोक्त सनातनम॒ ॥५॥ 


वच्ये यदुकुलश्रेष्ठ शृणुष्वावहितो मम । 
वरयेन भव देवं भक्तस्त्वं परमेश्वरम ॥९)। 
तेन तेश्रावयिष्यामि यत्तद्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ | 


वासुदेवजी बोले-डे तात युधिष्ठिर ! इसके बाद त्रह्मथि उपसन्यु साव- 
धान हो हाथ जोड़ कर शिवजी के सहखनाम मेरे सम्मुख वन किये। 
उपसन्यु ऋषि बोले-हे वासुदेव ! मैं ब्रद्मजी ओर ऋषियों के कहे हुए वेद- 
वेदान्त के नामों से स्तुति के योग्य ओर सब छोकों में विख्यात परमेश्वर की 
स्तुति करता हूँ। महर्षियों से विचार किये हुए सत्य, शुद्ध ओर सब मनोरथों 
को सिद्ध करने वाले, वेद में मन लगाने वाले तंडीऋषि की भक्ति से वेद में से 
निकाले हुए, तत्त्वदर्शों मुनियों से प्रशंसा किये हुये, साधुओं के कह्टे हुए और 
ब्रद्यछोक से आये हुए सत्य नामों से उस अत्यन्त श्रेष्ठ, सबके आदि, स्वर्ग 
के दाता, सवंजीत, हितकारी, शुद्ध, चेतन्यरूप, सबंब्यापी और वेद में कहे 
हुए सनातन ब्रह्मरूप देवता की स्तुति करता हूँ। हे यदुनन्दन, इस संसार के 
उत्पत्ति स्थान परमेश्वर के तुम परमभक्त हो, इससे तुमको सुनाता हैं 
होकर ध्यानपूवक श्रवण करो। शिवजी की विभूतियों का 
बड़े-बड़े योगियों द्वारा भी हजारों वर्षों में भी नहीं हो सकता । 


१३२ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 
न शक्यं विस्तरास्कृत्स्नं वक्तुं सवेस्प केनचित्‌ ॥७॥ 


युक्तेनापि विभूतीनामपि वर्षशतैरपि । 
यस्यादिमध्यमंतश्व सुरैरपि न गम्यते (॥८॥ 


कस्तस्य शक्नुयाइक्तुं गुणान्‌ कात्स्स्येन माधव । 

किं तु देवस्य महतः संक्षिप्ताथंपदाचरम ॥६॥ 
शक्तितश्वरितं वच्ये प्रसादात्तर्य घधीमतः । 

अप्राप्य तु ततो&्नुज्ञां न शक्यः स्तोतुमीश्वर। ॥१०॥ 
यदा तेनाभ्यनुज्ञातः स्तुतो वे स तदा मया । 
अनादिनिधनस्याहं जगद्योनेमेहात्मनः ॥११॥ 

नाम्नां कंचित्समुददशं वक्ष्याम्यव्यक्तयोनिनः । 

वरदस्य वरेण्यस्य विश्वरूपस्य घीमतः ॥॥१२॥ 


भ्रृगु नाम्नां चय॑ कृष्ण तदुक्त प्मयोनिना । 
दशनाम सहस्राणि यान्याह प्रपितामह। ॥१३॥ 


तानि निर्मथ्य मनसा दध्नों घृतमिवोद्धतम्‌ । 
गिरे! सार॑ यथा हेम पुष्पसारं यथा मधु ॥१४॥ 
धतात्सारं यथामण्डस्तथैतत्सारमुद्धृतम्‌ । 
स्वपापापहमिदं चतुबंदसमन्वितम्‌ ॥१४॥ 
प्रयल्लेनाधिगंतव्यं घाय च॒ प्रयतात्मना । 


जिसका आदि, मध्य, अन्त देवताओं से भी नहीं जाना जा सकता, उनके सम्पूर्ण 
गुणों को दूसरा कोन व्यक्ति विस्तार के साथ कह सकेगा ? उन्हीं देवेश्वर की 
कृपासे यथाशक्ति संक्षेप में महादेव जी के चरित्रों का वर्णन करता हूँ, उनकी 
कृपा ओर आज्ञा के बिना और कोई कहने को समर्थ नहीं है। संसार के उत्पत्ति 
स्थान, वरदायी, श्रेष्ठ, ज्ञानी और विश्वरूप के नामों का कुछ भाग वर्णन करता 
हूं। हे श्रीकृष्ण ! इन ब्रह्माजी से कहे हुए दृश हजार नामों को मन से मथकर 
एक हजार आठ नामरूपी ऐसा सार निकाछा है जैसा कि दही का सार घृत, 
पवत का सार सोना, फूछ का सार शहद होता है और जैसे कि घृत का सार 
मण्ड होता हे। यह सार सब पापों को दूर करने वाला, चारों बेदों से युक्त, 
बड़े उपाय से सिद्ध करने योग्य और बड़े सावधान बुद्धिवाले पुरुष से धारण 
करने योग्य हे। वह मंगल का दाता, बुद्धिकर्ता, पौष्टिक, राक्षसों का नाशकत्ती 


महादेवमाहात्म्यम्‌ १३३ 
मांगल्यं पोशिक चेव रक्षोघ्नं पावनं महत्‌ ॥१६॥ 


इृद भक्ताय दातव्यं श्रद्धानास्तिकाय च | 
नाश्रदधघानरूपाय नास्तिकायाजितात्मने ॥१७॥ 


यश्ाभ्यस्यते देव॑ कारणात्मानमीश्वरम्‌ । 

स कृष्ण नरक याति सह पूर्व! सहात्मजेः ॥१८॥ 
इृदं ध्यानमिदं योगमिदं ध्येयम्रुत्तमम्‌ । 

इद जप्यमिदं ज्ञानं रहस्यमिदमत्तमम ॥१९॥ 


य॑ ज्ञात्वा अंतकालेपि गच्छेत परमां गतिम्‌ | 
पवित्र मंगल मेध्यं कल्याणमिदमुत्तमम्‌ ॥॥२०॥ 
हुईं ब्रह्मा पुरा कृत्वा सवलोकपितामहः । 
स्वस्तवानां राजत्वे दिव्यानां समकल्पयत्‌ ॥॥२१॥ 
तदाप्रभृति चेवायमीश्वरस्प महात्मनः । 

स्तव॒राज इति ख्यातों जगत्यमरपूजितः ॥॥२२॥ 
ब्रह्मलोकादय॑ं स्वर्गें स्तवराजो5वतारितः । 
यतस्तंडि; पुरा प्राप तेन तंडि कृतो5मवत्‌ ॥२३॥ 
स्वर्गाच्चेवात्र भूलोंक तंडिना ह्यवतारितः । 
सर्वमंगलमांगल्यं स्वपाप प्रणाशनम्‌ ॥२४॥ 


और परम पवित्र करने वाला है, इसे श्रद्धावान्‌ू, आस्तिक ओर भक्तों को सुनाना 
चाहिये और अश्रद्धावान्‌ , नास्तिक और अजितेन्द्रिय को कभी न देना चाहिये 
॥ १७॥ हे कृष्णजी ! जो पुरुष इस कारण और आत्मारूप अविनाशी ईश्वर की 
निन्‍दा करता है, बह अपने पूवजों और संतान समेत नरकगामो होता है ॥ १८॥ 
यही उत्तम ध्यान, योग और ध्येय है, इससे अधिक दूसरा नहीं है। यही जप के 
योग्य, ज्ञान, उत्तम रहस्य, पापों का नाश करने वाला, मज्जलरूप अज्ञादि का 
फलदेनेवाला, कल्याण रूप, सर्वोत्तम, अन्त समय पर भी जानने से परमगति 
को देनेवाला है | १६-२० ॥ पूर्व समय में सब छोकों के पितामह त्रह्माजी 
ने इसको निर्माण करके सब दिव्य स्तोत्रों के ऊपर राज पदवी दी है। तब से 
लेकर परमात्मा ईश्वर का यह स्तोन्न देवताओं से पूजित होकर स्तवराज नाम से 
प्रसिद्ध हुआ। स्ववराज पूर्व समय में ब्रह्म छोक से स्व में आया और स्वगे- 
लोक से तण्डीऋषि के द्वारा प्रथ्वी पर छाया गया | इसी से यह स्तोत्र तस्डिकृत 
कहलाता है । यह मंगलों का भी मंगल करने वाला स्वपापमोचन है। हे 


१३४ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


निगदिष्ये महाबाहो स्तवानामृत्तमं स्तवम्‌ । 

ब्रह्मणामपि यदूब्रह्म पराणामति यत्परम्‌ ॥२५॥ 
तेजसामपि यत्तेजस्तपसामपि यत्तपः । 

शान्तानामपि यः शान्तो बुतीनामपि या बुति। ॥२३६॥ 


दान्तानामपि यो दांतो धीमतामपि या च धीः । 
देवानामपि यो देव ऋषोणामपि यस्ल्ूषि। ॥॥२७॥। 


यज्ञानामपि यो यज्ञ: शिवानामपि यः शिवः । 
रुद्राणामपि यो रुद्रः प्रभा ग्रभवतामपि ॥२८॥ 


योगिनामपि यो योगी कारणानां च कारणम्‌ । 
यतो लोकाः संभवन्ति न भवन्ति यतः पुन। ॥२६॥ 


सवभूतात्मभूतस्य दरस्पामिततेजसः । 
अष्टोत्तरसहसन्तु नाम्नां शवस्य में थणु । 
यच्छुत्वा मलुजब्याप्र सर्वान्कामानवाप्स्यसि ॥३०॥ 


स्थिर; स्थाणुः प्रशुभीमः प्रवरो वरदों वरः । 
सर्वात्मा सवंविख्यातः सबब! सवंकरो भवः ॥३२॥ 
जटी चर्मी शिखण्डी च॑ सर्वाड्ृ॥ सवेभावनः । 
हरश्॒ हरिणाक्षथ् सवभूतहरः प्रशुः ॥३२॥ 


महाबाहु ! सब. स्तोत्रों में उत्तम इस स्तोत्रराज को वर्णन करता हूँ। यह वेदों 
का भी वेद, सर्वोत्तम, मन-वाणी से परे जो मनुष्य है उससे भी परे महापुरुष, 
नेत्रादि सब तेजों का भी तेज, तपों का भी तप, ञ्ञांतों का भी ज्ञान्त अथोत्‌ मोक्ष- 
रूप, प्रकाश का भी पुरुष अथात्‌ साक्षीरूप ज्ञान है। जितेन्द्रियों में भी महा- 
जितेन्द्रिय, ज्ञानों का भी ज्ञान अथोत्‌ अनुभव रूप आत्मा, देवताओं का भी 
देवता, ऋषियों का भी ऋषि, यज्ञों का भी यज्ञ, कल्याणों का भी कल्याण, रुद्रों 
का भी रुद्र, ऐश्वर्यों का भी ऐश्वय, योगियों और ब्रह्मा आदि का भी योग अर्थात्‌ 
ध्यानयोग्य ओर अव्यक्तादि कारणों का भी कारण शुद्ध त्ह्य है । इसीसे जीव 
उतन्न होते हैं ओर रूय हो जाते हैं । 

उस सब जीवमाजों के आत्मा, बड़े तेजस्वी, नाशकर्त्ता हर के एक हजार 
आठ नामों को में कहता हूँ। हे पुरुषोत्तम ! जिसके सुनने से तुम सब अभीष्ट 
पदार्थों को प्राप्त करोगे । 


महादेवमाहात्म्यम्‌ १३५ 


प्रवृत्तिथ निवृत्तिथ नियतः शाश्रतों प्रव 
श्मशानवासी भगवान्‌ खचरो गोचरो5देनः ॥३३॥ 
अभिवाद्यो महाकर्मो तपस्वी भूतभावनः 
उन्मत्तवेषप्रच्छन्न: सवेलोकग्रजायतिः ॥३४॥ 
महारूपो महाकायों वृषरूपो महायशाः । 

महात्मा सवभूतात्मा विश्वरूपो महाहनुः ॥३५॥ 
लोकपालो3न्तहिंतात्मा ग्रसादो हयगदभिः । 

पवित्र च महांश्रेव नियमों नियमाश्रितः ॥३६॥ 
स्वकर्मा स्वयंभूत आदिरादिकरों निधिः । 
सहस्राक्षो विशालाजः सोमो नक्तत्रसाघकः ॥३७॥ 
चन्द्र: सूयः शनिः केतुग्रहो ग्रहपतिवेरः 

अत्रिरत्या नमस्कता सगवाणापंणो5नथः ॥३८॥ 
महातपा घोरतपा अदीनो दीनसाधकः । 
संवत्सरकरो मंत्र) प्रमाणं परम तप ॥३९॥ 

योगी योज्यो महाबोजो महारेता महावलः | 
सुबर्ण रेताः सवज्ञ सुबीजो बीजवाहनः ॥४०॥ 
दशवाहुस्त्वनिमिषो नीलकणठ उमापतिः । 
विश्वरूपः स्वयं श्रेष्ठो वलबीरो5बलो गण ॥४२१॥ 
गरणकर्ता गणपतिर्दिगवांसाः काम एवं च | 
मंत्रवित्परमो मंत्र! सवेभावकरों हर! ॥४२॥ 
कमण्डलुधरो धन्वी बाणहस्तः कपालवान । 
अशनी शतप्नी खड़ी पट्टिशी चायुधी महान ॥४३॥ 
खुवहस्तः सुरूपश्व॒ तेजस्तेजस्करों निधिः । 

उष्णीषी च सुवक्‍्त्रश्व उदग्रो विनतस्तथा ॥४४॥ 
दीघथ हरिकेशश्व सुतीथः कृष्ण एवं च | 
श्रुगालरूपः सिद्धाथों मुण्डः सबवेशुभंकरः ॥४५॥ 
अजश्व बहुरूपश् गंधधारी कपद्यपि । 

ऊध्वरेता ऊर्वेलिंग ऊध्वेश्ायी नम!स्थलः ॥४६॥ 


१३६ 


मालवीय जी के लेख और भाषण 


त्रिजटी चीरवासाथ रुद्र! सेनापतिविंशु) | 
अहथरो नक्तंचरस्तिग्ममन्यु! सुवचसः ॥४७॥ 
गजद्दा देत्यहा कालो लोकधाता गुणाकरः । 
सिंहशादूलरूपश्॒ आद्रचर्माम्बराइतः ॥४८॥ 


कालयोगी मदानादः सवकामश्रतुष्पथः । 
निशाचरः प्रेतचारी भूतचारी महेश्वरः ॥४६॥ 
बहुभूतो बहुधरः स्वरभोनुरमितों गतिः । 
नृत्यप्रियो नृत्यनतों नतेक! सवलालस। ॥४०॥ 
घोरो महातपाः पाशो नित्यों गिरिरुद्दों नमः । 
सहस्रहस्तो विजयो. व्यवसायों ब्तंद्वितः ॥४१॥ 
अधषंणो धर्षणात्मा यन्ञहा कामनाशकः | 
दक्तयागापहारीच सुसहो मध्यमस्तथा ॥४२॥ 
तेजोपद्दारी बलहा म्ुदितोअथों जितो5वरः । 
गम्भीरधोषो गम्भीरों गम्भीरबलवाइनः ॥|५३॥ 
न्यग्रोधरूपो न्यग्रोधो वृक्षकणस्थितिविंशु) । 
सुतीक्षणदशनश्रेव महाकायो महाननः ॥५४॥ 
विष्वक्सेनो हरियंज्ञ/ संयुगापीडवाहनः । 
तीक्रणतापश्र हयंश्रः सहाय! कर्मकालवित ॥५४॥ 
विष्णुप्रसादितों यज्ञः समुद्रों बडवामुखः । 
हताशनसहायश्र प्रशांतात्मा हुताशनः ।।१६॥ 
उग्रतेजा मद्दातेजा जन्यो विजयकालवित । 
ज्योतिषामयन सिद्धि: सर्वविग्रह एवं च ॥|४७॥। 
शिखी उडी जटी ज्वाली मूतिंजों मूद्धंगो बली । 
वेणवी पणवी. ताली खली कालकटंकटः ॥५८॥ 
नक्षत्रविग्रहमतिगुंणबुद्धिलंयो5गमः । 
प्रजापतिविंश्वबाहुविभाग: सर्वगो>्युखः ॥५६।। 
विमोचन: सुसरणो हिरएयकवचोझधवः । 

मेदजो बलचारी च महीचारी खुतस्तथा ॥६०॥ 


महादेवमाहात्म्यम्‌ १३७ 


स्वतूयनिनादी च सर्वातोद्यपरिग्रहः । 

व्यालरूपो गुहावासी गुहो माली तरद्गवित्‌ ॥६१॥ 
त्रिदशस्िकालशकर्म सर्ववन्धविमोचनः 
बन्धनस्त्वसुरेन्द्राणां युधि शत्रुविनाशनः! ।।६२॥। 
सांख्यप्रसादों दुवॉसाः सवसाधुनिषेवितः 

प्रस्कन्दनों विभागज्ञोउतुल्यों यज्ञविभागवित्‌ ॥६३॥ 
सवेवासः सबंचारी दुर्वासा वासवो5मरः 

हैमो हेमकरो5यज्ञः सर्बधारी घरोच्तमः ||६४॥ 
लोहिताक्षो महाक्षश्र विजयाक्षो विशारदः 

संग्रहो निग्रह; कर्ता सपंचीरनिवासनः ॥|६५॥ 
मुख्योअ्युख्यश्व देहश्व काहलिः सवेकामदः । 
सवकालप्रसादथ सुबलो बलरूपश्क्‌ ॥६६।॥ 
सर्वेकामवरओव सबंदः सवेतोमुखः । 
आकाशनिर्विरूपश्व निपाती छहवश) खगः ||६७)। 
रोद्ररूपों5शुरादित्यों बहुरश्मिः सुबचेंसी | 

वसुवेगो महावेगो मनोवेगो निशाचरः ॥६८॥ 
सवंबासी श्रियावासी उपदेशकरो5करः । 
मुनिरात्मनिरालोकः संभग्रथ सहख्दः ॥६६॥ 
पत्नी च पक्षरूपश्च अतिदीप्तो विशांपतिः । 

उन्मोदों मदनः कामों ्यश्वत्थोड्थंकरो यश) ॥७०॥ 
वामदेवश्व वामश्र प्राग्द्क्षिणथ वामनः । 

सिद्धयोगी महर्षिश्व सिद्धाथं: सिद्धसाधकः ॥७१॥ 
भिक्षुथ्व भिज्ुरुपथ्॒ विषणो सृदुरव्ययः । 

महासेनो विशाखश्र पष्टिभागों गवां पति! ॥७२॥ 
वज्‌हस्तश्व विष्कंभ्ी चमृस्तंभन एवं च | 
वृत्तावृत्तकरस्तालो मधुमंधुकलोचनः |॥७३॥ 
वाचस्पत्यो वाजसनो नित्यमाश्रमपूजित! 

ब्रक्षचारी लोकचारी सबंचारी विचारवित्‌ ॥७४॥ 


मालवीय जी के छेख ओर भाषण 


ईशान ईश्वरः कालो निशाचारी पिनाकवान । 
निमित्तस्थो निमित्तं च नन्दिनन्दिकरों हरिः ॥७५॥ 
नंदीशस्थ नंदी च नंदनो नंदवद्धनः 

भगहारी निहंता च कालो ब्रह्मा पितामहः ॥७६॥ 
चतुम्ुुंखो महालिंगथारुलिंगस्तथेव च । 

लिंगाध्यक्षः सुराध्यक्षो योगाध्यक्षो युगावह। ।७७॥। 
बीजाध्यक्षो बीजकर्ता अध्यात्मानुगतो बलः । 
इतिहासः संकल्पश्च गोतमो5थ निशाकरः ॥७८॥ 
दंभो द्दंभों वेदंगो वश्यो बशकरः कलिः । 
लोककर्ता पशुपतिमेहाकर्ता ह्यनोषधः ॥७६॥ 

अक्षर परम ब्रह्म बलवच्छक्र एव च | 

नीतिश्नीतिः शुद्धात्मा शुद्धों मान्यों गतागत३ ॥८<०॥ 
बहुप्रसादः सुस्वमो दपणो5थ त्वमित्रजित । 

वेदकारो मंत्रकारों विद्वाद्‌ समरमदनः ॥८१॥ 
महामेघनिवासी च महाघोरों वशी करः 

अग्निज्वालो महाज्वालो अतिधूम्रो हुतो हविः ॥८२॥ 
वृषणः शंकरो नित्य व्चस्वी धृम्रकेतनः 
नीलस्तथांगलुब्धथ शोभनो निरवग्रह+ ॥८३॥ 
स्वस्तिद। स्वस्तिभावश्व भागी भागकरो लघुः । 
उत्सगश्न महांगश्व महागभंपरायण; ॥८४॥। 
कृष्णवर्ण: सुवर्णथ्र इन्द्रियं सवेदेहिनाम्‌ । 

महापादों महाहस्तो महाकायों महायज्ञाः ॥८५॥ 
महामूधा महामात्रो महानेत्रो निशालयः 

महांतको महाकर्णों महोष्ठश्न महाहनु। ॥८5॥ 
महानासो महाकम्बुमेहाग्रीवः श्मशानभाक्‌ । 
महावक्षा महोरस्को हंतरात्मा मगालयः ।॥८७॥ 
लेबनो लंबितोष्टभ महामायः पयोनिधि; । 

महादंत्तो महादंशों महाजिहों महामुख/ ॥॥८८॥ 


महादेवमाहात्म्यम्‌ 


महानखो महारोमा महाकेशों महाजदः । 

प्रसन्नश्च प्रसादअ ग्रत्ययो गिरिसाघन! ॥८£॥ 
स्नेहनोउस्नेहनश्रेव अजितश्व महामुनिः | 
वृक्षाकारों वृक्षकेतुरनलो वायुवाहन; ॥६०॥ 
गंडली मेरुघामा च देवाधिपतिरेव च । 
अथरव्वशोषे: सामास्य ऋक्‍्सहस्रामितेज्षणः ॥९१॥ 
यजु!पादश्ुजो गुद्यः प्रकाशों जंगमस्तथा । 
अमोघाथ: प्रसाद अभिगम्यः सुदर्शन: ॥६२॥ 
उपकारः ग्रियः सब; कनकः कांचनच्छविः । 
नाभिनंदिकरों भावः पृष्करस्थपतिः स्थिर: ॥६३॥ 
द्वादशस्रासनशाद्यों यज्ञो यज्ञसमाहितः ! 

नक्त कलिश्व काल मकरः कालपूजितः ॥६४॥ 
सगणो गणकारश् भूतवाहनसारथिः | 

भस्मशयो भस्मगोप्ता अस्मभूतस्तरुगंणः ॥६५॥ 
लोकपालस्तथालोको महात्मा सबंपूजितः 
शुक्रस्रशुक्रः संपन्न! शुचिभूतनिषेवितः ॥६६॥ 
आश्रमस्थः क्रियावस्थो विश्वकमंमतिवरः 
विशालशासस्ताम्रोष्ठो ब्ृम्बुजालः सुनिश्रलः ॥६७॥ 


कपिलः कपिशः शुक्ल आयुश्चव परो5परः 

गन्धर्वों हदितिस्ताक्ष्य! सुविज्ञेयः सुशारदः ।।६८॥। 
परश्चधायुधों देवो अनुकारी सुबांधवः 

तुम्बवीणों महाक्रोध ऊचध्चरेता जलेशयः ॥॥६६॥। 
उग्रो वंशकरो वंशो वंशनादो हाय निन्दितः । 
सर्वाज्ररूपी मायावी सुहृदो द्निलो5नलः ॥१००॥। 
बन्धनो बन्धकर्ता च सुबन्धनविमोचनः 

सर्यज्ञारिः सकामारिमहादंष्टो महायुधः ।|१० १॥ 
बहुधा निंदितः शर्वः शद्भरः शझ्चरोडघनः । 

अमरेशो महादेवो विश्वदेवः सुरारिहा ॥|१०२॥ 


१४० 


मालवीय जी के लेख और भाषण 


अहिरवुन्ध्यो।निलाभश्च चेकितानो हृविस्तथा । 
अजैकपाच कापाली त्रिशंकुरजितः शिवः ॥१०३॥ 
धन्वन्तरिधूमकेतुः स्कन्दो वेश्रवणस्तथा । 

धाता शक्रश्न विष्णुश्र मित्रस्त्वष्टा भुवो घरः ॥१०४॥ 
प्रभावः सवंगो वायुरयेमा सविता रवि! | 

उपड्ुश्॒ विधाता च मांधाता भूतभावनः ॥१०४॥ 
विभ्ुवशविभावी च सबंकामगुणावहः । 

प्मनाभों महागर्भन्द्रवक्‍त्रो टनिलो 5नलः ॥१०६॥ 
बलवांश्रोपशान्तश्र॒ पुराण; पुण्यचंचुरी । 

कुरुकर्ता कुरुवासी कुरुभूतो गुणोषधः ॥१०७॥ 
सर्वाशयों दभचारी सर्वेषां प्राणिनां पतिः । 

देवदेवः सुखासक्तः सदसत्सवरत्नवित्‌ ॥१०८॥ 
कैलासगिरिवासी च हिमवद्विरिसंश्रयः । 

कूलद्वारी कूलकर्तता बहुविद्यों बहुप्रदः ॥१०९॥ 
वणिजो वर्धेकी वृत्तो वकुलश्रन्दनच्छदः । 

सारग्रीवो महाजत्रुरलोलश महोषघः ॥११०॥ 
सिद्धारथंकारी सिद्धार्थच्छन्दोव्याकरणोत्तरः । 
सिंहनादः सिंहदंष्टः सिहग/ सिंहवाहनः ॥|१११॥ 
प्रभावात्मा जगत्कालस्थालो लोकहितस्तरुः । 
सारजो नवचक्रांगः केतुमाली समावन! ॥॥११२॥ 
भूतालयों भूतपतिरहोमात्रमनिन्दितः ॥११३॥ 
वाहिता सबेभृतानां निलयश्व विश्वुर्वः । 

अमोषः संयतो छश्वों भोजनः प्राणघारणः ॥११४॥ 
धृतिमान्‌ मतिमान्‌ दक्ष: सत्कृतश्र युगाधिपः । 
गोपालिगपतिग्रमो गोचमंवसनो हरि! ॥॥११४॥ 


दिरिण्यबाहुश तथा गुहापाल! प्रवेशिनाम । 
प्रकशरिमेह्ाहषों जितकामो जितेन्द्रियः |॥११६॥ 


महादेवमाहात्म्यम्‌ 


गांधारश् सुवासश्र तप!सक्तो रतिनेरः । 

महागीतो महानृत्यों शप्सरोगणसेवितः ॥११७॥ 
महाकेतुरमहाधातुनंकसानुचरशथ्वल; । 

आवेदनीय आदेश! स्वगन्धसुखावहः ॥११८।॥ 
तोरणस्तारणो वातः परिधी पतिखेचरः । 

संयोगो ब्धनो बृद्धों अतिइड़्ो गुणाधिकः ॥११९॥ 
नित्य आत्मसहायश्र देवासुरपतिः पतिः | 

युक्तश्न युक्तबाहुश्॒ देवो दिविसुप्बंणः ॥१२०॥ 
आषादश्र्‌ सुषादअ धरुवो5थ हरिणों हरः । 
वपुरावत॑मानेभ्यों वसुश्रेष्ठी भहापथः ॥१२१॥ 
शिरोहारी विमशंथ्र सवलक्षणलकितः | 

अक्षश्र र्थयोगी च सबंयोगी महाबलः ॥१२२॥ 
समाम्नायो5समाम्नायस्तीथंदेवो महारथः | 
निर्जीवो जीवनो मन्त्रः शुभाक्षो बहुककंश! ॥१२३॥ 


रत्नप्रभूतो रत्नांगो महाणवनिपानवित्‌ । 

मूल विशालों ह्यम्॒तों व्यक्ताव्यक्तस्तपोनिधिः ॥१२४॥ 
आरोहणो5घिरोहश् शीलधारी महायशाः । 
 सेनाकलपो महाकल्पों योगो युगकरो हरि! ॥१२४॥ 
युगरूपो महारूपो महानागहनोअघः । 
न्‍्यायनिवेपणः पादः पण्डितो ह्यचछोपमः ॥१२३॥ 
बहुमालो महामालः शशी हरसुलोचनः । 

विस्तारों लवणः कृपस्रियुगः सफलोदयः ॥१२७॥ 
त्रिलोचनो विषण्णांगो मणिविद्धों जठाधरः । 
बिन्दुविंसगं: सुमुखः शरः सर्वायुधः सहः ॥१२८॥ 
निवेदनः सुखाजातः सुगन्धारों महाघनुः | 
गंधपाली च भगवानुत्थानः सवकमंणाम ॥१२६॥ 
मन्थानो बहुलो वायु! सकलः सवलोचनः । 
तलस्तालः करस्थाली ऊध्वंसंहननों महान ॥|१३०॥ 


१४२ 


मारवीय जी के लेख और भाषण 


छत्रं स॒च्छत्नो विख्यातों लोकः सर्वाश्रयः क्रमः 
मुण्डो विरूपो विक्रृतों दंडी कुंडी विकुबणः ॥१३१॥ 
हरयक्ष! ककुमी वजी शतजिहृः सहस्रपात्‌ । 
सहस्रमूर्धा देवेन्द्र: स्वेदेवमयों गुरु: ॥१२३२॥ 
सहसवाहुः सर्वागः शरण्यः स्वेलोककृत्‌ । 
पवित्र त्रिककुन्मत्रः कनिष्ठ; कृष्णपिंगल! ।॥॥१३३॥ 
ब्रह्मदण्डविनिर्माता शतप्तीपाशशक्तिमान । 
पद्मगर्भो महागर्भो ब्रह्मगर्भों जलोड्भवः ॥१३४॥ 
गर्भस्तित्रह्मकृद त्ह्मी अ्रह्मविद्‌ ब्राह्मणो गतिः । 
अनन्तरूपों नेकात्मा तिम्मतेजाः स्वयंभ्रुवः ॥१३५॥ 
ऊध्वगात्मा पशुपतिवातरंहा मनोजवः 

दनी पद्मनालाग्रः सुरभ्युत्तरणों नर। ॥१३६॥ 
कर्णिकारमहास्रवी नीलमोौलिः पिनाकशत्‌ । 
उमापतिरुमाकांतो जाहवीध्रदुमाधव: ॥१३७॥ 
वरो वराहो वरदों वरेण्य/ सुमहास्वनः । 
महाप्रसादो दमनः शत्रुह श्वेतपिंगल। ॥१३८।॥ 
पीतात्मा परमात्मा च प्रयतात्मा प्रधानधृत्‌ । 
सवपाश्रमुखस्त्यक्षों ध्मेसाधारणों वरः ॥१३९॥ 
चराचरात्मा स्क्षात्मा अमृतो गोवृषेश्वरः | 
साध्यरषिवसुरादित्यो विवस्वान्सवितामृतः ॥१४०॥ 
व्यासः सर्गः सुसंक्षेपो विस्तरः पययो नरः । 
ऋतु) संवत्सरों मास; पक्ष; संख्यासमापन! ॥१४१॥ 
कलाः काष्ठा लवा मात्रा मुहूर्ताहः क्षपाः क्षणाः । 
विश्रक्षेत्रं प्रजाबीज लिंगमायस्तु निगेमः ॥१४२॥ 


सदसद्‌ व्यक्तमव्यक्त पिता माता पितामहः । 
स्वग॒ंद्वारं प्रजाह्वार मोक्षद्वारं त्रिविष्पपम ॥१४३॥ 
निर्वाणं हादनश्रेव ब्रह्मतोकः परा गतिः | 
देवासुरविनिर्माता देवासुरपरायणः ॥१४४॥ 


महादेवमाहात्म्यम १४३ 


देवासुरगुरुदवी देवासुरनमस्कृतः । 
देवासुरमहामात्रो देवासुरगणाश्रयः ॥१४५॥ 
देवासुरगणाध्यक्षो देवासुरगणाग्रणीः । 
देवातिदेवो देवषिंदवासुरबरप्रद! ॥१७६॥ 
देवासुरेश्वरो विश्वो देवासुरमहेश्वरः । 
सबंदेवमयो<चिन्त्यो देवतात्मा3ब्त्मसंभवः |।१४७॥ 
उद्धित्‌ त्रिविक्रमो वैद्यो विरजो निरजोअमरः । 
ईल्यो हस्तीश्वरो व्याप्रों देवसिंहों नरपभः |॥१४८॥ 
विद्वुधो5ग्रवरः सक्ष्म:ः स्वंदेवस्तपोमयः । 
सुयुक्तः शोभनों वजी प्रासानां प्रभवो5व्ययः ॥१४९॥ 
गुहः कान्‍्तो निजः संग; पवित्र सर्वपावनः । 
श्ृंगी धृंगप्रियो बश्ू राजराजो निरामयः ॥१५०॥ 
अभिरामः सुरगणो विराम! सवेसाधनः । 
ललाटाक्षो विश्वदेवों हरिणों त्रह्मनचेसः ॥॥१५१॥ 
स्थावराणां पतिश्रेव नियमेन्द्रियवर्धनः । 
सिद्धाथः सिद्धभूतार्थोउचित्यः सत्यवतः शुचि; ॥ १५४२॥ 
वब्रताधिपः पर ब्रह्म भक्तानां परमा गतिः । 
विमुक्तो मुक्ततेजाथ श्रीमान्‌ श्रीवधनों जगत ॥१५३॥ 
यथाप्रधानं भगवानिति भक्त्या स्तुतो मया । 
यन्न बह्मादयों देवा विदुस्तच्चेन नषेयः ॥१५४॥ 
स्तोतव्यमच्य वन्धं च कः स्तोष्यति जगत्पतिम्‌ । 
भक्त्या स्येवं पुरस्कृत्य मयायज्ञपतिरविश्ुः ॥१५५॥ 

हे वासुदेव ! इस प्रकार बहुत नामों में से मुख्य नामों के द्वारा मैंने भगवान्‌ 


गै स्तुति की थी, जिनको त्रह्मादि देव तथा ऋषि वास्तविक रूप से नहीं जान 
[कते । 

स्तुत्यहें, पूज़नीय और नमस्करणीय उस जगदीश्वर की स्तुति कौन कर 
कता है ? इस प्रकार यज्ञपति उस विभु परमात्मा को मैंने भक्ति के आगे करके 
शज्ञा पाकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उस भगवान्‌ की स्तुति की। सावधान एवं 


१४४ मालवीय जी के लेख और भाषण 


ततोभ्मनुज्ञां संप्राप्य स्तुतो मतिमतां वर; । 
शिवमेश्रिः स्तुवंदेवं नाममिः पुष्टिबधने! ॥१५६॥ 


नित्ययुक्तः शुचिभक्तः ग्रामेत्यात्मानमात्मना ॥१५७॥॥ 
एतद्ठि परम॑ ब्रह्म परं ब्रह्माधिगच्घति । 

ऋषयश्रेव देवाश्र स्तुवन्त्येतेन तत्परम ॥१४८॥ 
स्तृयमानो महादेवस्तुष्यते नियतात्ममिः । 

भक्तानुकंपी भगवानात्मसंस्थाकरो विश्यु) ॥१५६॥ 


तथैबच मनुष्येषु ये मनुष्याः प्रधानतः । 

आस्तिकाः भ्रद्धानाश्र बहुभिजेन्मभिः स्तवेः ॥१६०॥ 
भकत्या छनन्यमीशान परं देवं सनातनम । 

कर्मणा मनसा वाचा भावेनामिततेजसः ॥१६१॥ 


शयाना जाग्रमाणाश्व ब्रजन्नुपविश्वंस्तथा । 
उन्मिषन्निमिषंश्ेव चिन्तयन्तः पुन!पुनः ॥१६२॥ 
अऋण्वन्तः श्रावयंतथ कथयंतश् ते भवम्‌ । 

स्तुबंतः स्तूयमानाश्र तुष्यंति च रमंति च ॥१६३॥ 


पवित्रता तथा भक्ति से युक्त जो मनुष्य आयुरारोग्यादि रूप पुष्टि को देने वाले इन 
सहस्र नामों से भगवान्‌ शंकर की स्तुति करता है वह अपनी बुद्धि से आत्मा को 
प्राप्त करता है। १५७। 


यह ब्ह्मग्राप्ति की सर्वोत्तम विद्या है; इसको जपता हुआ मनुष्य परतह्म 
को प्राप्त करता है; इसी से ऋषि तथा देवता छोग उस परत्रह्म की स्तुति 
करते हैं॥ १४८॥ 

स्थिर बुद्धिबाले देवता और ऋषियों से स्तुति किये गए भक्तानुकम्पी, 
सोक्षद और व्यापक शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं । 

इसी प्रकार विशेष करके मनुष्यों में जो श्रेष्ठ श्रद्धा और आस्तिक मनुष्य 
बहुत जन्मों तक अनन्य भक्ति से इन स्तोत्रों द्वारा सन, वचन ओर कर्म एवं 
सोते, जागते, चलते, फिरते, बैठते, पलक मारते या पलक खोलते प्रत्येक समय 
अमित तेजेस्बी सनातन उस परमेश्वर की स्तुति करते हैं; बार-बार उसका 
चिन्तन करते हैं; एवं उस परमेश्वर कौ कथा को सुनते ओर सुनाते रहते हैं; इस 


महादेवमाहात्म्यम्‌ १४५ 


जन्मकोटिसहस्रेषु नानासंसारयोनिषु । 
जंतोविंगतपापस्य भवे भक्ति प्रजायते ॥१६४॥। 


उत्पन्ना च भवे भक्तिसर्नन्या सर्वभावतः । 

भाविनः कारणे चास्य सवयुक्तस्य सवंथा ॥१६४५॥ 
एतहेवेषु दुष्प्रापं मनुष्येषु न लम्यते । 

निविंध्ना निर्मला रुद्रे भक्तिरव्यभिचारिणी |।१६६॥ 
तस्येव च प्सादेन भक्तिरुत्पद्यते नुणाम्‌ । 

येन यांति परां सिद्धि तद्भागवतचेतसः ॥१६७॥। 

ये सवभावानुगताः ग्रपद्यन्ते महेश्वरम । 

प्रपन्नवत्सलो देवः संसारात्तान्‌ समुद्धरेत्‌ ॥१६८॥ 
एवमन्ये विकुवन्ति देवा; संसारमोचनम्‌ । 
मनुष्याणासते देवं नान्‍्या शक्तिस्तपोबलम्‌ ॥१६१६।॥ 
इति तेनेद्रकल्पेन भगवान्सदसत्पतिः । 

कृत्तिवासाः स्तुतः कृष्ण तंडिना शुभबुद्धिना ॥१७०॥ 


करोड़ों जन्म-जन्मान्तर के बाद निष्पाप प्राणी के हृदय में पुण्यवशात्‌ भगवान 
की भक्ति पेदा होती हे । 


श्रद्धांदि सब भावों से ही में शिव हूँ, इस प्रकार की अभेदरूप अनन्य 
भगवद्धक्ति उत्पन्न होती हे, किन्तु सवंसाधन सम्पन्न भेद दृष्टिवाले मनुष्य में 
हर तरह भाग्य से ही शिव में भक्ति होती हे। नामों में प्रधान ब्रह्मविद्यारूप 
यह सहस्ननाम देवताओं में भी दुष्प्राष्य हे, मनुष्यों में तो मिल नहीं सकता 
हैे। विध्न बाधा-रहित अव्यभिचरित ओर निमर रुद्रभक्ति मनुष्यों में उस 
देव की ही प्रसन्नता से हो सकती है, जिसे भगवान्‌ के ऊपर चित्त लगानेवाछा 
मनुष्य मोक्षरूप परम गति को पहुँच जाता है ॥ १६७॥ 


जो मनुष्य श्रद्धाभक्ति अश्नति भावों का अनुयायी होकर महेश्वर की शरण 
में जाते हैं, उन्हें शरणागत प्रेमी भवानीपति भगवान इस संसार से तार देते हैं । 

इस प्रकार संसार से सम्बन्ध छुड़ाने बाले महादेव को छोड़कर और 
सभी देवता छोग भगवान्‌ प्रेमी मनुष्यों के तपोमाग में बाधा किया करते हैं 
क्योंकि उन देवताओं में और कोई शक्ति नहीं रहती है ॥ १६६ ॥ 

इसी कारण इन्द्र के तुल्य तथा सुन्दर बुद्धिवाले उस तण्डीमुनि ने दृश्या- 


दृश्य पदार्थों के प्रभु तथा चमंधारी भगवान्‌ महादेव को स्तुति की। ब्रह्माजी 
१९ 


१४६ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


स्तवमेतं भगवतो ब्रह्मा स्वयमधारयत्‌ । 
गीयते च स बुद्धथेत ब्रह्मा शंकरसंनिधो ।।१७१॥ 
इदं पुण्य पवित्र च सवंदा पापनाशनस्‌ । 
योगदं मोक्षदं चैव स्वरगंदं तोषदं तथा ॥१७२॥ 
एवमेतत्पठंते य एकभकक्‍्त्या तु शंकरम । 
या गतिः सांख्ययोगानां व्रजन्त्येतां गति तदा ॥१७३॥ 
स्तवमेतं प्रयत्नेन सदा रुद्रस्य सन्निधो । 
अब्दमेक चरेद्धक्तः प्राप्नुयादीप्सितं फलम्‌ ॥१७४॥ 
एतद्रहस्यं परम ब्रक्मणों हृदि संस्थितम | 
ब्रह्मा ग्रोवाच शक्राय शक्रः प्रोवाच मृत्यवे ।|१७४॥। 
मृत्यु) प्रोवाच रुद्रेम्यो रुद्रेभ्यस्तंडिमागमत्‌ । 
महता तपसा प्राप्तस्तंडिना ब्रक्मसग्रनि ॥१७६॥ 
तंडिः प्रोवाच शुक्राय गौतमाय च भागवः । 
वैवस्वताय मनवे गौतमः प्राह माधव ।।१७७ 
नारायणाय साध्याय समाधिष्टाय धीमते । 
यमाय प्राह भगवान्‌ साध्यो नारायणोउ्च्युतः ॥१७८॥। 
नाचिकेताय भगवानाह वेवस्वतो यमः । 
माकडेयाय वाष्णेय नाचिकेतोउमभ्यभाषत ।|१८६॥। 

ने इस स्तुति का धारण भगवान महादेव से किया। अतः यह स्तोत्र ब्रह्मा से 

शंकर के समीप गाया जाता है. इसलिये ब्राह्मण इस स्तोत्र को जाने । 


यह शिव सहस्तर स्तोन्न पुण्य हे, पवित्र हे ओर सदा पापविनाझक है ; एवं 
योग, मोक्ष, स्वग तथा सन्‍्तोष को देने वाछा है। इस प्रकार समझ कर अद्वितीय 
भक्ति के साथ जो मनुष्य कल्याणकारी इस पबित्र स्तोत्र को पढ़ते हैं, वे उस गति 
को जाते हैं जहां कि सांख्य ( ज्ञान) और योगमाग वाले पहुँचते हैं। जो शिव- 
भक्त सावधान होकर शिवजी के पास एक सालहतक इस स्तोत्न को पढ़ता हे, उसे 
अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती हे । यह स्तोन्न रूप गूढ़ रहस्य पहले त्रह्माजी के हृदय 
में था, उन्होंने इसका उपदेश इन्द्र को दिया, इन्द्र ने यमराज को दिया। 
यमराज ने रुद्रों से कहा ओर रुद्रों के द्वारा तंडी मुनि को मिछा। इस प्रकार 
तंडी मुनि ने बड़ी तपस्या के साथ ब्रह्माजी की सभा में इस स्तोत्र को पाया। 
तंडीपरम्परा के अनुसार सहख्ननामात्मक ब्रह्मविद्यारूप यह स्तोत्र शुक्र, गौतम 
ओर बेवस्वत मनु को मिला एवं अच्युत भगवान ने समाधिस्थ नारायणरूप 


महादेवमाहात्स्यम्‌ १४७ 


माकडेयान्मया श्राप्तो नियमेन जनादन | 
तवाप्यहममित्रन्न स्त॒वं दब्चां ह्यविश्वुतम्‌ |१८०॥ 
स्वग्यमारोग्यमायुष्यं धन्य वेदेन संमितम्‌ | 
नास्य विघ्नं विकुबति दानवा यक्षराक्षसाः |।१८१॥ 
पिशाचा यातुधाना वा गुद्यका श्ुजगा अपि | 
यः पठेत शुचिः पाथ ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 
अभग्नयोगो वर्ष तु सो>श्वमेघफल लमेत्‌ ॥॥१८२॥ 
यम को दिया। यम ने अपने शिष्य नचिकेता को दिया। नचिकेता ने माकण्डेय 
मुनि को दिया। हे जनादन ! माकण्डेय से मैंने ग्राप्त किया है। 
है शत्रुन्न भगवन्‌ ! वेदसस्मत अश्नतपूर्व स्वगे, आयु, आरोग्य तथा धन 
देने बाले इस स्तोत्र को मैं तुम्हें देता हूं। जो इसे पा जाता है, उसे यक्ष, राक्षस, 


अब" सप ओर यातुधान प्रश्नति स्वल्पयोनियां कुछ भी विघ्न-बाधा नहीं पहुंचा 
सकती है । 


इस प्रकार जो पवित्र जितेनिद्रिय ब्रह्मचारी एक साल पयन्त इस स्तोन्न का 
पाठ करता है, वह अखण्डित योगी अश्वमेघ के फलको पाता है ॥१८१५॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवेणि अनुशासनिकेप० दानधर्मे 
महादेवसहखनामस्तोत्रे सप्तदशोड्ध्यायः । 


अष्टादशो5ध्यायः । 


वेशम्पायन उवाच-- रु 
महायोगी ततः प्राह कृष्णद्रपायनों मुनि) । 
पठरव पूत्र भद्ग ते प्रीयतां ते महेश्वरः ॥?॥। 
पुरा पूत्र मया मेरो तप्यता परम तपः । 
पुत्रहेतोमंहाराज 
पुत्रहेतोमंहाराज स्तव एपो<नुकोतिंतः ॥२॥। 


लब्धवानीप्सितान्कामानहं वे पाएडुनन्दन । 
तथा त्वमपि शर्वाद्धि सर्वान्कामानवाप्स्यसि ॥३॥ 


कपिलश्व ततः प्राह सांख्यपिंदेवसंमतः । 

मया जन्मान्यनेकानि भकक्‍त्या चाराधितो भवः ॥।४।। 
प्रीत्व भगवान्‌ ज्ञानं ददो मम भवान्तकस । 
चारुशीष॑स्ततः ग्राह शक्रस्य दयितः सखा ॥५॥ 
आलंबायन हत्येवं विश्ुतः करुणात्मकः । 

मया गोकणमासाद्य तपस्तप्त्वा शतं समाः ।॥६॥ 
अयोनिजानां दान्तानां धर्मज्ञानां सुवचंसाम्‌ । 
अजराणामदुःखानां ्तवर्षसहसिणास्‌ ।७॥ 


वेशम्पायन बोले कि इसके अनन्तर महायोगी व्यास मुनि ने कहा कि हे 
पुत्र युधिष्टिर! तेरा कल्याण हो, तू स्तोत्र का वाठ कर, तेरे ऊपर महादेवजी 
असन्न होंगे। पूवकाल में मेरुपब॑त पर पुत्र की कामना से कठिन तपस्या करके 
मैंने भी इसी स्तोत्र का पाठ किया था| है पाण्डुनन्दन ! इसो के प्रताप से 
मैंने वांछित फल को पाया और इसी प्रकार तुम भी शिवजी से सब मनोरथों 
को पावोगे। तदनन्तर सांख्यशासत्र के बनाते वाले देवताओं के मान्य कपिल- 
ऋषि के कहा कि मेंने अनेक जन्मों तक सबके उत्पत्तिस्थान परमेश्वर का बड़ी 
क पूजनादि किया। तब प्रसन्न होकर भगवान ने मुझको संसार के 
बन्धनों को नष्ट करने वाला ज्ञान दिया। इसके बाद इन्द्र के प्यारे मित्र आलम्ब 
गोत्री महादयाबान्‌ चारुशीर्ष ने कहय-हे राजन ! मैंने भी गोकणा तीथ में सौ 
वर्ष तक शिवजी की तपस्या करके अयोनिज (जो योनि से न उत्पन्न हुए हों ) 
धम्मज्ष, महातेजस्वी, जरा रहित, दुःख से विहीन और एक लाख वष की 
अवस्था वाले सौ पुत्रों को प्राप्त किया था | 


महादेवसाहात्म्यम्‌ १४७ 


वाल्मीकिथाह भगवान्युधिष्ठिरमिदं बच; | 
विवादे साम्रिम्नुनिभिन्नेक्षप्तो वै भवानिति ॥८॥ 
उक्तः जणन चाविश्स्तेनाधमेण भारत | 
सो5हमीशञानमनधममोघं शरणं गतः ॥६॥। 


मुक्तथ्रास्मि ततः पापैस्ततों दःखविनाशनः । 

आह मां त्रिपुरप्तो वे यशस्तेझ्यं भविष्यति ॥१०॥ 
जामदग्न्यश्व कौन्तेयमिदं धमंभृतां वरः | 
ऋषिमध्ये स्थितः ग्राह ज्वलजन्निव दिवाकरः ॥११॥ 
पितृविग्रवधेनाहमातों वे पांडवाग्रज । 

शुचिभूत्वा महादेवं गतो5स्मि शरण नुप ॥१२॥ 
नामभिश्रास्तुवं देवं ततस्तुशो5भवद्धवः | 

परशुं च ततो देवो दिव्यान्यस्राणि चेव मे ॥१३॥ 
पाप च तेन भविता अजेयश्र भविष्यसि । 

न ते प्रभविता स॒त्युरजरथ् भविष्यसि ॥१४॥ 

आह मा भगवानेवं शिखंडी शिवविग्रहः । 
तदवाप्तं च में सब प्रसादात्तस्य धीमतः ॥१५॥ 
विश्वामित्रस्तदोवाच ज्षत्रियो5हं तदाभवम्‌ । 
ब्राह्मणो5हं भवानीति मया चाराधितों भव। ॥१३६॥ 
तत्मसादान्मया प्राप्त ब्राह्मण्यं दुलेम॑ महत्‌ । 
असितो देवलश्चेव प्राह पांडुसुतं नृपम ॥१७॥ 
शापाच्छक्रस्य कोन्तेय विभो धर्मोड्नशत्तदा | 
तन्मे घम यशथआाग्रयमायुश्रवाददञ्ु ॥१८॥ 
ऋषिशत्समदों नाम शक्रस्य दयितः सखा । 
प्राह्दजमी्ं भगवान्‌ बृहस्पतिसमद्युतिः ॥१६॥ 
वरिष्ठो नाम भगवांश्राह्मुपस्य मनोः सुतः । 
शतक्रतोरचिन्त्यस्य सत्रे वषंसहस्रिके ।॥२०॥ 
वर्तमाने>अवीद्वाक्यं साप्नि छुच्चारिते मया । 

रथंतरे ह्िजश्रेष्ठ न सम्यगिति वर्तते ॥२१॥ 


१५० 


मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


समीक्षस्व पुनबुद्धथा पाप॑ त्यक्तवा दिजोत्तम । 
अयज्ञवाहिन पापमकार्पीसत्वं सुदुमते ॥२२॥ 
एवमुक्तवा महाक्रोधः प्राह शंभुं पुनवंचः । 

प्रज्ञया रहितो दुःखी नित्यभीतों वनेचर। ॥२३॥ 
दशवषसहस्राणि दशाष्टो च शतानि च । 
नष्टपानीयपवने मगेरन्यैथ वजिते ॥२४॥ 
अयज्ञीयद्ुमे देशे रुरुसिंहनिषेविते | 

भविता तं मगः क्ररो महादुःखसमन्वितः ॥२४॥ 


तस्य वाक्यस्य निधने पार्थ जातो श्हं मृगः । 
ततो मां शरण प्राप्त श्राह योगी महेश्वरः ॥२६॥ 
अजरस्थामरथेव भविता दुःखबर्जितः । 

साम्यं ममास्तु ते सौख्यं युवयोवधेतां क्रतु ॥२७॥ 
अनुग्रहानेवमेष करोति भगवान विश्वु) | 

परं धाता विधाता च सुखदःखे च सबंदा ॥२८॥ 
अचिन्त्य एप भगवान्कमंणा मनसा गिरा | 

न में तात युधिश्रेष्ठ विद्यया पंडितः सम; ।॥२६॥ 
वासुदेवस्तदोवाच पुनमंतिमर्ता बरः | 

सुवर्णाज्ञो महादेवस्तपसा तोषितो मया ॥३०॥ 
ततो5थ भगवानाह प्रीतो मां वे युधिष्ठिर । 
अ्थात्प्रियतरः कृष्ण मत्यसादाद्भविष्यसि ॥३१॥ 
अपराजितश् युद्धेषु तेजश्रेवानलोपमम । 

एवं सहस्रशश्वान्यान्महादेवों वरं ददो ॥३२॥ 
मरिमन्थे>्थ शैले वे पूरा संपूजितो मया । 
वर्षायुतसहस्राणां सहस्नं शतमेव च ॥३३॥ 

ततो मां भगवान्प्रीत इदं वचनमत्रवीत्‌ । 

वर॑ वृणीष्व भद्रं ते यस्ते मनसि बतंते ॥३४७॥ 
ततः प्रणम्य शिरसा इदं वचनमन्रुवम । 

यदि प्रीतो महादेवों भकक्‍त्या परमया प्रभु) ॥३४॥ 


महादेवमाहात्स्यम्‌ १५१ 


नित्यकालं तवेशान भक्तिभवतु मे स्थिरा । 
एवमस्त्विति भगवांस्तत्रोक्त्वान्तरधीयत ॥३६॥ 
जेगीषव्य उबाच-- 
ममाष्टगु गमैश्वय दत्त भगवता पुरा । 
यत्नेनानयेन बलिना वाराणस्यां युधिष्ठिर ॥३७॥ 
गगे उवाच-- 
चतुःपष्ट्यंगमदद॒त्कलाज्ञानं ममाडूतम्‌ | 
सरस्वत्यास्तटे तुष्टो मनोयज्ञेन पांडव ॥३८॥ 
तुल्यं मम सहस्र॑ तु सुतानां ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
आयुश्चेव सपुत्रस्य संवत्सरशतायुतम ॥३६॥ 
पराशर उवबाच--- 
प्रसाध्ेह पुरा सब मनसाचिन्तयन्नुप । 
महातपा महातेजा महायोगी महायशा। ॥॥४०॥ 
वेदव्यासः श्रियावासों ब्राह्मण/ करुणान्वित! । 
अप्यसावी प्सितः पुत्रों मम स्याहे महेश्वरात्‌ ॥४१॥ 
इति मत्वा हृदि मतं प्राह मां सुरसत्तमः । 
मयि संभावना यास्याःफलात्कृष्णो मविष्यति ॥४२॥ 
सावणस्य मनोः सर्गे सप्तर्पिश्न भविष्यति । 
वेदानां च स वे वक्ता कुरुवंशकरस्तथा ॥४३॥ 
इतिहासस्य कर्ता च पृत्रस्ते जगतो हितः । 
भविष्यति महेन्द्रस्य दयितः स महाम्॒निः ॥॥४४॥ 
अजरश्चामरश्चेव पराशर सुतस्तव | 
एवमुत्तवा स भगरवस्तत्रेवान्तरधीयत ॥४४॥ 
युधिष्ठिर मद्ायोगी वीयबानक्षयोउव्ययः । 
मांडव्य उबाच--- 
अचोसथोरशंकार्या शुले भिन्नो द्यहं तदा ॥४९६॥ 
तत्रस्थेन स्तुतो देवः प्राह मां वे नरेश्वर । 
मोक्ष प्राप्स्यसि शुलाच जीविष्यसि समाबुंदम ।।४७॥ 


१४२ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


रुजा शूलकृता चेव न ते विश्न भविष्यति । 
आधिमभिव्याधिमिश्रेव वर्जितस्त्वं भविष्यसि ॥४८॥ 


पादाचतुर्थात्संभूत आत्मा यस्मान्‌ झने तब । 
त्वं भविष्यस्यनुपमों जन्म वे सफल कुरु ॥॥४६॥ 
तीर्थाभिषेक॑ सकल त्वमविध्नेन चाप्स्यसि । 
स्वर्ग चैवाक्षयं विश्र विद्धामि तवोजिंतम्‌ ||५०॥ 
एवमुत्तवा तु भगवान वरेण्यों वृषवाहनः । 
महेश्वरो महाराज कृतिवासा महाद्युतिः ॥५४१॥ 
सगणो देवतश्रेष्ठस्तत्रेवान्तरधीयत । 

गालव उवाच ६--- 

द विश्वामित्राभ्यनुज्ञातो द्ृद पितरमागतः ॥५२॥ 
अंब्रवीन्मां ततो माता दुःखिता रुदती भृशम्‌ । 
कोशिकेना भ्यनुज्ञातं पुत्र वेदविंभूषितम ॥५३॥ 
न तात तरुण दांत पिता त्वां पश्यतेडनघ । 
श्रुत्वा जनन्या वचन निराशो गुरुदशने ॥५४॥ 
नियतात्मा महादेवमपश्यं सोअअवोच् माम्‌ । 
पिता माता च ते त्व॑ च पूत्र मृत्युविव्जिता। |।२४॥ 
भविष्यथ विश क्षिग्न द्रशसि पितर क्षये | 
अनुज्ञातो भगवता गृह गत्वा युधिष्ठिर ॥१६॥ 
अपश्य पितर तात इृष्टिं कृत्ता विनिःसृतम । 
उपस्पृश्य गृद्दीत्वेध्मं कुशांथ शरणाकुरून ॥५७॥। 
तान्विसृज्य च मां प्राह पिता सास्राविलेत्णः । 
प्रणमं्त परिष्वज्य मूध्न्युपाघाय पांडव ।|५८॥ 
दिष्टथा दृशेउसि मे पुत्र कृतविद्य इहागतः । 

वेशम्पायन उवाच ३-- 
एतान्यत्यदुश्वतान्येव कर्माएपथ महात्मनः ॥५६॥ 
ग्रोक्तानि मुनिभिः श्रुत्वा विस्मयामास पांडवः । 
ततः कृष्णो<अवीद्वाक्थं पुनर्मतिमता बरः ॥६०॥ 
युधिष्ठिरं धमेनिधिं पुरुहृतमिवेश्वरः । 


महादेवसाहात्म्यम्‌ १४३ 
वासुदेव उबाच ३-- आओ पु 
उपमन्युमेयि ग्राह तपन्निव दिवाकरः ॥६१॥ 
अशुभेः पापकर्माणों ये नराः कलुषीकृता | 
ईशान न प्रपचन्ते तमोराजसबृचयः |॥६२॥। 
ईश्वर संप्रपद्चन्ते द्विजा भावितमावनाः | 
सर्वथा वतमानो5पि यो भक्तः परमेश्वरे |६३॥ 
सदशो<5रण्यवासीरनां घुनीनां भावितात्मनाम । 
ब्रह्मत्वं केशवत्वं वा शक्रत्वं वा सुरेः सह ॥६४॥। 
त्रेलोक्यस्याधिपत्यं वा तुशे रुद्रः प्रयच्छति । 
मनसापि शिव तात ये प्रपद्मंति मानवा। ।।६७॥ 
विधूय सवपापानि देव? सह वसंति ते । 
सर्वलक्षणहीनो5पि युक्तो वा सबंपातकेः ॥६६॥ 
से तुद॒ति तत्पापं मावयज्छिवमात्मना | 
कीटपक्षिपतंगानां तिरंथामपि केशव ॥६७॥ 
महादेवग्रपन्नानां न भयं विद्यते कचित्‌ । 
एवमेव महादेव भक्ता ये मानवा झ्रुवि ॥६८॥ 
न ते संसारवशगा इति मे निश्चिता मतिः । 
ततः कृणो>अवीद्वाक्यं धममपुत्रं युधिष्ठिरप््‌ ॥६६॥ 
विष्णु रुवाच $-- 
आदित्यचन्द्रावनिलानलौ च द्यौभूमिरापो वसवो5्थ विश्वें । 
धातायमा शुक्रवृहस्पती च रुद्राः ससाध्या वरुणो3थ गोप! [७०॥| 
ब्रह्मा शक्री मारुतो ब्रह्म सत्यं वेदा यज्ञा दक्षिणा वेदवाहाः । 
सोमो यथ्टा यत्व हव्यं हविश्च रक्षादीक्षा संयमा ये च केचित्‌ ॥७१॥ 
स्वाहा वौषट्‌ ब्राह्मणाः सौरमेयी धर्म चाय कालचक्र बल च । 
'यशो दमो बुद्धिमतां स्थितिथ शुभाशुभं ये म्ुनयश्र सप्त ॥७२॥ 
आउया बुद्धिरमनसा दर्शने च स्पशश्चाग्रयः कमे्णा या च सिद्धिः । 


गणा देवानामृष्मपाः सोमपाथ लेखाः सुयामास्तुषिता ब्रह्मकायाः ॥७३॥ 
२० 


१५४ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


आभासुरा गन्धपा दृष्टिपाश्च वाचा विरुद्धाश्व मनोविरुद्धा। । 
शुद्धाश्च निर्माणरताश्च देवाः स्पर्शाशना दशेपा आज्यपाश्च ॥७४॥ 
चिन्त्यद्योता ये च देवेषु मुख्या ये चाप्यन्ये देवताश्वाजमीढ । 
सुपणंगन्धवपिशाचदानवा._यक्षास्तथा चारणपन्नगाश्च ॥७५॥ 
स्थूलं स्रक्ष्मं मदु चाप्यब्त्मं दुःख सुर्ख दुःखमनन्तरं च | 
सख्य योगं तत्पराणां पर च॒ शर्वाज्जातं विद्धि यत्की्तित में ॥७६॥ 
तत्संभूता भृतकृतो वरेण्याः स्व देवा श्रुवनस्यास्य गोपाः । 
आविश्येमा धरणी येअ्भ्यरत्न्पुरातनीं तस्य देवस्य सृष्टिम्‌ ॥७७॥ 
विचिन्वन्तस्तपसा ' तत्स्थवीयः किंचित्त्ं प्राशहेतोन॑तो5स्मि । 
ददातु देवः स वरानिद्ेशनाभिष्ठुतो नः प्रश्चुख्ययः सदा ॥७८॥ 
. इम॑ स्तवं सब्नियतेन्द्रियश्च भूत्वा शुचियः पुरुष! पठेत । 
अभम्नयोगो नियतो मासमेक संप्राप्लुयादश्वमेघे फल यत्‌ ॥७६।॥ 
वेदान कृत्स्नान्‌ ब्राह्मणः प्राप्लुयात्त जयेन्तृप! पाथे महीं च कृत्स्नाम्‌ । 
वैश्यों लामं प्राप्तुयान्रेपृ्णं च शूद्रों गति प्रत्य तथा सुख च ॥८०॥ 
स्तवराजमिमं कृत्वा रुद्राय दधिरे मनः। 
स्वेदोषापहं पुण्य पवित्र च यशस्विनः ॥८१॥ 
याव॑त्यस्थ शरीरेषु रोमकृूपाणि भारत । 
तावंत्यब्दसहस्राणि स्वर्ग बसति मानव! ॥८२॥ 


इत्यनुशासनप्वंशणि आलुशासनिकपवंणि मेघवाहनोपाख्याने 
अष्टादशो5ध्यायः ॥१८॥ 


भगवन्नाम स्मरण की महिमा 


आजकल नाम जपने पर बहुत जोर दिया जाता है। आप सब छोग भी 
भगवन्नाम के जप और कीतन में ही लगे हुए हैं; किन्तु आप यह तो बतलाइए 
कि नाम जप क्‍यों करना चाहिये ? इससे क्या लाभ ? छोग कहते हैं, भगवान 
का नाम लेने से पाप कटते हैं परन्तु इसमें युक्ति क्या है ? आप में से कोई भी 
इसका उत्तर दें? बात यह है कि हम जिस समय किसी वस्तु का नाम लेते 
हैं तो तत्काल हमें उसकी आकृति और गुण आदि का स्मरण हो आता है। 
जब हम कसाई शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे मानसिक नेत्रों के सामने 
एक ऐसे व्यक्ति का चित्र अज्धित हो जाता है जिसकी छाल-छालछ आँखें हैं, काछा 
शरीर है, हाथ में छुरा है ओर बड़ा ऋूर स्वभाव है। वेश्या कहते ही हमारे 
हृदय पटल पर वेश्या की मूर्ति अंकित हो जाती हे। इसी प्रकार जब हम 
भगवान्‌ का नाम लेते हैं तो सहसा हमारे चित्त में भगवान्‌ के दिव्य रूप और 
गुणों की स्मृति जाग्रत हो जाती है। भगवन्ञाम स्मरण से चित्त अनायास 
ही भगवदाकार हो जाता है। भगवदाकार चित्त में भरता पाप-ताप के छिये 
गुंजाइश ही कहाँ हे ? इसीलिये नाम स्मरण पापनाश की अमोघ ओषधि हे । 


बिना जाने भगवान का नाम लेने से भी किस अकार पाप नष्ट हो जाते 
हैं, इसके विषय में श्रीमद्भागवत के छठे स्कंध में एक बड़ी अद्भुत कथा हे । 
अजामिल नाम का एक बड़ा ही दुराचारी ओर दुष्ट प्रवृत्ति का आह्यण था। 
उसके सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण था। जब उस अजामिल का अन्तकाल 
आया! तब उसे लेने के लिये यमदूत आये। उनके भयंकर रूप को देखकर 
अजामिल डर गया और उसने नारायण कहकर अपने छोटे पुत्र को पुकारा । 
उसके मुख से नारायण शब्द निकलते ही वहाँ विष्णु भगवान्‌ के पाषंद 
उपस्थित हो गये। उन्होंने तुरन्त ही उसे यमदूतों के पाश से छुड़ा लिया। 
जब यमदूतों ने उसके पापमय जीवन का वरणणन करते हुए यमदंड का पात्र 
बतलाया तब भगवान्‌ के पाषदों ने उनके कथन का विरोध करते हुए कहा :-- 


अय॑ हि कृतनिर्वशों जन्मकोट्यंहसामपि । 

यद्‌ व्याजहार विवशों नाम स्वस्त्ययनं हरे। ।। 
एतेनेव द्यघोनो5स्य कृत स्थादघनिष्कृतम्‌ । 
यदा नारायणायेति जगाद चतुरद्रम || 


(गीतावाटिका, गोरखपुर में महाराज पघधारे, अखंडकीतेन हुआ, उसके पश्चात्‌ यह 
उपदेश दिया गया था) 


१५६ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


सर्वेपामप्यधवतामिदमेव सुनिष्कृतम्‌ । 
नामव्याहरणं विष्णोयतस्तद्विषया मतिः ॥ 
श्रीमद्भागवत ६॥२॥६,८,१० 
इसने तो अपने करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्वित कर दिया क्‍योंकि 
इस समय इसने विवश होकर भगवान्‌ का मंगछमय नाम उच्चारण किया हे। 
इसने जो 'नारायण' यह चार अक्षरों का नाम उच्चारण किया है, इतने से ही 
इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्वित्त हो गया। समस्त पापियों के लिये 
भगवान्‌ विष्णु का नाम लेना ही सबसे अच्छा प्रायश्रित्त है; क्‍योंकि ऐसा करने 
से भगवद्विषयक बुद्धि होती है । 


विष्णु दूतों के इस प्रकार समझाने पर यमराज के सेवक यमछोक को 
चले गये और वहाँ ये सब बातें धमराज को सुनाकर, उन्होंने उनसे पूछा-- 
महाराज ! इस लोक में धर्माधम का शासन करने वाले कितने अधिकारी हैं 
अ र हमें किसकी आज्ञा में रहना चाहिये। भल्ना ये दिव्य पुरुष कौन थे और 
उस महापापी को हमारे पाश से छुड़ाकर क्यों ले गये ? तब यमराज ने कहा-- 
“पटो मदन्यो जगतस्तस्थुषश्व ओतं प्रोतं पटवच्यन्न विश्वम्‌” इत्यादि अथात्‌ मेरे 
भी ऊपर एक ओर स्वामी है जो समस्त स्थावर जंगम का शासक है और उससे 
यह संपूर्णा जगत्‌ ओतग्रोत है। उस सबतंत्र स्वतंत्र श्रीहरि के दूत जो उनन्‍्हों के 
समान रूप ओर गुणवाले हैं, छोक में विचरते रहते हैं ओर श्रीहरि के भक्तों 
को, उनके शत्रु ओर मृत्यु आदि सब प्रकार की आपत्तियों से बचाते रहते हैं.। 
संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा धम यही है कि नाम जपादि द्वारा भगवान्‌ 
के चरणों में भक्ति करे। देखो यह भगवन्नामोच्चारण का ही माहात्म्य हे 
कि अजामिलर जेसा पापी भी मृत्यु के पाश से मुक्त हो गया । 


महाभारत, शान्तिपव की कथा है कि जिस समय शरशय्या पर पड़े हुए 
भीष्मपितामह से युधिष्ठटिर ने पूछा $-- 
को धमः स्व धर्माणां भवतः परमो मतः | 
किं जपन्मुच्यते जन्तुजन्मसंसारबन्धनात्‌ ॥ 
संपूर्ण धर्मों में आपके विचार से कौन-सा धर्म सर्वश्रे् है और मनुष्य 


अल जप करने से जन्ममरण रूपी संसार से मुक्त हो जाता है। तब पितामह 
कहा $-- 


जगत्पर्भ देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम्‌ । 
स्तुवज्नामसहस्त्रेण पुरुष! सततोत्थितः ॥ 
तमेव चाचय्नित्यं भक्तया पुरुषमव्ययम्‌ । 
ध्याय॑स्तुवन्नमस्यंथ॒ यजमानस्तमेव च ॥। 


भगवज्नाम स्मरण की सहिमा १५७ 


अनादिनिधन विष्णुं स्वलोकमहेश्वरम । 
के न्नित्यं पे खातिगों 

लोकाध्यत्षं स्तुवन्नित्यं सब दुः भवेत्‌ ॥| 

+ 0 0 ५ कीर्तिव ( 
ब्रह्मण्यं सवंधमेज्न लोकानां धनम्‌ । 
लोकनार्थ महृद्भूत॑ सवभूतमवोद्धवस ॥ 
एप ये सवधर्माणां धर्मोडघिकतमो मतः । 
यद्भक्तया पुंडरीकाज्ष स्तवैरचेंन्नरः सदा ॥ 
परम यो महत्तेजः परम यो महत्तप३ | 
परम यो महद्‌ ब्रह्म परम यः परायणम ॥ 
पवित्राणां पवित्र यो मंगलारनां च मंगल | 
देवतं देवतानां च भूतानां योउव्ययः पिताः ॥ 

विष्णुसहखर ७,१०। 


जो संपूर्ण संसार के स्वामी, देवों के देव, अनन्त एवं पुरुषोत्तम हैं, उन 
आदि-अंत से रहित संपूर्ण छोकों के महान्‌ ईश्वर और सब के साक्षी भगवान्‌ 
अच्युत की नित्य प्रति उठकर हजार नामों से स्तुति करने से तथा उन अविनाशों 
पुरुषोत्तम का ही भक्तिपूवक पूजन, ध्यान, स्तवन और वन्दन करने से मनुष्य 
संपूण दुःखों से पार हो जाता है। वे श्री विष्णु ब्राह्मणों के हितकारी, समस्त 
धर्मों के ज्ञाता, छोकों की कीर्ति को बढ़ाने वाले, छोकों के स्वामी, मह॒दूभूत और 
संपूणा भूतों के उत्पत्तिस्थान हैं। मेरे विचार से मनुष्य के संपूर्ण धर्मों में सबसे 
बड़ा धम यही है कि जो अत्युत्कृष्ट तेज, अतिमहान्‌ तप, परमोत्कृष्ट ब्रद्म और 
बड़े से बड़े आश्रय हैं; तथा जो पतित्रों में पविन्न, मंगलों में मंगल, देवों में महान्‌ 
देव ओर समस्त भूतों के अविनाशी पिता हैं, उन कमछनयन भगवान्‌ का मलुष्य 
सबदा भक्तिपूवक स्तवन करे । 


इस प्रकार भीष्म जी ने भगवान्‌ को ही सबसे अधिक पूजनीय देव और 
भगवज्नाम स्मरण को ही सबसे बड़ा धम और तप बतढाया है । भगवजन्नाम की 
महिमा ऐसी ही विचित्र है। इसके उच्चारणमात्र से प्रह-नक्षत्र एवं द्क्शुलादि 
के दोष निवृत्त हो जाते हैं। मैंने अपनी माता से यह वर मांगा था कि मुमे 
प्रायः नित्य ही बाहर आना जाना होता हे इसलिये ऐसा आशीवाद दो जिससे 
ग्रहदोषजनित विन्न उपस्थित नहों। तो मेरी माता ने मुझसे कहा--तू थात्रा 
आरंभ करने से पूव नारायण' इस नाम का उच्चारण कर लिया कर फिर कोई 
विश्न नहीं होगा । माता जी के इस आशीवाद से मुमे इसका प्रत्यक्ष अनुभव 
हे, में जिस समय 'नारायण” इस प्रकार का उच्चारण करके यात्रा आरंभ करता हूँ 
तो सारे विन्न दूर हो जाते हैं । 


श्श्ट _ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


यही बात श्रीमद्भागवत के नारायणकव॒च नामक प्रसिद्ध स्तोत्र में भी 
बतलायी गई है। यह स्तोत्र भी भागवत के छठे स्कन्‍्ध में ही है। वहा 


कहा है-- 
यज्नों भय ग्रहेम्यो3भूव केतुभ्यों नुभ्य एवं च। 
सरीसपेम्यो दंश्भ्यों भूतेम्यो-होभ्य एवं च॥ 
सर्वाण्येतानि भगवन्नापरुपाख्र गोतनात्‌ | 
प्रयान्तु संक्षयं सद्ो ये नः श्रेयः प्रतीपकाः ॥ 


ग्रह, नक्षत्र, मनुष्य, सरीर्प, हिंख जीव अथवा न्‍ पापों से हमें जो भय 
प्राप्त हो सकते हैं तथा हमारे श्रेय मार्ग के जो-जो प्रतिबन्ध हैं, वे इस भगवज्नामरूप 
अख् (कवच) का कीतन करने से क्ञीण हो जाँय । 


भगवज्नाम छेने से मलुष्य के सारे पाप उसी प्रकार कट जाते हैं जैसे दूध 
डालने से चीनी का मैल कट जाता है। नाम का प्रभाव हमारे चित्त को सवथा 
व्याप्त कर लेता है। जिस प्रकार जछ में तेल की एक बूंद डालने पर भी वह 
सारे जल के ऊपर फैलकर उसे ढक लेती है उसी प्रकार अथोनुसंधान पूवक किया 
हुआ थोड़ा-सा भी नाम जप मनुष्य के सारे पापों को नष्ट कर देता है। अतः 
भगवज्नाम जप से तथा स्मरण से समस्त पापों का नाश होकर दिव्य शान्ति 
प्राप्त होती है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं हे । 


१६०... मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


गीता सुगीता कतंव्या किमनये। शाख्रविस्तरे! । 
या स्वयं पद्मननाभस्य मुखपतद्मादिनिःसता ॥ 
0 + | ९ 
भारतामृतसवस्व॑ विष्णोवक्त्रादिनिःसुतम । 
गीतागंगोद्क पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 


जो मनुष्य इस पविन्न गीता शास्त्र को शुद्ध और पविन्न होकर पढ़ता हे; 
वह भय ओर शोकरहित विष्णु छोक को प्राप्त होता है । 


गीताध्ययन करनेवाले तथा आणायाम करनेवाले को पूर्व जन्म में किये 

हुए पापों का फछ नहीं लगता है। प्रतिदिन जछ स्नान करनेवाले मनुष्य का 
बाहरी मल धुल जाता है; किन्तु गीतारूपी जल में एक बार के ही स्नानमात्र 
संसार रूपी मल नष्ट हो जाता है। सब शातख्रों को छोड़कर गीता का ही 
भलीभाँति गायन करना चाहिए जो कि स्वयं भगवान्‌ के मुँह से निकली हुई है । 


महाभारत रूपी अमृत का सार विष्णु भगवान्‌ के मुँह से निकला है, 
यह गीता रूपी अम्रृत पीने से फिर जन्म नहीं लेना पड़ता है । 
गीता के छिये कहा है $-- 


सर्वोपनिषदों गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थों वत्सः सुधीर्भोक्ता दुःघं गीताउम्ृत महत्‌ ॥ 
अथात्‌ सब उनिषद्‌ तो गौ हैं, उनको दुहनेवाले गोपालनन्दन कृष्ण हैं, 

अजुन बड़े हैं, बुद्धिमान लोग दूध पीनेवाले हैं ओर गीता ही अम्ृतमय दुग्ध 
है। इसके अध्ययन और पठनका भी बड़ा महत्व बताया है । 

यो5श्टादश जपेन्नित्यं नरो निश्चलमानसः । 

ज्ञानसिद्धि स॒ लभते ततो याति पर पद्म ॥ 

पाठेउसमथेः सम्पूर्णो ततोधे पाठमाचरेत्‌ । 

तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः॥ 

एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुतः । 

रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भ्ृत्वा वसेच्चिरम्‌ ॥ 

अध्याय श्लोकपादं वा नित्य यः पठते नर! ह 

स॒याति नरतां यावन्मन्वन्तरं बसुन्धरे॥ 

गीतायाः श्लोकदशर्क॑ सप्त पंच चतुश्यम्‌ । 

दी त्रीनेक तदध वा श्लोकानां यः परठेन्नरः ॥ 


गीता प्रवचन १६१ 


चन्द्रलोकमवाप्नोति वर्षोणामयुतं धशवम्‌ | 
गीतापाठ समायुक्तो स्तों माजुषतां ब्जेत्‌ ॥ 


अथीत्‌ जो मनुष्य एक चित्त होकर अठारह अध्याय नित्य जपता हे, 
वह ज्ञान सिद्धि प्राप्त करता है ओर उसे परमपद्‌ मिल जाता हे । 


जो पूरा पाठ न कर सके वह आधा ही पाठ करे, उसको भी निःसन्देह गो-दान 
का पुण्य ग्राप्त होता है। जो नित्य भक्ति के साथ एक अध्याय भी पढ़ता हे, 
वह चिरकाछ तक गण होकर रुद्रछोक में वास करता हे । 


जो मनुष्य एक अध्याय या गीता के श्लोक के एक टुकड़े को भी पढ़ता 
है, वह प्रथिवी पर मन्वन्तर पयन्त मनुष्य शरीर धारण करता हे। गीता के 
दश, सात, पाँच, चार, दो, तीन, एक अथवा आधा श्लोक भी जो पढ़ता है; वह 
निश्चय दश हज़ार वष तक चन्द्रछोक में निवास करता हे । 


कहने का तात्पय यह हे कि जितना भी बन सके उतना गीता का 
पाठ करना चाहिए। प्राप्तः स्नान करके गीता का पाठ कर चुकने पर यह 
विचार करो कि हमें क्‍या करना चाहिये ? जेसे आँघेरे में लालटेन हमें प्रकाश 
देती हे और हमें ठीक मार्ग बताती है; ठीक उसी प्रकार गीता भी हमें कतंव्य 
आर अकतव्य का ज्ञान कराती हे। यह हमें आध्यात्मिक और सांसारिक 
दोनों का ऊँचे से ऊँचा उपदेश देती हे । 


संसार में जितने नगर और गाँव हैं, वहाँ प्रति सप्ताह सब छोगों को 
मिलकर गीतापाठ करना चाहिए। में समझता हूं कि आप लोग इसमें अवश्य 
सहयोग देंगे; क्‍योंकि इस गीता-प्रचार की भावना का मूल हिन्दू विश्वविद्यालय 
है। यहाँ अनेक साधु, महात्मा ओर विद्वान रहते हैं। यहाँ देशभर के 
विद्यार्थी पढ़ने के लिये आते हैं। इनका कतंव्य हे कि ये छोग गीता का 
अध्ययन करके देशभर में उसका प्रचार करं। उसका एक सरल्न उपाय यह हे 
कि प्रति रविवार को जो समय निश्चित हे, उस समय यहाँ आकर अध्ययन 
करें या सुने । 


में आपको बताता हूँ कि गीता सुनाने का क्‍या कारण था और यह 
कहाँ कही गई ? यह उस रणत्तेन्न में कही गई जहाँ एक ओर ग्यारह अक्षोहिणी 
सेना खड़ी थी ओर दूसरी ओर सात अक्षौहिणी। उस युद्ध के पहले स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण दूत बनकर दुर्योधन के पास पाँचों पाण्डवों के लिए पाँच गाँव माँगने 
गए। किन्तु दुर्योधन ने साफ़ कह दिया कि बिना युद्ध के सुई की नोक के 
बराबर भी जञमोन नहों दूँगा। यह सन्देश कृष्ण जी ने अपनी बुआ कुन्ती को 
जाकर सुनाया । उसने उत्तर दिया कि जाकर पाण्डवों को कह दो कि जिस 


दिन के लिये क्षन्नाणी ने जन्म दिया था, वह समय आ गया ओर साथ-साथ 
२१ 


१६२ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


कुन्ती ने विदुला की कथा सुना दी। यह उपदेश लेकर ऋष्ण पाण्डवों के पास 
गए ओर युद्ध की तैयारी हो गई। जब दोनों फोज सजकर खड़ी हो गई तो 
दोनों ओर से गम्भीर शंखनाद हुआ । उस समय दोनों सेना के बीच में खड़ा 
हुआ अजुन अपने विपक्ष में अपने सम्बन्धियों को देखकर अत्यन्त दुखी हुआ। 
उस दशा में ऋष्ण ने अजुन को उपदेश दिया। अजुन की दुबलता देखकर 
भगवान ऋष्ण डॉटकर बोले +-- 


कुतस्त्वा कष्मलमिदं विषमे सम्मुपस्थितस्‌ । 
अनायेजुष्टमस्वग्यमकीतिकरमजुन ॥ 
क़ेव्यं मा सम गमः पाथ नेतच््वय्युपपद्यते । 
भ्रुद्रं हृदयदौबल्यं त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतप ॥ 


अर्थात्‌ , यह कैसे बेमोके तेरे मन में दुबछता आ गई हे ? यह तो अनारयाँ 
के योग्य, नरक में ले जानेवाला तथा अपयश देनेवाला काय है। द्वे अजुन ! 
यह नपुंसकता मत दिखाओ ओर यह तुच्छ हृदय की दुबंछता को छोड़कर 
युद्ध के लिये तैयार हो जाओ। यह वचन मदड्भ की थाप के समान कृष्ण के 
मुँह से निकले। अजुन की जब सब शंकाएँ निवृत्त हो गई, तब वह बोला ;-- 


नश्टे मोहः स्मृतिलेब्ध्वा त्वत्मसादान्मयाच्युत । 
स्थितो5स्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ 


५. आप छोगों को स्मरण रखना चाहिए कि उस गीता को सुननेवालछा था 
अजुन, जिसके समान कृष्ण को छोड़कर ओर दूसरा संसार में कोई वीर न था । 
जिसके विषय सें चित्ररथ गंधव ने कहा था +-- 

(१ 
ब्रह्मचययस्थितो घमं! स चापि नियतस्त्वयि । 
+ ७ 
तेनाहई निजितः पाथे रणेउस्मिन्रिहतस्त्वया ॥ 


अथोत्‌ , हे अजुन ! ब्रह्मचय के कारण ही तुमने मुके हराया । ऐसे अज़ुन 
को भगवान्‌ ने गीता सुनाई। संसार में श्रीकृष्ण के समान कोई भी पुरुष 
नहीं हे। उनके वन के छिये भी बहुत विद्या और बुद्धि चाहिए। उनके लिये 
कहा हे कि उनके समान सुन्दर और वीर त्रिलोक में कोई नहीं हे। वे बड़े सत्य- 
अतिज्ञ थे। जिस समय द्रोपदी ने ऋष्ण को दूत रूप में जाते हुए देखा तो उसने 
कहा--भैया ! याद रखना--एक स्त्री थी, बहुत से दुष्ट उसके बाल खींचकर सभा 
में ठाये थे। तुम उन्हीं से सन्धि करने जा रहे हो। मेरे बालों को न भूलना । 

तब कृष्ण बोले $-- 


चलेद्धि हिमवान्‌ शलो मेदिनी शतधा भवेत । 
धोः पतेच्च सनक्षत्रा न मेअ्मोधो बचो भवेत्‌ ॥ 


सात! अचचन €द्दु 


सत्य॑ ते प्रतिजानामि कृष्णे वाष्पो निगृद्यताम । 
हतामित्रान्‌ श्रियायुक्तानचिराद द्रक््यसे पतीन || 


हे द्रोपदी ! चाहे हिमालय पवत चलने छगे, प्रथिवी सौ टुकड़े हो जाय; 
आकाश भी नक्षत्रों सहित गिर पड़े, किन्तु मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता हे। 


हे द्रोपदी ! मैं तुसे प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरे पति के सब झत्रु सारे जायेंगे 
ओर तेरे पति श्रीयुक्त हो जायेंगे। तू अपने आसुओं को रोक । 
इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण भगवान ने अपने विषय में कहा है :-- 
नाह कामान्न संरम्भान्नदेषान्नाथंकारणात्‌ । 
न हेतुवादाल्लोभाद्वा धम्म जह्यां कंचन ॥। 
अर्थात्‌ , मैं धर्म को क्रोध, इच्छा, ढ्रेष, धन, छोम और तकवाद से भी कभी 
नहीं छोड़ना चाहता हूँ | 
आज में आप लोगों को इतना ही ध्यान दिलाना चाहता हूँ। अगले 
सप्ताह में आपको दूसरे अध्याय का बड़ा उपदेश मिलेगा । गीता को सारे संसार 
ने अनमोल रत्न माना हे । 
अब तो संसार में सब जगह इसका प्रचार हो गया हैं। आप छोगों का 
धर है कि इसकी रक्षा और प्रचार करं। बस यही ग्राथना है । 





(२) 

हिन्दू विश्वविद्यालय का नया वष आरंभ हो रहा है। आज प्रातःकालछ का 
समय है, केसा अच्छा मुहत हे। अभी गायनाचाय जी ने भेरव राग सुनाया 
है। इस शुभ मुहृत में पहला मंगछ काय गीताप्रवचन से आरंभ हो रहा है । 
इस विश्वविद्यालय की यही विशेषता है कि यहाँ (दूसरे विश्वविद्यालयों की अपेक्षा) 
धम का विचार भी किया जाता है। दूसरे विश्वविद्यालयों में जो विषय पढ़ाये 
जाते हैं, उनका भी पठन-पाठन यहाँ होता है; किन्तु धम की ओर उनका ध्यान 
नहीं, यह विशेषता सिफे इस विश्वविद्यालय में हे। हमारे पुबज ऋषि-महर्षियों 
ने अमूल्य निधि हमें सोंप दी हे। उसके द्वारा अपना जीवन हम उज्ज्वल बना 
सकते हैं। उनकी संपत्ति से हम इस लोक में आनन्द प्राप्त कर सकते हैं । 


दूसरे कालेजों के छात्रों को ऐसा उपदेश नहीं मिलता कि संसार में हम 
- कैसा व्यवहार करें, कैसा आचरण बनावें ? यह शिक्षा पाठ्य विषयों के अति- 


सनातनघम, साप्ताहिक मुखपत्र, वर्ष ३, अंक ५१, पृ० रे-४, १२ जुलाई १९३६ 
(पूज्य मालवीय जी का ग्रीताप्रवचन ) । 


१६४ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


रिक्त (क्वास लेक्चरों को छोड़कर) दी जाती है। यह आदश काय हिन्दू विश्व- 
विद्यालय में है। हम लोग सांसारिक काम करते हैं। नियम करो कि प्रत्येक 
सप्ताह में डेढ़ घंटा धम के लिये छोड़ दोगे। मैं यही गुरु-दक्षिणा मांगता हूँ, इसके 
बदले में मुझसे सवस्व छे लो। जैसे कोई वेश्वदेव को बलि देता है, प्यासे को पानी 
देता है, उसी तरह मुमे डेढ़ घंटा दे दो (किसी तरह डेढ़ घंटा निकाल दो) और 
उस श्रद्धापूण अवसर का अनंत लाभ उठा छो। में नहीं चाहता कि हाज़िरी के 
डर से गीताग्रवचन में आओ या किसी के दबाव से आओ किन्तु प्रेम से इस 
शुभ अवसर पर लाभ उठाओ। जिससे आजीवन आनंद प्राप्त करते रहो । डेढ़ 
घंटा बहुत कम है, इसे कई व्यक्ति व्यथ की बातें करने में उठा देते हैं। उस्त समय 
में मैं अमूल्य निधि देना चाहता हूँ। 


हम नियम से नित्य भोजन करते हैं। दो तीन बार भोजन का ध्यान 
रखते हैं, इसी तरह हमें उचित है कि धमं का भी ध्यान रहे। हिन्दू विश्वविद्या- 
लय का कानून (एक्ट) है कि यहाँ धार्मिक शिक्षा से छात्र लाभ उठावें। वे भय 
से नहीं किन्तु प्रेम से धम काम करें। हिन्दू विश्वविद्यालय माता है। इस माता 
को डेढ़ घंटा भेंट कर दो ओर इस संस्था के धार्मिक उत्सवों से, गीता प्रवचन से 
शिक्षा छो और देख लो कि इससे जीवन में कितना परिवतन हो जाता है। 
केवल इस विश्वविद्यालय में विद्या पढ़ना ही नहीं है, इसी के साथ-साथ चरित्र _ 
बनाना है। ज्ञान और चरित्र दोनों का मेल कर देने से संसार में मान होगा, 
गोरव आप्त होगा। 


प्रह्द ने अपने साथी बालकों को बचपन में धर्म पालन की शिक्षा दी थी 

इसका पालन जवानी में नहीं, वृद्ध होंगे तब पालन कर लेंगे--ऐसा विचार 
त्याग दें और कौमार अवस्था में धार्मिक शिक्षा की नींव पर जीवन की भित्ति 
खड़ी कर दें। “कोमारे आचरेत्‌ धमम्‌” और धर्म भावना आजीवन बनालें। 
मनुष्य जीवन अन्य जीबों से विशेषता रखता है। दूसरे प्राणी, (पशु, पक्षी, 
हाथी, धोड़ा, कुत्ते आदि) भी इन्द्रियों का सुख पाते हैं। उनमें और मनुष्य में 
सब गुण समान होते हैं, वे हम लोगों की तरह भोजन भ्रमी हैं, वे सोते हैं, आराम 
करते हैं; किन्तु उनमें विवेक बुद्धि या धर्म भावना नहीं है, (मछली मछली को 
खाती है, एक पशु दूसरे का शिकार करता है। उन प्राणियों में विचार नहीं) 
मनुष्य का विवेक उसे उच्च बना देता है। 


हक जाता है कि चोरी कम होती है, पाप कम होता है। हजारों मकान 
खुले रहते हैं, हजारों झोपड़ी हैं, जहाँ धर्म के काम न्याय, सत्य, दयाभाव और 
शान्ति की मात्रा पाई जाती है। बुराई कम और भछाई अधिक होती है। पाप 
थोड़ा और पुण्य अधिक पाया जाता है । दुर्गुणों की अपेक्षा शुभ गुणों की गणना 
संसार में अधिक मिलती है। देखा जाय तो संसार भर के मानव समुदाय में 
न्याय, शान्ति (भरोसा), विश्वास अधिक मात्रा में मिलेगा । 


गीता प्रवचन १६४५ 


किसान का कितना बड़ा खेत (लगा) रहता है, उसमें से बहुत कम चोरी 
होती हे। बहुत कम धान्य की खराबी होती है और अधिक अन्न प्राप्ति से कितने 
मनुष्यों का पालन होता हे। गाँव का मेहतर यदि सत्य बोछता है तो उसका 
आदर होता है और यदि कोई पंडित है पर भूूठ बोलता है तो उसकी निन्‍्दा होती 
है। (८ गर्मी अधिक मनुष्यों में रहती है और इससे ज्यादा थोड़े व्यक्तियों में 
पाई जाती है । ) घरों में ख्रियाँ अकेली रहती हैं, उनके साथ न्याय सब करते हैं। 
थोड़े घर होंगे जहाँ कोई दुष्ट अन्याय करता हो । मनुष्यों में आहार-निद्रा आदि 
विषय सब भ्राणियों की तरह होते हैं किंतु धर्म की विशेषता मनुष्य में अधिक है । 
मनुष्य में विवेक हे जो उसे उच्च बना देता है। थोड़े व्यक्ति हैं जिन्हें देखा जाता 
हे कि अधम से सांसारिक सुख पा रहे हैं. परन्तु उनका परिणाम अच्छा नहीं 
होता। उन्हें अधम से शांति नहीं मिलती । उनका अन्तःकरण मछीन हो जाता 
है ओर आत्मग्लानि से उन्‍हें पीड़ित होना पड़ता है । ( आत्मा टूट जाती है ) वे 
पाप का बुरा फल अवश्य पाते हैं। 

हिन्दू विश्वविद्यालय में शरीर शिक्षा और धरम शिक्षा दोनों अनिवाय हैं। 
इत दोनों का मेल गज्ञा-यमुना की तरह होना जरूरी है । ब्रह्मचयें का पालन कर 
शरीर दृढ़ (बनाओ) ओर चरित्र रक्षा करो पर स्त्री पर कभी कुदृष्टि न डालो । 


परनारी पैनी छुरी ताहि न दीजै दीठ । 


मातृवत्‌ परदारेषु 

दूसरो स्री पर माता का भाव रखना चाहिए। जो स्त्री अवस्था में बड़ी 
हो वह मातावत्‌ हे, जो बराबरी की है वह बहन तुल्य हे ओर जो छोटी है. उसे 
पुत्नीचत्‌ मानो। शारीरिक बल की शक्ति ब्रह्मचय ब्रत पालने से प्राप्त होती है । 
गंधव ने अजुन से कहा था कि तुम ब्रह्मचारी हो इससे मैं जीत न सका। गाड़ी 
में दो बेलों के आगे (अह्मचारी) नटवा रहता है जो चढ़ाव पर अपनी शक्ति से 
गाड़ी को खींच ले जाता हे । 

जो छात्र विवाहित हैं वे यहाँ ब्रह्मचारी बनें। उनका रहन-सहन, आचार- 
व्यवहार लक्ष्मण की तरह हो। छक्ष्मण ने चोदह वर्ष त्रह्मचय-त्रत का पाछन किया 
उसी से वे मेघनाद का वध कर सके । उसी तरह विवाहित छात्र अपनी 
धमपत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियों को मातावत्‌ देखें। इसी त्रह्मचय-ब्रत पालन 
से मनुष्य ऊपर उठता है। ऐसा न करे कि अपना जीवन नीचे गिरे । 

वेदव्यास जी का अवतार चौबीस अवतारों में से एक हे। अवतार का 
तात्पय है कि परमात्मा का विशेष तेज जिस व्यक्ति में अधिक हो। वेद्व्यासजी 
ने गीता की रचना की हे। (उन्होंने इसका विस्तार से वर्णन कर दिया है) । 
ओर उसमें महाभारत का सारांश (गीता में ) रख अमृत ैर दिया हे। 
उन्हीं व्यासजी ने गीता के आरम्भ में धम क्षेत्र ओर अन्त में धम को पुट दी हे । 


गीता अवचन १६७ 


सामने आया इसीसे भीम ने गदा कमर में मारी और दुर्योधन की झत्यु हुई | 
हर एक छात्र महाभारत के अध्यायों को पढ़े और उसके अमूल्य डपदेशों का 
छाम उठावें। वे अधिक न पढ़ सके तो उस महाभारत का सारांश गीता का 
पाठ करें। गीता में उन्हीं कृष्ण भगवान्‌ ने उपदेश दिया जिन्होंने सत्य का, 
धर्म का पक्ष लिया। सब जानते हैं कि राज्य के कारण कोरव-पाण्डबों का 
झगड़ा हुआ। यद्यपि अन्धे घृतराष्ट्र के पुत्रों को राज्य करने का अधिकार न 
था पर उन्होंने अन्याय किया। पाण्डवों को राज्य से निकाल दिया। ऋृष्ण 
भगवान्‌ ने पांच गाँव माँगे पर दुर्योधन ने सुई की नोक बराबर जगह न दी । 

ऐसी स्थिति में कृष्ण भगवान ने छुन्ती से पूछा कि तुम्हारे पुत्र क्या 
करें ? माता कुन्‍्ती ने कृष्ण भगवान्‌ से कहा कि मेरे पुत्रों को वही उपदेश दो 
जो विदुला ने अपने पुत्र को दिया था। विदुला का पुत्र उत्तर था जो अधिक 
शत्रु सेना देख युद्ध से भाग आया था। माता ने कहा तूने मेरी कोख में दाग 
लगाया, कुल को कलंकित किया। तू मर जाता तो अच्छा था। अन्त में, 
उत्तर युद्ध में गया और माता के उपदेश से विजयी हुआ। जिस व्यक्ति ने 
दान, तपस्या, सत्य, विद्या और अर्थ छाम न किया तो उसका जन्म व्यथ है। 
माता कुन्ती का उपदेश पाकर पाण्डवों ने विजय पाई और अजुन के कारण 
गीता का उपदेश आज भी सहस्रों मनुष्यों को शांति और सुख दे रहा हे । 


महाभारत में अठारह अक्षौहिणी सेना का संहार हुआ। सात अक्षोहिणी 
सेना पांडवों की थी और ग्यारह अक्षौहिणी सेना कौरवों की थी। एक-एक दिल में 
द्स-द्स हजार वीर मारे जाते थे। शक्तिशाली शत्र अधम के पक्ष में हो तो 
थोड़े से धरम पक्षवाले विजय पाते हैं। पाण्डबों में चार गुण थे। ये गुण अत्येक 
व्यक्ति हृदय में धारण करे । सत्य, दया, धर्म ओर उद्यम--इनके बल से विजय 
होती है। केवल धर्म को लिये हुए न बैठा रहे, उद्यम करे। तीन अहीरों ने 
दिल्ली में पाँच-लै सौ व्यक्तियों को मार भगाया था। उद्यम और धर्म 
साथ-साथ हाथ में छेवे। उत्तम धर्म श्रेष्ठ हे इसको लेकर अहंकार छोड़ दे । 
शारीरिक और मानसिक बल के मेल से धम की जय होती है । 

जो कृष्ण भगवान्‌ पांच गांव मांग रहे थे उन्होंने पाण्डवों को युद्ध करने को 
बाध्य किया। अन्याय देख शांत बैठना ठीक नहीं। धर्म और उद्यम दोनों को 
लेकर अधम का, अन्याय का नाश करना जरूरी है। हिम्मत न छोड़ो । भगवान्‌ 
का वचन है कि दुष्ठों का दमन करो और धर्म की स्थापना करो। कक ने 
छुटपन में अनेक राक्षस मारे। सोलह वर्ष की अवस्था में कंस को मारा। उन्हा 
जरासंघ का संहार कराया। जरासंध के पास तीन स्नातक गए, उसने स्‍्नातकों 
का आदर किया। विद्यात्रत स्नातक का आदर सब करते हैं। उसने युद्ध दान 
देते हुए कहा कि अजुन छोटा है, ऋष्ण भाग गए किंतु भीम बराबरी का हैं: 
इसलिये भीम से युद्ध किया । भगवान ने भीम द्वारा उस दुष्ट का नाश किया । 
उन्हीं कृष्ण ने सो कुसूर माफ़ कर शिशुपाल का वध किया। 


श्ष्द् मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


धर्म का पक्ष लेकर कृष्ण भगवान्‌ ने अज़ुन का रथ चलाया। निःशस् 
कृष्ण ने हमेशा उत्साहित किया। वीर पांडब, कुंतीपुत्र, शत्रुनाशक कहा किंतु 
दुर्योधन के रथवाहक ने उसे हतोत्साहित किया। जिसका मित्र उत्साह बढ़ाने- 
वाला हो, जिसको धर्म का बल हो, उसे विजय प्राप्त होती है। गीतापाठ करने- 
वाला चार बातों का ध्यान रक्खे। किस अबसर पर गीता का उपदेश दिया 
गया, किसने ओर किससे गीता कही और इसका क्या फल हुआ । इन बातोंको 
सममे कि केसे युधिष्ठिर थे, उनमें कैसे उच्च गुण थे। वे सत्यत्रती, शाख्राज्ञापालन 
करनेवाले थे। उनमें धर्म का महाबल था। 


अजुन किस मौके पर युद्ध से हटा जब कि सब तरह की तैयारी हो चुकी 
थी। दोनों ओर शंखनाद हो चुके थे। सब सामग्री एकत्र हो चुकी थी। उस 
समय अज़ुन अपने संबंधी और कुटुम्बी देख दुखी होता है। वह क्लीवता के 
कारण युद्ध छोड़ रहा था। तब कृष्ण भगवान ने कहा । 
कुतस्त्वा कश्मल्मिंद विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अनायजुष्टमस्वग्यमकीतिकरमजुन ॥ 
कृष्ण भगवान्‌ ने कहा, हे अजुन ! हे परंतप ! शत्रुओं को तपाने वाले, 
आज तुम में कश्मछ कहां से आया, आज आय-धर्म को कैसे छोड़ने छगे, यह 
दुबंलता कहां से आई? उठो, यह पौरुषहीनता छोड़ दो, मारो ओर मरो ! 
भगवान्‌ ने अजुन को बीर रस से भर दिया। ऐसे कृष्ण भगवान्‌ की गीता का 
माहात्य समझने के पहले कृष्ण भगवान्‌ और अजुन के गुण सममे, तब गीता- 
पाठ करे। हर एक विद्यार्थी और अध्यापक गीता प्रवचन को कथा को नोट करे 
ओर उससे आजीवन छाभ उठावे। बावन व्याख्यान होंगे, उन सब भाषणों को 
लिख ले। उनसे अपना जीवन ढाल ले। संसार में भागड़े होते हैं; उपद्रव होंगे 
और होते हैं। ऐसे संसार में, ऐसी स्थिति में जीवन लाभ देनेबाछा अमूल्य ग्रंथ 
गीता ही है। इसमें धरम और राजनीति का मेल है। प्र॒थ्वी मंडल पर ऐसी 
पुस्तक नही है, जब आपत्ति हो तब गीता से उत्तर पूछे ओर अनुकूल उपाय करे | 


गीता जयन्ती 


गीता-जयन्ती के उत्सव में पंडित श्री कृष्ण जोशी जी का भाषाण हुआ 
फिर महामहोपाध्याय पं० असथनाथ तकभूषण का भाषण हुआ। पूज्य मालवीय 
जी ने अन्त में संक्तेप भाषण दिया कि श्रीकृष्ण जी ने मक्खन दिया उसमें पंडित 
जी ने मिश्री मिला दी। भगवद्स्वरूप में सोडहमस्मि” का भाव देखना चाहिए। 
जब यह भाव आ जाता है तब उनका दशन हो जाता है। मन उज्जवल हो जाता 
हे। आत्म-अन्धकार और अपविज्ञता दूर हो जाती है। उसी का वास्तविक 
ज्ञान होने से यह मालूम हो जाता है कि वही तो हम हैं। यह बड़े कुलीन घर 
का बेटा हे। इसे अपने कुल, अपनी मयांदा, अपने वंश का अभिसमान हैं। 
वह अपने को श्रेष्ठ जानने लगता है। तब उसे डर नहीं रहता। भय जिसका, 
किसी से ईष्या नहीं। हम भी वही परमात्मा की ज्योति हैं, तब हम आनन्द- 
स्वरूप हो जाते हैं। 


गीता-जयन्ती को ग्राथना करनी चाहिए। अतिव्ष उत्सव भनावें। 
रविवार को जहाँ जिस-जिस जगह देश में भारतवासी हिन्दू, सिक्‍्ख, बोड्ध, 
जैन, ईसाई, मुसलमान कोई भी हो, जो भारतवर्ष की सन्‍्तान हैं या भारतवष 
के दिव्य संदेश के प्रेमी हैं, वे सब अत्येक रविवार को ८ से € बजे सबेरे गीता- 
पाठ करें। संसार में अनेक ग्रन्थ हैँ पर इसकी समानता का एक भी नहीं है । 
वेदों का उत्तम भाग उपनिषद्‌ हे। उपनिषद्‌ रूपी गोओं का दुग्धरूपी अम्रत 
गीता है। इस सब उपनिषदों का सार श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने दुह्ाा था और उसी 
अमृत का पान अजुन-रूपी बछुड़े ने किया था। अभी इस गीता का उपदेश 
दूसरे देशवासियों को मालूम नहीं हुआ है, अभी उन्होंने समझा नहीं है। योरप 
अभी इसका अधिकारी नहीं हो पाया । हमारे ऋषि-मुनि वहाँ तक पहुँचे थे । 
अभी दूसरे देशवासी इसका गोरव नहीं समझ सके। उसका महत्त्व समझें 
ओर सब तज, हरि भज' यह लक्ष्य बनावें। मनुष्य-जीवन इससे सफल करें। 


सनातनघरमम, साप्ताहिक मुखपत्र, वर्ष ३, अंक २१, पु० १५, १५ दिसम्बर १९३५ ई० 
(पृज्य मालवीय जी का शिवा जी हाल में संक्षिप्त भाषण ) ॥ 
२२ 


अजुन ओर भगवान 


गीता के वक्ता और श्रोता कौन थे ? इन बातों को पहले स्मरण करके 
तब गीता का पाठ आरंभ करे। गीता-प्रवचन में विद्वान चुने-चुने फूल भगवान्‌ 
को अपण करने लगते हैं। उन उपदेशों को नोट कर ले जो मोके पर काम दंंगे। 
क्योंकि आपत्ति, दुःख और संकट के समय इसी का सहारा मिलेगा । मनुष्य 
मरणासन्न हो जाता है, तब अन्तिम समय में भी इससे कल्याण होता हे । 
जैसे कोई धनी अपनी इमारत बनाता है उसी तरह जीवन की इमारत कल्याणप्रद 
उपदेशों से बनती रहे जिससे इस छोक में आनन्द मिले ओर परलोक सुधरे। 


मनुष्य को पग-पग पर आपत्ति का सामना करना पड़ता है। जो अजुन 
अपने युग के अद्वितीय योद्धा थे, जो शुभगुणों से संपन्न थे, जिनके मित्र 
भगवान कृष्ण थे, वे भी जब अपने कतंव्य से विमुख होने छगे ओर एक साधारण 
कायर की तरह विषाद करने लगे ओर विमोह में पड़कर अपने रूच्य को भूछ 
गए तब मनुष्य की क्या गणना हो सकती है । 


अजुन को पहले समझ लीजिए कि उनमें क्‍या विशेषता थी ! अजुन 
कोई मामूली आदमी नहीं थे। वे अपने युग के महापुरुष थे। अजुन की 
वीरता का गुण-गान भीष्म पितामह ने किया है। गुरु द्रोणाचाय जी ने दुर्योधन 
आदि कोरत्रों के सम्मुख परीक्षा लेते हुए कहा था कि धनुर्विद्या आदि में अजुन 
के बराबर कोई नहों हे। अज़न की शक्ति और ब्रह्मचय की महिमा इन्द्र और 
उबशी ने बतछाई हे। अधेरात्रि के एकान्त में रूपवती तरुणी उबशी अजुन से 
मिलती है, उस समय अजुन उसे माता कहते हुए आ्राथना करते हैं. कि आप 
पूज्या हैं, आप श्रेष्ठ हैं, मेरी रक्षा करो। नवयुवकों को अजुन के दमन से शिक्षा 
लेकर बढी ब्रह्मचारी बनना चाहिए । 


उस अजुन के स्वरूप का वणन महाभ्मरत में इस तरह दिया गया है-- 
“यस्तु देवमनुष्येषु प्रख्यातः सहजैगुंणेः । 
श्रिया शीलेन रूपेण व्रतेन च दमेन च ॥। 
प्रद्यातो बलवीयंण सम्मतः प्रतिभानवान्‌ । 
वच्चेस्वी तेजसा युक्तः क्षमावान्‌ वीतमत्सरः ॥। 
साडूगोपनिषदान्‌ वेदान्‌ चतुराख्यानपंचमान्‌ । 
यो<धाते गुरुशश्रषां मेघां चाष्टगुणाश्रयाम्‌ ॥ 


सनातनधर्म, साप्ताहिक, वर्ष ४, अंक १, पृष्ठ ५, ६। 


अजुन और भगवान १७१ 


ब्रह्मचयेण दाष्ष्येण प्रसवैवयसापि च | 

एको वे रक्षिता चैव त्रिदिवं मघवानिव ॥ 
अकत्थनो मानयिता स्थूललक्ष्यः ग्रियंवद! 
सुहृदात्मपानेन विविधेनाभिवषति ॥ 
सत्यवाक्‌ पूजितो वक्ता रूपवाननहंक्ृतः । 
भक्तानुकम्पो कान्तश्र प्रियश्र॒ स्थितसंगरः ॥ 
प्राथनीयैगणगणेम॑हेन्द्रवरुणो पमः 


-वनपवं, अध्याय ४५ । 


आपमें वे सब श्रेष्ठ गुण थे जो स्वभावतः मनुष्य ओर देवयोनि को आप्त 
होते हें। वे रूपवान्‌ , ब्रती, पवित्र आचरण वाले, बल-बुद्धि से युक्त, तेजवान 
प्रतिभावान्‌ , चतुर, विद्यात्र तस्नातक, सुहृदु, अभिमानरहित, स्थिर संकल्पी 
सत्यवादी और गुरु-भक्त थे 


ऐसे अजुन गीता में प्रश्न पूछनेवाले थे। उस व्यक्ति की शंकायें सिवाय 
कष्ण भगवान्‌ के ओर कोन दूर कर सकता था ? अजुन की सब शंकाओं का 
उत्तर देना ओर अपने कतव्य में लगाना बड़ा कठिन था। मानव-जीवन में जो 
कठिनाइयाँ आती हैं, मनुष्य कम केसी-केसी विषम परिस्थितियों के कारण अपने 
कृतंव्य से मोहवश सब किये हुए कम फल को नष्ट कर देता है। उसे गीता के 
उपदेश से ही परम लाभ प्राप्त होता है। भगवान्‌ कृष्ण का उपदेश कैसे श्राप्त 
हुआ ? कितने वीरों का संहार होकर इस अमूल्य निधि की प्राप्ति हुई। 
वेदव्यास जी तथा भीष्म पितामह दोनों महापुरुषों ने, इन दो सत्यवक्ताओं ने 
भगवान कृष्ण को साज्ञात्‌ विष्णु कहा हे । व्यास जी ने महाभारत में गुण-गान 
करते हुए अन्त में श्रीमद्भागवत्‌ की रचना कर परम शान्ति ग्राप्त की है 

भगवान्‌ कृष्ण के स्वरूप का वर्णन वेदव्यास जी ने केसा अपूब बताया 
है कि तीन लोकों में ऐसी सुन्दरता कभी किसी को प्राप्त नहीं हुई । 


तासामाविरभृच्छौरि। स्मयमानमुखाम्बुजः । 
पीताम्बरघरः सृम्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः ॥ 
आपके अपूव गुण महाभारत के शान्ति पव में केसे विस्तार से कहे गये 
हैं, उनका वर्णन करना असंभव है। केवल विद्वान ही उनका आनन्द ले सकते 
हैं। में तो छात्रों को संक्षेप में कह देता हूँ। 
दान॑ दा श्रुतं वीय हीः कीतिबुद्धिसत्तमा । 
सन्ततिः श्री॑तिस्तुष्टिः पृष्टिध नियताच्युते ॥ 


अजुन और भगवान्‌ १७१ 


ब्रह्मचयेण दाक्ष्येश प्रसवैवयसापि च । 

एको वे रक्षिता चैव त्रिदिवं मघवानिव ॥ 
अकत्थनों मानयिता स्थूललक्ष्यः प्रियंवद) । 
सुहृद्ाज्ञपानेन विविधेनामिवर्षति ।॥। 
सत्यवाक्‌ पूजितो वक्ता रूपवाननहंक्ृतः । 
भक्तानुकम्पो कान्तश्र प्रियथ्व स्थितसंगरः ।। 
प्राथनीयैगणगणेमहेन्द्रवरुणो पमः 


>+वनपव, अध्याय ४४५ । 


आपमें वे सब श्रेष्ठ गुण थे जो स्वभावतः मनुष्य और देवयोनि को श्राप्त 
होते हें। वे रूपवान्‌ , ब्रती, पवित्र आचरण वाले, बल-बुद्धि से युक्त, तेजवान, 
प्रतिभावान्‌ , चतुर, विद्यात्र तस्नातक, सुहृद, अभिमानरहित, स्थिर संकल्पी, 
सत्यवादी और गुरु-मक्त थे ! 


ऐसे अजुन गीता में अश्न पूछनेवाले थे। उस व्यक्ति की शंकायें सिवाय 
कृष्ण भगवान्‌ के और कोन दूर कर सकता था ? अजुन की सब शञंकाओं का 
उत्तर देना और अपने कतंव्य में लगाना बड़ा कठिन था। मानव-जीवन में जो 
कठिनाइयाँ आती हैं, मनुष्य कम कैसी-केसी विषम परिस्थितियों के कारण अपने 
कतंव्य से मोहवश सब किये हुए कम फल को नष्ट कर देता है। उसे गीता के 
उपदेश से ही परम ल्लाभ प्राप्त होता हे। भगवान कृष्ण का उपदेश कैसे प्राप्त 
हुआ ? कितने वीरों का संहार होकर इस अमूल्य निधि की भ्राप्ति हुई। 
वेदव्यास जी तथा भीष्म पितामह दोनों महापुरुषों ने, इन दो सत्यवक्ताओं ने 
भगवान कृष्ण को साज्ञात्‌ विष्णु कहा हे । व्यास जी ने महाभारत में गुण-गान 
करते हुए अन्त में श्रीमद्भागवत्‌ की रचना कर परम शान्ति ग्राप्त की है । 

भगवान्‌ कृष्ण के स्वरूप का वन वेदव्यास जी ने कैसा अपूब बताया 
है कि तीन लोकों में ऐसी सुन्दरता कभी किसी को प्राप्त नहीं हुई । 


तासामाविरभूच्छौरि: स्मयमानसुखाम्बुजः 
पीताम्बरघरः सुग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः । 


आपके अपू्व गुण महाभारत के शान्ति पव में केसे विस्तार से कह्दे गये 
हैं, उनका वर्णन करना असंभव है। केवल विद्वान्‌ ही उनका आनन्द ले सकते 
हैं। में तो छात्रों को संक्षेप में कह देता हूँ। 


दानं दाक्त्यं श्रुतं वीय हीः कीर्तियुद्धिसत्तमा । 
सन्‍्ततिः श्रीध्षेतिस्तुष्टिः पुश्थ्ि नियताच्युते ॥ 


_ऑदमलकदुकनी, 
अभय 


१७२ मांठवीय जी के लेख ओर भाषण 


तमिम लोकसंपन्नमाचाय पितरं शुरुम । 
आद्यमचिंतमर्चाह सर्वे संमन्तुमहंथ ॥ 
ऋतिवग  गुरुनिवाद्यरव स्नातको नृपतिप्रियः । 
सबमेतद हपीकेशस्तस्मादभ्यचिंतो च्युतः ॥ 


“ ये अपूव गुण वासुदेव में थे जिनके बराबर तीन लोक में कोई हुआ ही 
नहीं। युधिष्ठटिर की सभा में बड़े-बड़े राजा, महाराजा, ऋषि, महर्षि थे किन्तु 
जब कृष्ण भगवान्‌ सभा में पधारे तभी सभा सुशोभित हुई। सभा में उपस्थित 
सभी लोगों ने कहा कि इनकी पूजा हम लोग ही नहीं करते वश्न तीन छोक 
इनकी उपासना करते हैं, इस बात पर शिशुपाल को बुरा लगा। उसने गाली 
देना शुरू किया। भगवान ने उसके सौ अपराध क्षमा किये। अन्त में उसका 
नाश हुआ। सवसम्मति से तथा भीष्म पितामह आदि की हार्दिक इच्छा से 
कृष्ण भगवान्‌ को सबसे पहले पूजा हुईै। कृष्ण भगवान--बल, विद्या, पोरुष, 
शख्रशासत्र सभी में अद्वितीय थे। उस सभा में इस अकार दीख रहे थे जेसे 
आकाश में तारागणों के मध्य चन्द्र सुशोभित होता है! दुर्दिन में मेघों में से 
शाम को सूय दीखने से जो प्रसन्नता होती है, जब रुकी हुई हवा बहने छगती 
है ओर मनुष्यों को आण से मिल जाते हैं; बैसी प्रसन्नता सभा को हुई । 
वेशम्पायन उबाच-- 

धृतराष्ट्राय तद्राज्यं गान्धायें विदुराय च । 

निवेद्य सुखबद्‌ राजा सुखमास्ते युधिष्ठिरः ॥ 

तथा सव॑ सनगरं श्रसाद्य भरतर्षभः । 

वासुदेव॑ महात्मानमध्यगच्छत कृतांजलि) ॥ 


ततो महति पय्य्के मशिकाजूचनभूषिते । 
ददश कृंष्णमासीनं नोलमेघसमदूयुतिम ॥। 
जाज्वल्यमान वधुषा दिव्याभरणभूषितस । 
पीतकोशेयवसन हेम्नेवोपग्त मणिस्‌ ॥ 
कोस्तुभनोरसिस्थेन मशिनामिविराजितम्‌ । 
उद्यतेवोदयं शेल सर्येशाभिविराजितम्‌ ॥ 
नोपम्यं विद्यते तस्य त्रिषु लोकेषु किंचन । 
सो5भिगम्य महात्मानं विष्णु पुरुषविग्रहम ॥॥ 
उवाच मधुरं राजा स्मितपू्वेमिदं तदा ॥ 


अज़ुंन ओर भगवान्‌ १७३ 


भगवान्‌ की केसी अलौकिक छवि इन श्ल्ोकों में दिखा दी गई है। इससे 
बढ़कर संसार में, विश्व में किसकी शोभा हो सकती हे । 
वर्य राज्यमनुप्राप्ताः एथिवी च वशे स्थिता । 
तव प्रसादादभगवंस्त्रिलोकगतिविक्रम । 
जयं प्राप्ता यश्श्चाग्रयं न च धर्मच्युता वयम ॥ 


वासुदेव उवाच-- 
शरतल्पगतो भीष्म; शाम्यन्निव हुताशनः । 
मांध्याति पृरुषव्याप्रस्ततो मे तद्गतं मनः ॥ 
अतसीपृष्पसंकाश पीतवाससमच्युतम्‌ । 
ये नमस्यन्ति गोविन्द न तेषां विद्यते भयम | 
ब्राह्मण ज्ञान में वृद्ध हो, क्षत्रिय बल में अधिक हो, वैश्य धन सम्पत्ति में 
बड़ा हो और शूद्र आयु में बड़ा हो तो भ्रेष्ठ कहलाता हे । 
 ज्ञानइड्रो द्विजातीनां क्षत्रियाणां बलाधिक । 
वैश्यानां धान्यधनवान्‌ शुद्राणामेव जन्मतः ॥ 


किन्तु कृष्णु-- 
“पूज्यतायां च गोविन्दे हेतू द्वावषि संस्थितो । 
वेदवेदाडगविज्ञानं बल चाप्यधिक तथा ॥ 
नृणां लोके हि कोन्योस्ति विशिष्ट: केशवाइते ।”' 


-सब तरह से सवश्रष्ठ थे । 


भीष्म पितामह ओर वेद्व्यास जी आपका गुणगान करते-करते थक गये । 
इन दोनों सत्यवादी महापुरुषों की कीर्ति जगत्‌ प्रसिद्ध हे। इन्होंने कहा हे कि 
“तमेव शरणं गच्छ” बासुदेव की शरण जाने से आणिमात्र का कल्याण हे। 
अतः कृष्ण भगवान्‌ को जानने के छिए सबसे पहले भीष्म ओर वेदव्यास जी 
को जाने । उन कृष्ण भगवान्‌ ने गीता का अम्ृतपान अज़ुन को कराया है । 
उस अजुन के हृदय में गहरा मैल जम गया था जिसके निकालने में १८ अध्याय 
गीता के कहने पड़े । उसका सब विकार धो दिया और उसकी कायरता दूर 
कर कर्तव्य में छगा दिया। भगवान ने ज्ञान, भक्ति, कम, संन्यास, त्याग सभी 
बातों का निचोड़ बता दिया । अजुन से कह दिया कि-- 


स्वधर्मान्परित्यज्य मामेक॑ शरणं व्रज । 
अहं त्वा स्वपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 


१७9 मालवीय जी के लेख और भाषण 


केसी मृदज्ञ की थाप छूगाई कि तप, ब्रत, आदि धर्मों का भरोसा छोड़कर 
मेरी शरण आ जाओ, रंज मत करो, मत दुःखी हो, मैं सब तरह रक्षक हूँ । 
गीता का उपदेश देकर अजुन को ही नहीं बरन्‌ मानव-मात्र का कतव्य बता दिया 
कि धमयुद्ध में प्राण निक्लावर कर दे । यूरोप में अनर्थ हो रहा है। शक्तिशाली 
कमजोर को पीस रहा है। अतः धरम और न्याय-भावना का पक्ष ले अन्याय 
न देखे। अत्याचार दूर करने को तत्पर रहे। १८ अक्षौहिणी सेना का संहार 
होने के बाद गीता का उपदेश संसार के कल्याणाथ मिला है। धर्म के लिए 
सब कुछ अपण कर दे, प्राण तक दे दे, पर अधर्म और अनथ न होने दे। जहाँ 


( 


धम है, वहाँ परमात्मा का भरोसा है। ५ 
यत्र योगश्वरः कृष्णो यत्र पार्थों पनुधेरः । 
श्रीविजयो (5 (5 
तत्र श्रीविजयों भूतिभेवा नीतिम॑तिमम ॥ 
जहाँ धम है वहाँ ऋष्ण हैं, जहाँ उद्यमी अजुन हैं, जहाँ इन दोनों का 
मेल है वहाँ रत्त्मी, विजय, नीति सब कुछ है । 


शिवरात्रि पवे के भाषण का सारांश 


य॑ ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवे । 
कक कु दक्रमोपनिषदेग[यन्ति के + 
वेंदे! साड़प य॑ सामगा; ॥ 
ध्यानावस्थिततद्वतेन मनसा पश्यन्ति य॑ योगिनों | 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मे नमः || 
य॑ प्रव॒जंतमनपेतमपेतक्ृत्यं हपायनो विरहकातर आजुद्याव | 
पुत्रेति तन्मयतया तररो5भिनेदुस्तं स्वंभूतहृदयं प्निमानतो5स्मि ।। 
अखण्डमंडलाकार व्याप्त येन चराचरम्‌ । 
तत्पदं दर्शितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 
पशु, पक्षी, कीट-पतंग आदि चोरासी ल्ञाख योनियों में घृम-घूमकर प्राणी 
मनुष्य का चोढछा पाता हे । इन चोरासी लाख योनियों में क्या सुख ओर क्या दुःख 
मिला, यह हमें स्मरण नहीं रहता । यदि यह स्मरण रहे तो मनुष्य अपना चरित्र 
बदल ले। मनुष्य शरीर पाना अत्यन्त दुलंभ है। भागवत्‌ में कहा है :-- 
लब्ध्वा सुदुलंभमिदं बहुसंभवान्ते मालनुष्यमर्थद्मनित्यमपीह घीरः । 
तृण यतेत न पतेदलुसृत्यु यावन्‌ निःश्रेयसाय विषयः खलु सवतः स्यात्‌ ॥ 
बहुत जन्मों के अन्त में मनुष्य का दुलभ तन पाकर मनुष्य को ऐसा 
यज्ञ करना चाहिए कि वह फिर नीचे न जाय। मनुष्यों में और दूसरे जीव- 
धारियों में आहार, नींद, भय, मेथुन समान होते हैं, मनुष्यों में केवल घर्म ही 


एक विशेषता है । जिनमें धर्म की भावना नहीं हे, वे मनुष्य पशु के समान है । 
तुलूसीदासजी ने इसी भाव को एक बड़े सुन्दर पद में प्रकट किया हैं $-- 


प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीन्हों । 
साधन धाम विदरुध दुलभ तनु मोहिं कृपा करि दीन्हों ॥ 


अर्थात्‌ दे अभु ! तुमने मेरे साथ बड़ा उपकार किया कि मुके सब साधन 
करने का आधार तथा देवताओं को भी दुलेभ यह मनुष्य का शरीर दिया है। 


कोटिन मुख कहि सकों न प्रश्चु के एक एक उपकार । 


सनातनधर्म, अंक ३२, वर्ष १ । 


१७६ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


करोड़ों . सुखों से भी आपके एक-एक उपकार का वन नहीं हो सकता। 
बच्चा जब माता के गर्भ में होता हे तो उसके भोजन का सब सामान वहाँ 
उपस्थित रहता है। पैदा होने पर माता का दुग्धरूपी अम्रत पान करने के 
लिये तैयार मिलता है। उसके उपरांत गो माता का दुग्ध मिलता है। बड़े 
होने पर संसार में छप्पन प्रकार की भोजन सामग्री बनी रहती है । इसके अतिरिक्त 
खी, संतान, धन, धान्‍्य, यश, सुख जो पदा्थ मिलता है, वह सब उन्हीं भगवान्‌ 
का दिया है। 

केशव कहि न जाय का कहिए | 

देखत तव रचना विचित्र अति समुझि मनहिं मन रहिए । 


माता के गभ में अंधी कोठरी में ही भोजन मिलता है, वहीं शरीर के 
अवयब बनते चले जाते हैं। हमें ये सब असंख्य लाभ पहुँचे और पहुँच रहे 
हैं। तब भी ऐसे कितने छोग हैं जो इस बात को सोचते ओर समझते हैं कि 
वह कौन पुरुष वा शक्ति हे जिसकी कृपा से ये सब छाभ प्राप्त होते हैं। पद्चीस, 
तीस, चालीस, साठ वर्ष की अवस्था पहुँचने पर भी कितने छोगों ने यह जाना 
है कि उस शक्ति का क्या रूप है? कितनों ने यह ज्ञान पाया है कि उनका 
उससे क्या सम्बन्ध हे ? 


यदि हमको ईश्वर का ज्ञान नहीं हुआ, यदि हमने ईश्वर की महिमा नहीं 
समभा, यदि उनके चरणों में भक्ति न की, तो पशु में ओर हम में क्या भेद 
रहा ? अब प्रश्न यह हे कि ईश्वर हे या नहीं ? मनुष्य के मुख से जो शब्द 
निकलता है वही इस बात की घोषणा करता है कि ईश्वर हे। लोग कहते हैं 
कि नाक सूँघती है, त्वचा स्पश करती है। किन्तु कौन सूँघता है, कोन स्पर्श 
करता हे, ४:4५०१३७ देखता है, कोन सुनता है * जबतक देह में प्राण हैं तभी तक 
ये इन्द्रियाँ काम करती हैं। प्राण निकछ जाने पर ये इन्द्रियाँ एक छिन भी 
अपना काम नहीं कर सकती हैं। जिस मुख को देखने के लिए पुरुष, स्त्री, 
माता, पिता, भाई, बन्धु, मित्र सम्बन्धी आकुछ रहते थे, प्राण के निकछते ही 
उस मुख से छोग मुँह फेर लेते हैं। मरते ही अपने प्रिय प्राणी उस मुख को 
ढाँक देते हैं। क्‍यों ! इसलिये कि आण ही आत्मा था, वह निकल गया तो 
शरीर निश्सत्त्त हो गया। वही प्राण, वह्दी आत्मा ईश्वर का अंश है, वह 
अविनाशी है । 


मे ह वह आत्मा सबके शरीर में रहता हे और फिर भी शरीर से अन्य 
है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सभी प्राणियों में वह विद्यमान हे । 


अब उस पूण परमात्मा की आप्ति कैसे हो ? जब पाँचों इन्द्रियाँ और मन 
'एक स्थान पर हों तब बुद्धि की आंख से उस परमात्मा का दशन हो । 


शिवरात्रि पव के भाषण का सारांश १७७ 
वेदव्यास जी कहते हैं :-- 
यदा तेः पंचमिः पंच सुक्तानि मनसा सह | 
अथ तद्गक्ष्यते ब्रक्ष मणो चत्रमिवापिंतम्‌ | 
तदेव च यथा सत्र सुबर्ण बतते पुनः । 
मुक्तास्वथ प्रवालेषु मृण्मये राजते तथा | 
तद्॒द्‌ गो<श्वमनुष्येषु तदद्धस्तिमगादिषु | 
तदत्कीटपतंगेषु प्रसक्तात्मा स्वकमेभिः | 
जैसे एक हो अकार के सूत में सोने को, मोती की, मूँगे की, चाँदी की, 
मद्ठी को गुरियाँ पिरोई जाती हैं, वेसे ही गो में, घोड़े में, मनुष्यों में, बैसे ही 
हांथयों में, हरिणों में, बेसे ही चिड़ियों में और कीड़ा में अपने कर्म के अनुसार 
आत्मा रम रहा है। जेसे उन गुरियों की भिन्न-भिन्न मालाओं में उनका धारण 


करने वाला एक ही सूत्र होता है, बेसे ही इन सब आपियों में एक ही परमात्मा 
रम रहा हे । 


वह सब देहियों की देहों में रहता हें। वह समस्त प्राणियों के हृदय में 
बसा हे । 
अंगुष्ठमात्र: पुरुष: मध्य आत्मनि तिष्ठति । 
ईशानों भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते | 
अंगूठे के बराबर धूम रहित ज्योति का स्वरूप आत्मा मनुष्य के हृदय के 
बीच बेठा है । उसके जानने का उपाय सरल है $-- 
मनो मनसि संधाय पश्यन्नात्मानमात्मनि । 
सवेबित्‌ सवभूतेषु विन्दत्यात्मानमात्मनि ॥ 
एकथा बहुधा चेव किंकुवाणस्ततस्ततः । 
ध्रुवे पश्यति रूपाणि दीपादीपशत यथा ॥ 
“मन को मन में धारण करके और अपने भीतर बुद्धि रूपी आँखों से 
आत्मा को देखता हुआ मनुष्य सब प्राणियों में एक आत्मा को रमता देखता हे । 


उसको एक-एक में अलग-अलग ओर सबों में सिल्ला हुआ देखते हुएण सब रूपवान 
पदार्थों में उसको ऐसा दीखता है जेसे एक दीप से सो दीप बने हों । 


स वे विष्णुश्र मित्रथ वरुणोग्निः प्रजापति: । 
स हि धाता विधाता च स प्रश्चु! सवंतोम्मखः ॥ 


हृदयं सवभृतानां महानात्मा प्रकाशते । 
श्रे 


१७ट्र मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


उसी को विष्णु कहते हैं, उसी को मित्र, उसी को वरुण, उसी को अजापति, 
उसी को धाता, उसी को विधाता कह्दते हैं। सब प्राणियों का हृद्य-वह महा- 
नात्मा बुद्धि की आंखों से देखा जाता है। वह न जन्म लेता है, न मरता हे; 
वह न घटता है, न बढ़ता हे । 


जैसे विश्वनाथ जी जहाँ विराजमान हैं वह उनका मंदिर है, वेसे ही जहाँ 
मनुष्य के हृदय में भगवान्‌ विराजमान हैं. वह भी उनका मंदिर है। जैसे मंदिर 
को हम लोग शुद्ध रखते हैँ ओर अपवित्न नहीं करते उसी अ्रकार हमको अपने 
हृदय मंदिर को सदा पविन्न रखना चाहिए। अन्य मंदिरों के समान इस हृदय 
मंद्र को स्वच्छु और पवित्र रखना हमारा धम है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
मद, मत्सर की मलिनता से उसको मैला न होने देना हमारा कत्तंव्य हे । किसी 
सी को कुदृष्टि से देखने, किसी निर्दोष पुरुष पर क्रोध करने, किसी की वस्तु 
चुराने की इच्छा करने, किसी प्रकार के पाप का विचार करने से वह हृदय मंद्रि-- 
हमारे भीतर स्थित भगवान का मंदिर-मैला हो जाता है। इसलिये हमको 
उचित है कि इस मंदिर के भीतर काम, क्रोध और छोम की मेल को न पैठने दें 
ओर पैठ जाय तो जहाँ तक हो सके शीघ्र से ज्ीध्ष भगवान्‌ के नाम रूपी पावन 
जल से उसको धोकर साफ कर लें । 


इस कत्तव्य के साधन में सहायता करने के लिये माता पावती से पूछे 

जाने पर शिव जी ने पंचाक्षर मंत्र '3० नमः शिवाय” का उपदेश दिया। लिग- 

पुराण, स्कन्दपुराण और शिवपुराण में इसका विस्तृत वणन हे। इस मंत्र 

के जप करने से पाप से विम्ुक्ति ओर भगवान्‌ के चरण कमलों में भक्ति प्राप्त 

होती है। इस मंत्र का जप चाहे “३४ नमः शिवाय” इन छः अक्षरों से करे या 

हक हम इन पांच अक्षरों से। दोनों प्रकार से जप करने वाले का कल्याण 
ताहे। 


जेसे किसी अंधकारमय सघन जंगल में चलने के समय एक छालटेन की 
आवश्यकता होती है बेसे ही इस संसार रूपी अंधकारमय जंगल में चलने के 
लिये एक धम की लालटेन की आवश्यकता है । ऐसी एक छालटेन भगवान्‌ 
वेदव्यास जी ने महाभारत में बताई है +-- 


सत्याधारस्तपस्तैल दया वर्ति; क्षमा शिखा । 
अन्धकारे भ्रवेष्टव्ये दीपो यत्नेन घायताम ॥ 


क्‍ “सत्य का दीपक, तप का तेल, दयारूपी बत्ती और क्षमा रूपी शिखा, अंध- 

कार में चलने में इस धम के दीपक को यत्न के साथ रक्षित रखना चाहिए।” 
जैसे गंगा जी अपनी शीतछ निर्मल धारा में जाति भेद तथा ऊँच-नीच का विचार 
न करके सब प्राणियों का प्राप काटती हैं, उसी प्रकार है? नमः शिवाय” प्राणि- 


शिवरात्रि पव के भाषण का सारांश १७6 


मात्र को निमंछ करनेवाला और उनके कल्याण को बढ़ाने वाला मंत्र हें। 
प्रातःकाछ सूय मण्डल में स्थित परमात्मा को अध्य देकर 3 नमोनारायणाय' 
इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करता चाहिए ओर सायंकाल रुद्र की वेला में “3४ 
नमः शिवाय! या नमः शिवाय” इस मंत्र का जप करना चाहिए। जो छोग 
गायत्री मंत्र का जप करते हैं उनको चाहिए कि गायत्री मंत्र का जप करने 
के पीछे, इस पंचाक्षर मंत्र का भी जप करें। इसके अतिरिक्त किसी समय 
भी इसका जप करने से पाप दूर होता है ओर मन में एक अद्भुत शक्ति ओर 
प्रकाश प्राप्त होता हे जो ईश्वर का निदशन हे । हे 


सम्पूर्ण मानव समाज को इस कल्याणकारी मंत्र का जप करना चाहिए । 
मुक्ति ओर भगवद्धक्ति का इससे उत्तम और सरल उपाय कोई नहीं हे । 


शिवरात्रि व्रत ओर मंत्रदीक्षा 


शासत्र कहते हैं कि शिवरात्रि ब्रत सब ज्ञतों में उत्तम है। इस त्रत के करने 
से मनुष्य के वर्ष भर के पाप घुल जाते हैं। पद्मपुराण में लिखा है कि यह 
ब्रत चारों वर्ण और चारों आश्रम के प्राणियों का, स्त्रियों का, बच्चों का, छोटे 
से छोटे और बड़े से बड़े का परमहित साधन करनेवाढा है और इस छोक में 
सब सुख-भोग और परलोक में मोक्ष देनेवाला हे। इस ब्रत का हिन्दू जाति 
में सब प्रान्तों में बड़ा प्रचार है। इस व्रत का पालन केवल शव ही नहीं किन्तु 
वेष्णवादि सभी सम्प्रदाय के लोग करते हैं। मनुष्य को पाप से छुड़ाने ओर 
पुण्य काय में लगाने के लिये यह्‌ ब्रत बहुत प्रबकछ साधन है। यदि किसी 
प्राणी को साल में एक दिन भी अपने किए हुए पापों का पछतावा हो ओर 
उसके चित्त में यह भावना उठे कि वह भविष्य में पाप नहीं करेगा तो उसके 
पाप का प्रायश्चित हो जाता है ओर उसका पुण्य माग में प्रवेश हो जाता हे । 
यद्यपि इस व्रत का देश में बहुत प्रचार हे तो भी हिन्दू जाति के परम हित के 
लिये यह आवश्यक है कि यह अबन्ध किया जाय कि हिन्दू जाति में प्रत्येक धनी 
और निधन पुरुष-ख्ली इस त्रत का पाठन करे। इस बष यह त्रत २१ फरवरी 
को पड़ेगा। इस त्रत का दिन मंत्रदीक्षा देने के छिये भी अत्यन्त उपकारी है। 
तीथराज प्रयाग में अधकुम्स के अवसर पर श्रीमान्‌ महाराजाधिराज दरभंगा 
के सभापतित्व में अखिल भारतवर्षीय सनातनधम महासभा में एकत्रित विद्वानों 
की मंडली ने यह निर्णय किया हे कि सनातनधमानुयायी समस्त प्राणी शिवरात्रि 
के ब्रत को जातीय त्रत की रीति से मनावे । 


महासभा ने यह भी निश्चय किया है कि जिन हिन्दू सन्तानों ने अब तक 
किसी सन्त्र की दीक्षा नहीं पाई है उनको परमपावन शेव पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा 
दी जाय और समस्त सनातनधममानुयायी शिवरात्रि के दिन उसी मन्त्र से सब 
कल्याण के देनेवाले, जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति ओर पाछन करनेवाले सदाशिव 
भगवान्‌ की उपासना करें। इस मन्त्र की बड़ी महिमा है। इसको शिवपुराण 
में मन्त्र राजाधिराज और वेद्सार अर्थात्‌ सब वेदों का सार करके वर्णन 
किया है । यह वह मन्त्र हे जिसको ब्राह्मण से छेकर अन्त्यजपयन्त सब बरण 
के सनातनधर्मी को जपने का अधिकार है। पुरुष हो वा ख्री, जो प्राणी इस 
मन्त्र की दीक्षा पावेगा ओर श्रद्धा-भक्तिपूबंक इसका नित्य नियम से जप करेगा, 
यह मन्त्र उसको ज्ञान, भक्ति, सुख, सम्पत्ति ओर धार्मिक बल देनेवाला होगा 
तथा परमात्मा से मिछा देगा। इसलिये में समस्त सनातनधमानुयायी सज्जनों 
से निवेदन करता हूँ कि जहाँ-जहाँ जिसका प्रभाव हो वहाँ-वहाँ वे इस बात 


'सनातनधर्म' साप्ताहिक मुखपत्र, वर्ष ३, अंक ३०, १६ फरवरी, सन्‌ १९३६ ई०। 


शिवरात्रि ब्रत ओर मंत्र दीक्षा श्ट१ 


का प्रबन्ध करने में सहायता दें कि शिवरात्रि का ब्रत सब लोग करें और 
शिवरात्रि के दिन नमः शिवाय' मंत्र की दीक्षा प्राप्त करें। में आशा करता 
हूँ कि समस्त सनातनथर्म सभा, हिन्दू सभा तथा अन्य धार्मिक संस्थाएँ तथा 
अन्त्यजोद्धार की संस्थाएँ मिलकर इस बात का प्रबन्ध करेंगी कि शिवरात्रि के 
दिन अधिक से अधिक भाई और बहनों को और विशेषकर अन्त्यज भाइयों 
को सनातनधम महासभा के निर्णय के अनुसार मन्त्र-दीक्षा मिल जाय । 


शासत्र के अनुसार एक शिवरात्रि का ब्रत ही मनुष्य को पाप से छुड़ाने 
ओर ऊपर उठाने के लिए पयोप्त हे। उसके साथ ऐसे पविन्र दिन जो कोई दीक्षा 
भी छेगा तो वह अधिक से आधिक पुण्यका भागी होगा । शास्त्र कहते हैं कि +-- 


दिव्यं ज्ञानं यतो दणयात्कुयोत्यापक्षय॑ं ततः। 
तस्मादीक्षेति संप्रोक्ता सब तत्रस्य संमता || 


दीक्षा दिव्य ज्ञान देती हे और उससे मनुष्य का पाप नाश हो जाता है; 
इसीलिये तन्त्र के ज़ाननेवाज्े सब छोग इसे दीक्षा कहते हैं। दीक्षा छेने के 
अधिकारी ब्राह्मण से लेकर अन्त्यज पयन्त सभी हैं। बिना दीक्षा के मोक्ष 
नहीं होता । 


पर मन्त्र मुक्तावली में लिखा हे--“जपोदेवाचनविधिः कार्यों दीक्षितान्बि- 
” कि मनुष्य को चाहिए कि दीक्षा लेकर हो जप, देवता की पूजादि कार्य 
करे। वैष्णव तन्त्र में लिखा है :-- 


यया कांचनतां याति कांस्य रस विधानतः । 
तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वं जायते नृणाम्‌ ॥ 


कि जैसे कांसे पर रसका प्रयोग करने से वह सोना बन जाता है वेसे 
ही दीक्षा के लेने से मनुष्य द्विजके समान आदरणीय हो जाता है। हमारे 
पुनीत और उदार सनातनधम ने हमारे अन्त्यज भाइयों के उद्धार के लिये यह 
सरल और सुनिश्चित उपाय बता दिया हे। यह खेद की बात है कि हम 
लोगों ने इतने दिनों तक इस उपाय पर पूरा ध्यान नहीं दिया; ओर हमारे 
धर्म के इस उपदेश पर ध्यान न देने के कारण हमारे असंख्य अन्त्यज भाई 
अपने पवित्र धर्म को छोड़कर अन्य मतों में मिल्ष गए हैं। किन्तु बीती घटनाओं 
को सोचकर अब हमें हृदय को दुबंछ नहीं करना चाहिए, परमात्मा का स्मरण 
क्र अब बिना विलम्ब शास्त्र के उपदेश के अनुसार अपने दीन अन्त्यज भाइयों 
को दीक्षारूपी अमृत पिल्लाकर उनको संसार में सुख, सम्मान ओर आध्यात्मिक 
ज्ञान का भाजन बनाकर सारे जगत्‌ को सनातनधमम की उदारता और पवित्रता 
का परिचय देना चाहिए। 


श्दर मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


संसार में जितने धम या मत प्रचलित हैं उनमें सब में किसी न किसी रूप 
में दीक्षा दी जाती है। बौड़ों में क्री और पुरुष दोनों को दीक्षा दी जाती है। 
ईसाइयों में बप्तिस्मा के रूप में मंत्र दिया जाता है ओर भुसलमानों में कलमा 
पढ़ाया जाता है। हमारे सबसे प्राचीन धर्म के अनुसार जो मंत्र-दीक्ष। दी जाती 
है उसका फल अन्य मतावलम्बियों की दीक्षा से कम नहीं किन्तु बहुत अधिक है । 
इस बात को व्यवहार से सिद्ध कर देना सनातनधर्मियों का सनातनधर्म के प्रति 
परम कतव्य है। मैं सनातनधर्म के अभ्यहिंत आचारयों, मठाधिपों, महात्माओं 
ओर विद्वानों से तथा सनातनधर्मानुयायी समस्त भाई-बहनों से प्राथना करता 
हैं कि पूणा उत्साह के साथ इस पवित्र कार्य को हाथ में लें और अपना पूर्ण 
अ्रभाव डालकर धर्म को रक्षा के इस महत्‌ कांय को सफल करें। 


रावलरुपिण्डी की सनातनधम कानफरेंस में भाषण 


दस वष हुए सन्‌ १९२४ ई० में आपने रावलपिर्डी में ही इस सम्मेलन 
पर मुझे सभापति का आसन दिया था। आज दस वर्ष बाद पुनः मुझ से 
आग्रह किया गया कि मैं इस सम्मेलन का प्रधान बनूँ। इसके लिये मैं हृदय से 
आपको धन्यवाद देता हूँ। इस दस वर्ष में सनातन धर्म का कितना काम हुआ 
, यह सब को विद्ति है ओर वास्तव में सन्‍्तोषजनक भी है। पंजाब में घ्म 
संबन्धी शिक्षा प्रारम्भ करने का श्रेय आयंसमाजियों को हे। विद्या विभाग 
में उन्होंने काफी उन्नति की है। डी० ए० वी० कालेज के अतिरिक्त लगभग ४४ 
स्कूल इस आन्त में आय भाइयों द्वारा संस्थापित हैं। यह कार्य उन छोगों ने 
कुछ पहले किया । पर सन्‍्तोष की बात है कि सनातनधर्मियों ने, यद्यपि इसमें 
पीछे हाथ छगाया, नियत समय में उचित उन्नति की। सन्‌ १९२३ ई० में केवल 
१२३ सनातनधम सभाएँ थीं। महाबीर दल का श्री गणेश अभी नहीं हुआ था | 
पर आज दस वष बाद ४०० सनातनधर्म सभाएँ, ३३५ महावीर दल, ३२ हाई 
स्कूल, ८ मिडिल स्कूल, १ कालेज तथा १४८ कन्या पाठशाल्ायें इस प्रान्त में काम 
कर रहीं हैं। हाई स्कूल में २९,००० विद्यार्थी शिक्षा प्रहण कर रहे हैं। किसी 
भी संस्था के छिये इतने कम समय में इतना काम करना संतोष की बात है। 


में इस सनातन धम प्रतिनिधि सभा को, इसके सभापति रायबहादुर राम 
शरण दास, मंत्री गोस्वामी गणेशदत्त तथा अन्य कायकताओं को हृदय से बधाई 
देता हूँ। साथ ही साथ यह कहना भी चाहता हूं कि अचार का काय हो रहा 
हैे। १४५ उपदेशक धूम रहे हैं। कई इमारतों और मंदिरों का निर्माण हुआ 
हे। महावीर दलों का काय सराहनीय है। उनको बधाई देता हूँ। बड़े-बड़े 
मेलों में जाकर वह काय करते हैं। अभी बिहार जाकर महावीर दल्न सेवा में 

५ + ए्‌ 

लगा रहा। परन्तु में केवल इतने ही से पूणोतः संतुष्ट नहीं। इस काय को दृढ़ 
और सुव्यवस्थित करने के लिये स्थायी फंड का होना अनिवाय हे। यह कास 
जो इस समय एक नवयुवक तपरवी के कंघे पर है, वहाँ से हटकर १०-२० हजार 
प्रेमियों के कंधे पर पड़ना चाहिए। इसकी अत्यन्त आवश्यकता है। वतेमान 
युग में किसी भी संस्था के प्रचार में सफलता प्राप्त करने के लिये कायकर्ताओं में 
उत्साह का होना आवश्यक हे। वे कभी भी हिम्मत न हारें। ईसाई कितने 
दूर अदेशों से आकर अपने धम का प्रचार करते हैं। करोड़ों रुपये खचंकर 
"शिक्षा का भार उन्होंने जिया है। अपने धम के प्रचार के लिये बे यत्न कर रहे 





सनातनभधर्म, वर्ष १, अंक ४३ । 


१८४ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


हैं। मुसलमान भाई भी कितना यत्न करते हैं। धन इकट्ठा कर रहे हैं, अपने 
उपदेशों को तैयार करते हैं। बुद्ध धर्म के भो अनुयायी चीन और जापान से 
यहाँ आकर प्रचार करते हैं। इससे आपको चेतावनी मिलती है। मकान की 
रखवाली के लिए जिस प्रकार चौकोदार सदा चौकन्ना रहता है उसी प्रकार आप 
को भी सदा सावधान रहना चाहिए। यदि चौकीदार कुछ समय तक काम 
करके सो जाय तो चोरी होने का डर है; त्योंही यदि सनातनधर्मी १० बर्ष 
काम करके उत्साहहीन हो जाँय तो सब काम बिगड़ जायेगा। इसलिये आप 
इस संगठन को और भी दृढ़ करें। झुमे आशा है कि सनातनधर्मी, जिन्होंने 
इस मन्दो के समय में भी इस संस्था को धन से सींचा है, सदा इसी तरह सींचते 
रहेंगे। 


धर्म की आवश्यकता 


कुछ लोग ख्याल करते हैं कि धर्म की कोई आवश्यकता नहीं हे, जितनी 
इसकी चचो कम हो उतना ही अच्छा है। यह उनकी ग़लत समझ है। आज 
तो बहुत से वैज्ञानिक भी इस बात का समथन करते हैं. कि धर्म की शिक्ता 
मुष्य जाति के हित के छिए आवश्यक है। हिन्दू जाति सदैव धर्म को ऊँचा 
स्थान देती आई है। जितनी इसे धर्म की आवश्यकता है उतनी ओर चीज़ 
को नहीं। जिस बात की शिक्षा सनातनधम सबसे पहले देता, है वह है ईश्वर 
का ज्ञान । बह बतलाता है कि संसार का रचने वाला, पालन करने वाला, 
संहार करने वाछा केवल बही परमात्मा है, जिसका कोई सानी नहीं। वह 
कभी मरता नहों। वह घट-घट में व्यापक है। न केवल मनुष्यों ही में 
बल्कि पशुओं एवं कीड़ों में भी वही परमात्मा है। वही सब जगह व्याप रहा है। 
वेदृव्यास जी ने महाभारत में कहा है कि परमात्मा प्राणी-प्राणी में व्यापक है। 
यह हिन्दू धर्म का मूछ सिद्धान्त है। इससे धर्म निकलता हे। अब इस धर्म 
का निचोड़ सुन लो। ो तुम्हें अपने लिये अच्छा न छगे वह दूसरे के लिए 
मत करो।! जब एक बार यह मान छिया कि ईश्वर घट-घट व्यापी है तब 
सिद्धान्त है कि जो बात अपने लिये चाहते हो बही दूसरों के छिये चाहो। जब 
आप चाहते हैं कि आप की बीमारी में कोई आप की सहायता करे, सुख देवे, 
तो इसी तरह आप दूसरों को सुख दो, दवा दो। यही धर्म का सिद्धान्त संसार 
के समस्त प्राणियों के लिये है और यही सब का कल्याणकारी एवं संसार में शांति 
स्थापित करने वाला है। जब यह विश्वास हो जञायगा कि परमात्मा घट-घट 


रा मुसछमान, यहूदी तथा इसाई आदि अन्य मतावलम्बी भी उसके महत्त्व 
समझें । 


रावलपिण्डी की सनातनधम कानफरेंस में भाषण श्ट्छ 


चण-व्यवस्था 

सनातनधम सबसे पुराना धर्म हे। यह ग्राणी मात्र के लिये है ? मनुष्य 
मात्र के लिये है। इसमें और भी वहुत सी वाते हैं। वर चार हैं। यह वरण 
व्यवस्था, जिसकी हँसी छोग छड़ाते हैं, वड़े महत्त्व की चोज हे। बहुत से छोग 
इसकी महिमा को नहीं समझते । यह वर्णाश्रम घम ही है जिसकी बदौलत ऊँचे 
से ऊँचे ब्राह्मण पैदा हुए। उन्होंने अपने लिये यह धर्म समझा कि खेत में जो 
दाने बोए हुए हैं उनको बटोर चुनकर भोजन करना। यह उन ऋषियों का 
आदश था। ब्राह्मणों ने अपने लिए तो धम का काम लिया-दान देना लेना, 
विद्या पढ़ना पढ़ाना तथा यज्ञ करना कराना। हमारे यहाँ तो लिखा है कि जो 
दान लेने के समथ हो वही दान ले । दूसरों के लिए इसकी निनन्‍्दा की हे। जो 
तपस्वी हो उसको दान देने की आज्ञा थी। यदि दूसरे का दान दिया जायगा 
तो फल नहीं मिलेगा । ब्राह्मण का शरीर सुख करने के ल्यि नहीं बल्कि इस जन्‍म 
में कठिन तपस्या करने के लिए तथा दूसरे जन्म में सुख भोगने के लिए है। जब 
तक ब्राह्मण इस पर कायम रहेगें, उनकी उन्नति होती रहेगी । वेदव्यास जी ने 
ब्राह्मणों के सामने यही उपदेश रकखा कि माँगना नहीं । जो जंगल में मिल जाय 
वही भोजन करना। ज्ञत्रियों का कत्तेब्य था कि जहाँ जरूरत पड़े वहाँ जान दें 
लेकिन मान को न जाने दें। बैश्य का धम था कि वेद-वेदांग पढ़े और व्यापार 
करता रहे। जब शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नथा तो वेदव्यास जी ने 
चारों वेदों का अथ महाभारत में भर दिया ताकि सब प्राणी छाभ उठा सके । 
स्त्रियों के लिये वेद पढ़ने को प्रथा बहुत पहले से बन्द थी पर ब्राह्मणी स्तलियां वेद 
पढ़ सकती था । 


पुराण, शूद्र ओर स्त्रियों के लिये थे। सुलभा ओर जनक के सम्बाद का 
ज़िक्र महाभारत में हे। व्यासजी ने शुकदेवजी को पढ़ाया ओर ब्रह्म-ज्ञान 
समभने के छिये जनक के पास भेजा। दूसरी तरफ सुलभा को वेदव्यासजी 
जनक के पास भेजते हैं। सुलूभा ने राजा जनक के साथ ऐसा विवाद किया कि 
संस्कृत में क्या किसी दूसरी भाषा में मेंने ऐसा नहीं पढ़ा ओर न सुना। वह 
सम्बाद इसलिये था कि मनुष्य के चोले में स्त्रियों पुरुषों में इस विषय में इस 
तरह विभिन्नता नहीं। जो ज्योति अपने ही भीतर है वह विधि की आँखों से 
दिखाई पड़ती है। वह स्त्री पुरुष में समान हे । 


वैश्य के लिये हमारे यहाँ लिखा है कि व्यापार करे । एक ब्राह्मण को जब 
अपनी विद्या का अभिमान हो गया तो उसे कहा गया कि तिछाधार से काशी 
जाकर धर्म सीखो । जब इसके पास जाकर ब्राह्मण ने दरियाफ्त किया और धर्म 
का तत्त्व पूछा तो वह जबाब देता है कि जिसको में सोदा देता हूँ, कम नहीं 
देता; जिससे लेता हूँ, ज्यादा नहीं लेता । यह ईमानदारी वेश्य का धम हे। 
'यही वजह है कि वेद॒व्यास जी ने बाह्मण को वेश्य के पास भेजा। उस समय 


जडं 


श्टछ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


हैं। मुसलमान भाई भी कितना यत्न करते हैं। धन इकट्ठा कर रहे हैं, अपने 
उपदेशों को तैयार करते हैं। बुद्ध धर्म के भो अनुयायी चीन और जापान से 
यहाँ आकर अचार करते हैं। इससे आपको चेतावनी मिलती है। मकान की 
रखवाली के लिए जिस प्रकार चोकीदार सदा चौकन्ना रहता है उसी प्रकार आप 
को भी सदा सावधान रहना चाहिए। यदि चौकीदार कुछ समय तक काम 
करके सो जाय तो चोरी होने का डर है; त्योंही यदि सनावनधर्मी १० वर्ष 
काम करके उत्साहहीन हो जाँय तो सब काम बिगड़ जायेगा। इसलिये आप 
इस संगठन को और भी दृढ़ करें। भुके आशा है कि सनातनधर्मी, जिन्‍्हनि 


इस मन्दो के समय में भी इस संस्था को धन से सींचा है, सदा इसी तरह सींचते 
रहेंगे । 


धर्म की आवश्यकता 


कुछ लोग ख्याल करते हैं कि धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, जितनी 
इसकी चचो कम हो उतना ही अच्छा हे । यह उनकी ग़लत समझ हे । आज 
तो बहुत से वैज्ञानिक भी इस बात का समथन करते हैं कि धर्म की शिक्षा 
मनुष्य जाति के हित के रिए आवश्यक है। हिन्दू जाति सदैव धर्म को ऊँचा 
स्थान देती आई है। जितनी इसे धर्म की आवश्यकता है उतनी और चीज़ 
को नहीं। जिस बात की शिक्षा सनातनधम सबसे पहले देता, है वह है ईश्वर 
का ज्ञान। वह बतलाता है कि संसार का रचने वाला, पालन करने वाला, 
संहार करने वाछा केवल बही परमात्मा है, जिसका कोई सानी नहीं। वह 
कभी भरता नहीं। वह घट-घट में व्यापक है। न केवल मनुष्यों ही में 
बल्कि पशुओं एवं कोड़ों में भी वही परमात्मा है। वही सब जगह व्याप रहा है। 
वेदव्यास जी ने महाभारत में कहा है कि परमात्मा प्राणी-प्राणी में व्यापक है । 
यह हिन्दू धर्म का मूछ सिद्धान्त हे। इससे धर्म निकलता हैे। अब इस धर्म 
का निचोड़ सुनलो। जो तुम्हें अपने लिये अच्छा न छूगे वह दूसरे के लिए 
मत करो।!! जब एक बार यह मान छिया कि ईश्वर घट-घट व्यापी हे तब 
सिद्धान्त है कि जो बात अपने लिये चाहते हो बही दूसरों के लिये चाहो। जब 
आप चाहते हैं कि आप की बीमारी में कोई आप की सहायता करे, सुख देवे, 
तो इसी तरह आप दूसरों को सुख दो, दवा दो। यही धर्म का सिद्धान्त संसार 
के समस्त आपणियों के लिये हे और यही सब का कल्याणकारी एवं संसार में शांति 
स्थापित करने वाला है। जब यह विश्वास हो जायगा कि परमात्मा घट-घट 
व्यापी है, किसी को तकलीफ न देनी चाहिए, उस समय न तो किसी से लड़ाई 
होगी और न भंगड़ा। उस समय सुख एवं शान्ति का राज्य होगा। मनुष्य 
का कल्याण इसी में है। केवल हिन्दू ही सनातनधर्म की महिमा को न समझें 


हक सुसछमान, यहूदी तथा इसाई आदि अन्य मतावलम्बी भी उसके महत्त्व 
समझे । 


रावलपिण्डी की सनातनधम कानफरेंस में भाषण श्ट््‌ 


वण-व्यवस्था 

सनातनधम सबसे पुराना धमं हे। यह प्राणी मात्र के लिये है ? मनुष्य 
मात्र के लिये है। इसमें और भी बहुत सी बाते हैं। वर्ण चार हैं। यह वर 
व्यवस्था, जिसकी हँसी छोग उड़ाते हैं, बड़े महत्त्व की चोज है। बहुत से छोग 
इसकी महिमा को नहीं समझते । यह वर्णाश्रम धम ही है जिसकी बदौलत ऊँचे 
से ऊँचे ब्राह्मण पैदा हुए। उन्होंने अपने लिये यह धर्म समझा कि खेत में जो 
दाने बोए हुए हैं उनको बटोर चुनकर भोजन करना। यह उन ऋषियों का 
आदश था। ब्राह्मणों ने अपने लिए तो घ्म का काम लिया-दान देना लेना, 
विद्या पढ़ना पढ़ाना तथा यज्ञ करना कराना। हमारे यहाँ तो छिखा हे कि जो 
दान लेने के समथ हो वही दान ले। दूसरों के लिए इसकी निन्‍्दा की है। जो 
तपस्वी हो उसको दान देने की आज्ञा थी। यदि दूसरे का दान दिया जायगा 
तो फल नहीं मिलेगा | ब्राह्मण का शरीर सुख करने के लिये नहीं बल्कि इस जन्म 
में कठिन तपस्या करने के लिए तथा दूसरे जन्म में सुख भोगने के लिए हे। जब 
तक ब्राह्मण इस पर कायम रहेगें, उनकी उन्नति होती रहेगी । वेदव्यास जी ने 
ब्राह्मणों के सामने यही उपदेश रक्‍्खा कि माँगना नहीं । जो जंगल में मिल जाय 
वही भोजन करना। क्षत्रियोँ का कत्तव्य था कि जहाँ जरूरत पड़े वहाँ जान दें 
लेकिन मान को न जाने दें। बैश्य का धरम था कि वेद-वेदांग पढ़े और व्यापार 
करता रहे। जब शुद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नथा तो वेदव्यास जी ने 
चारों वेदों का अर्थ महाभारत में भर दिया ताकि सब प्राणी छाम् उठा सके । 
स्त्रियों के लिये वेद पढ़ने की प्रथा बहुत पहले से बन्द थी पर ब्राह्मणी स्त्रियां वेद्‌ 
. पढ़ सकती थों | 


पुराण, शूद्र ओर ञ्तलियों के लिये थे। सुलभा ओर जनक के सम्वाद का 
ज़िक्र महाभारत में हे। व्यासजी ने शुकदेवजी को पढ़ाया ओर ब्रह्म-ज्ञान 
सममभने के छिये जनक के पास भेजा। दूसरी तरफ सुलभा को वेद्व्यासजी 
जनक के पास भेजते हैं। सुठभा ने राजा जनक के साथ ऐसा विवाद किया कि 
संस्कृत में क्या किसी दूसरी भाषा में मेंने ऐसा नहीं पढ़ा ओर न सुना। वह 
सम्बाद इसलिये था कि मनुष्य के चोले में स्त्रियों पुरुषों में इस विषय में इस 
तरह विभिन्नता नहीं। जो ज्योति अपने ही भीतर हे वह विधि को आँखों से 
दिखाई पड़ती है। वह स्त्री पुरुष में समान हे । 


वैश्य के लिये हमारे यहाँ लिखा है कि व्यापार करे | एक ब्राह्मण को जब 

अपनी विद्या का अभिमान हो गया तो उसे कहा गया कि तिलाधार से काशी 
एः आप ५६ 

जाकर धर्म सोखो । जब इसके पास जाकर ब्राह्मण ने दरियाफ्त किया ओर धर्म 
कां तत्त्व पूछा तो वह जबाब देता है कि जिसको मैं सोदा देता हूँ, कम्‌ नहीं 
देता; जिससे लेता हूँ, ज्यादा नहीं लेता । यह ईमानदारी वेश्य का धम हे। 
'यही वजह हे कि वेदव्यास जी ने आाह्मण को वेश्य के पास भेजा। उस समय 

२४ 


श्द्चद मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


जाति का अभिमान नहीं था। जो ब्राह्मण अच्छा काम करेगा उसकी इज्जः 
होगी, जो बुरा काम करेगा उसका यश न होगा और शूद्र से भी नीचे गिः 
जायगा। वह शुद्र जिसमें ब्राह्मण के गुण आ जायेगें वह ब्राह्मण के समान आद 
पाने के योग्य हो जायगा, मगर ब्राह्मण नहीं हो जायगा। यहाँ रोटी-बेटी क्‌ 
सवाल नहीं है, में असवण विवाह का पक्तपाती नहीं । ऋषियों-मुनियों ने सबर 
विवाह के विषय में जो कुछ कहा है, सोच समझकर कहा है। यह सबण विवाह 
का ही फल्न था कि अजुन के घर अभिमन्यु पैदा हुआ। अगर असवरणो क 
विवाह होता तो पुत्र तो होता; किन्तु अभिमन्यु न होता। इस सवा विवाह 
के बदोलत बड़े-बड़े महात्मा पैदा होते हैं। वेदव्यास जी का कथन हे कि ज॑ 
अच्छा काम करेगा वह अच्छा, जो बुरा करेगा वह बुरा होगा । यदि ब्राह्म! 
शराब पियेगा तो बह पतित हो जायगा। अपने धम के अनुकूछ काम करेगा 
आदर पायेगा। जो बुरा करेगा, पतित होगा। 


वेदव्यास जी महाभारत के वनपव में पतित्रत धर्म के माहात्म्य को लिख 
हुए कहते हैं--कोशिक नाम का एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था, ऊपर से एः 
पक्षी ने बीट कर दिया। ब्राह्मण ने आँख उठा के देखा तो वह पत्ती भस्म ह 
गया। इसके बाद वह गाँव में भिन्षा के लिये गया। एक स्त्री से जाकर उसः 
भिक्षा माँंगी। वह सिक्षा लेने अन्दर गई, पर वहाँ पति-सेवा में इतर 
तल्लीन हो गई कि भूल गई कि बाहर भिज्ञषा के लिये ब्राह्मण खड़ा हे। बाह 
आकर उसने क्षमा माँगी। ब्राह्मण उद्धत स्वर में बोला, “तुम अपने पति व 
बड़ा समझती हो ओर मेरा अनादर करती हो”। स्री ने जबाब दिया कि पर 
मेरे लिए देवता हैं, पर मैं आपका भी निरादर नहीं करती। मैं पश्ती नहीं * 
आप की दृष्टि से भस्म हो जाऊँ। मेरा धर्म हे कि सबसे पहिले पति की सेव 
करू। अगर धम्ं सीखना हो तो धम व्याध के पास जाओ। ब्राह्मण समः 
गया कि उसके पास कोई शक्ति है कि यहाँ बेठे उस पक्ती के भस्म हो जाने व 
बात जान गईं। वह मिथिला नगरी में व्याध के पास गया। . व्याध ने कहा- 
मैं जानता हूँ कि अमुक स्त्री ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। ब्राह्मण ने प्रश्न किर 
(तुम चाण्डाल हो, तुम्हें धम का ज्ञान कैसे हुआ! ? उसने कहा कि मैं जीवों व 
मारता नहीं किन्तु मांस बेचता हूँ। यही मेरे कुछ का धम है। मैं उसब 
नहीं छोड़ता। भगवान्‌ ने गीता में कहा है कि जो जिसका धर्म है वह बैस् 
करे। इसके बाद ब्राह्मण को अन्दर की कोठरी में छे गया। वहाँ एक सिंहास 
पर उसके बूढ़े माता-पिता बैठे थे। व्याध कहने छगा-यह मरे देवता हैं 
मैं इनकी पूजा करता हूँ । इनको असन्न करना मेरा धर्म है। कौशिक ने व्या 
से कहा--तुम बड़े भाग्यवान हो, पर तुमने माता-पिता का निरादर किया 
तुम वेद पढ़ने घर से आए तो माता-पिता को नाराज करके, जिससे उनब् 
आँखें नष्ट हो गइ। फलतः तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं हुआ। जाओ, पह 
माता-पिता की सेवा करो। ब्राह्मण ने उस व्याध चाण्डाल की परिक्रमा * 


रावलपिण्डी की सनातनधमं कानफरंस में भाषण १८७ 


ओर कहा कि तुम इस समय मुझे ब्राह्मण मालूम पड़ते हो। तुम्हारी योग्यता 
तो बआाहझ्मण को हे। चाण्डाल ने कहा कि पहले जन्म में में भो ब्राह्मण था। 
शिकार खेलता था। शिकार खेलते ऋषियों को निशाना बना देता था। 
उन्होंने श्राप दिया कि व्याघ हो जाओ। जब मैंने विनीत प्रार्थना की तो प्राण 
देने से पहिले मुझसे उन्होंने यह कहा कि होगे तो तुम व्याध ही, पर तुम्हें पहले 
जन्म का ज्ञान रहेगा। इससे तुम्हें सहायता मिलेगी। तब वह ब्राह्मण उस 
व्याध के आदेशानुसार घर गया। तात्पय यह हे कि हमें अपनी जाति का 
अभिमान नहीं करना चाहिए ओर न दूसरी जाति का निरादर करना चाहिए | 
जो ब्राह्मण कुछ पढ़ा लिखा हो, उसका आदर करो। जो भ्रष्ट आचरण का हे 
उसका मोहल्लेवाले क्‍या, घर ही के छोग नहीं आदर करते। यदि चाण्डाल 
सदाचारी हें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वेश्य के वराबर उसका आदर होना 
चाहिए | सदाचार के कारण वह इस योग्य हो गया कि ब्राह्मण देवता 
उसके घर जाँय | 


पद्मपुराण में मूक चाण्डाछ की कथा है। भगवान्‌ उसके घर के मंदिर 
में वास करते थे। जब एक ब्राह्मण ने पूछा तो जवाब में कहा कि यह माता- 
पिता का भक्त हे। उसकी भक्ति से असन्न होकर सें उसके घर में वास करता 
हूँ। वेदव्यास जी कह गये हैं कि चाण्डाछ यदि नेकचलन हो तो वह भी 
सम्मान का पात्र हे। किन्तु ब्राह्मण कभी सदाचार से गिर जाय तो वह आदर 
के योग्य नहीं। जानना चाहिए कि जैसा कर्म बैसी गति। जो सनातन- 
धर्म को ठीक नहीं समझते हैं उनको विचारने की बात यह है कि लोग कहते 
हैं कि जात-पाँत तोड़ो। कई तोड़ने वाले आए और चले गये। वे उसको 
तोड़ नहीं सके ओर न तोड़ सकते हैं। प्रेम के रास्तों को निकाल छो--जहाँ 
कडुआपन हे--अभिमान हे--डसको निकाल दो। जाति न टूटी है, न दूटेगी । 
अगर ब्राह्मण तपस्या करने वाला हो जाए तो कहिए जाति का मान बढ़ेगा या 
नहीं ? भक्त माल में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैँ कि कितने शूद्र तपस्वी बन 
गये। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य जो सच्चे हैं उनका आदर होना चाहिए। अपनी 
जाति के काये को अच्छा करने से मान होता है। घम के और भी बहुत से 
ज्ञाभ हैं। अंगरेज़ जानते हैं कि लंकाशायर के जुलाहे जितना सुन्दर कपड़े 
बनाते हैं, ओर लोग नहीं बनाते। काशी के जुछठाहे अब भी कीमख्राब का 
काम जितना उम्दा ओर नफ़ीस करते हैं, और नहीं करते। जाति का अभिमान 
मत करो; किन्तु इसके गुण को महिमा सममो। 


आश्रम-घम्म 


आश्रम-धम ऐसी फिलासफी दुनियाँ के पद पर ओर कहीं नहीं मिलती । 
जो मनुष्य नियम से रहे, किसी का बुरा न करे, वह १०० वर्ष तक जिएगा। 
जो माता-पिता धर्म से रहें, उनकी सनन्‍्तान में तीन कुछ तक पुण्य रहता है। तीन 


श्द्द मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


पुस्त में जिसके माता-पिता अच्छे सदाचार वाले हैं. वहाँ १०० बष तक की 
आयु है। २४ वर्ष तक पढ़ो छिखो, गुरुकुल में जाओ। नियम से रहो। 
कठोर तपस्या करो । गुरु के आश्ीवाद के बाद गृहस्थाश्रम में अवेश करो। 
अपने बरण की सत्री के साथ विवाह करो। २४ वर्ष तक गृहस्थाश्रम में रहो। 
सनन्‍्तान उत्पन्न करो। ५० वर्ष के बाद लड़कों को काम सोंप दो। लालच 
मत करो। ख्री को संग छे देश-विदेश घूमो । जब हिम्मत नहीं रहेगी, बुड्ढे हो 
जाओगे तब सेवा क्या करोगे ? ७५ वर्ष के बाद संन्यास धारण करो। देखिए! 
यह आश्रम-धर्म मनुष्य को कितना अच्छा रास्ता बतलाता है। यह सनातन- 
धरम कितनी उदारता से भरा हुआ है। यह किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। 
वह कहता है कि जो जीव तुम्हे नुकसान नहीं पहुँचाते, उन्हें मत मारो । 


अगर कोई जीव तुम पर बार करता है, चोट पहुँचाता है. तो वह आत- 
तायी है, उसको मारो; किन्तु निर्दोषी जीव की हत्या न करो। पिद्दी को मारने 
से क्‍या बनता हे ? लोग कहते हैं कि यज्ञ में पशु-वध का विधान हे किन्तु वे 
यह नहीं समझते कि वह तुम्हें जीव हिंसा से रोकने के लिए लिखा हे। यह 
वर्णोश्रम धरम की महिमा है । आयुवदवाले कहते हैं. कि २५ वर्ष के पुरुष ओर 
१६ वर्ष की सत्रीका परस्पर संबंध होना चाहिए। इस अवस्था से पहले जो 
बालक होगा, वह या तो मर जायगा या दुबंछ होगा। जब नियम के अनुसार 
विवाह होते थे तब भीष्म ओर द्रोणश पेदा होते थे और यदि अब उनको पैदा 
करना चाहते हो तो आश्रम-धर्म का पालन करो। बताओ ! दुखिया होकर रहना 
चाहते हो या वीर होकर ? वेद्यों के पास जाना चाहते हो या सिंह बनकर रहना 
चाहते हो ? पहले २४ वर्ष ब्रह्मचारी बनो तब अंग्रज का सामना कर सकोगे। 
अब जो दशा है उसे में अपनी जिहा से नहीं कहना चाहता। ब्रह्मचर्याश्रम सब 
धर्मो-का मूल हे, नींव हे। नींव कमजोर होजायगी तो क्या करोगे ? सनातन- 
धर्म का उपदेश यही है कि पहले २४५ बष तक ब्रह्मचारी रहो | 


संसार में सनातनधरं के समान कोई दूसरा धर्म नहीं जो कि हमें यह 
बतलाता हो कि सब प्राणिमान्न में जीव हे। यह धर्म सबसे प्रेम करना सिख- 
लाता है, तब यदि मुझे सनातनधम में इतना प्रेम हे तो आश्रय ही क्‍या ? मारत 
के समान अन्य देशों के विद्वान्‌ भाई इस धर्म का आदर करते हैं। बड़े-बड़े 
उच्चकोटि के विद्वानों गे इस धम की प्रशंसा की हे। जमन और अमेरिकन इस 
धर्म की प्रशंसा करते हैं। आज संसार के भिन्न-भिन्न भागों में यह धर्म फैल 
रहा हे । इस धम के प्रचार के लिए अफ्रीका में सनातनधर्म अ्तिनिधि सभा 
ने अपने विद्वानों को भेजा। इस सनातनधम् को समझो, इसकी रक्षा करो | 
इसके अचार से इस लोक में ओर परलोक में छाभ है, इससे इस लोक में तथा 
दूसरे लोक में अतिष्ठा ओर अभ्युद्य हे। मैं तो इस धर्म पर मोहित हूँ। में 
तो चाहता हूँ कि सब भाई इस धर्म को समझें, इसका प्रकार करें। यह प्रचार 


रावरूपिण्डी को सनातनधम कानफरेस में भाषरा श्द््द 


कथाओं के द्वारा होना चाहिए। केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य में ही प्रचार 

न हो बल्कि सवमें होना चाहिए। मनु भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण चारों वर्णों 

को उपदेश दे । हाथ तो इसके भी दो ही हैं. फिर इतनी महिमा क्‍यों ! छंगोटी 

हर पहने हुए हे फिर उसके पाँव क्यों छूते हैं? इसलिये कि ब्राह्मण में 
जहे। 


अछूत 

आज तो हमें अछूत का वहम छग गया हैं। किसी ने लिख दिया 
कि सात करोड़ अछूत हैं। सब छोक “कौवा कान छे गया, कोवा कान छे 
गया” के अनुसार इसको भी मान बैठे हैं। कोई नहीं सोचता कि वास्तव में 
कितने अछूत हैं ? कहाँ से आए ? क्या जितनी निर्धन जातियाँ हैं. सभी 
अछूत हैं ? शास्रों में अन्त्यज जातियों का वर्णन आया हैं। अन्त्यसायी में 
धोबी, मल्लाह, मोची, रंगरेज, नट आदि के विषय में लिखा है कि यदि इनसे 
छू जाओ तो आचमन कर लो। उनका जो छूतपन है उसका दोष इससे नष्ट 
हो जायगा। ऐसे छोगों को भी हमारे मित्रों ने अछूत कह दिया, यद्यपि आचमन 
मात्र से इनकी शुद्धि हो जाती है। धोबी जो कपड़े धोकर छाता हैं क्या आप 
उसे नहीं पहनते हैं ? ऐसे भी आणी हैं जो जब शोच होने के लिये जाते हैं 
तो आकर नहाते हैं। क्‍या ऐसे ल्ञोग अगर किसी से छू जाय ओर आचमन 
कर लें तो किसी को शिकायत का क्‍या मौका हो सकता है ! वह जो करते 
हैं, उन्हें करने दो। शास्त्रों में चाए्डाल, डोम और रजस्वला खी के विषय में 
लिखा है कि उनको जो छू जाय वह स्नान करे । मैं आपको यह दिखला रहा 
हूँ कि लिखा है अवश्य; किन्तु इसके साथ यह्‌ भी लिखा हैं कि तीथे, यात्रा, 
देवालय, सड़क आदि में तथा नगर में आग लगने के अवसर पर छुआदछूत 
का विचार नहीं होता। नगर पर संकट पड़ने पर छुआछूत का विचार नहाँ 
है। जहाँ अछग करना चाहते हो, करो। किन्तु जहाँ यह सम्भव नहीं वहाँ 
मत करो । तीथे पर कोई छुआछूत नहीं होती। तीथराज प्रयाग में मैं घूमा 
हूँ। वहाँ पर स्नान करके हम भी निकलते हैं ओर भंगी भी। सबको वहाँ 
समान अधिकार है, किसी को छू जाने का दोष नहीं। इसी प्रकार संग्राम में, 
आग छगने के समय, बाजार में, देवता के घर में कोई छूत नहीं हे । 


पद्मपुराण में लिखा है कि मन्दिर में जो मूर्ति है, उसका दशन करनेवाले 
को सब प्रथ्वी का फल मिल जाता है। जो हरि का नाम जपता हे ओर मुख 
पर जिसके हरि का नाम है, जिसने सुख से हरि का नाम उच्चारण किया 
उसको सब तीर्थों का फल ग्राप्त हो गया। उसको देखकर, उसके दशन करके 
पुण्य प्राप्त होता है। अजामिल का उदाहरण आपके सामने हे। इस पुराण 
में लिखा है कि भगवान के सामने जो ऊँचे स्वर से भजन करता है, नाचता हे, 
वह जगत्‌ को पवित्र करता है। हमारे पूबजों ने समझ लिया था कि कलियुग 


१6० भालवीय जी के लेख ओर भाष॑य 


आने बाला है इसलिए सँमलकर उन्होंने मा बना दिए। २४ करोड़ में से 
३ करोड़ बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं बाकी २१ करोड़ शूद्र हैं। इनमें से थोड़े से 
जो भंगी हैं--वे अछूत हैं। बाकी सब मन्दिर में जाते हैं। इन्हें कोन न्याय 
से कह सकता है कि वह अछूत हैं ? 


<*«  शिवपुराण में लिखा हे कि जो बड़े से बड़ा पतित भी हो यदि वह एक रुद्राक्ष 
गले में डाल ले तो वह पवित्र हो गया। उसका पाप कट गया। बिष्णु पुराण में 
लिखा है कि तुलसी गले में डालने से भक्त बन जाता है। वल्लभकुछ के गोसाई 
जो कंठी देते हैं, मन्त्र देते हैं, उसको धारण करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है । 


मुनियों ने ये मार्ग इसलिये रचे थे कि प्राणिमात्र का कल्याण हो; इस- 
लिये नहीं कि उन्हें न पढ़ो ओर न व्यवहार में लाओ। 


यहाँ आते हुए रास्ते में मुके बहुत से भाई मिले ओर कहने लगे कि 
उन्हें इस अशान्ति से बहुत दुःख हो रहा है, ऐसा करो कि शान्ति हो जाय । 
इसलिये इस पर विचारने को आवश्यकता हे कि किसी तरह काम भी चल 
जाय ओर उनका भला भी हो। मुमे स्वयं दुःख हो रहा है। में चाहता हूँ 
कि शास्त्रीय नियमों के अनुसार इसका निणेय हो। यज्ञोपवीत तीन वर्णों को 
दिया जाता है, चोथे को नहीं। यह अछग बात हे कि कुछ भाई कहते हैं कि 
चोथे को भी दिया जाता था। इस प्रश्न को जाने दीजिए। शिवपुराण में 
कथा है कि जगन्माता पावती जी भगवान्‌ शिव जी से पूछती हैं कि कलियुग में 
आपके भक्तों का कल्याण केसे होगा ? इस पर शिव जो महाराज कहते हैं कि 
जो इस कलिकाल में पंचाक्षर मन्त्र 3० नमः शिवाय जपेगा उसका कल्याण 
होगा, चाहे वह नीच (डोम, चाण्डाल) ही हो, उसको मोक्ष प्राप्त होगा । 


पंचाक्षरों विद्या क्‍या हे १-३» नम$ शिवाय”। कोई इसको पंचाक्षर 
कहता है, काई षडच्षर | कोई छः अक्षरों से जपे अथवा बिना ३ के पाँच अक्षरों 
से जपे। जो इसे जपेगा वह चाद्दे नीच हो, सदाचार हीन हो तो भी उसका 
कल्याण होगा। यह मंत्र सदा सबको फल देता है। यह भगवान्‌ शिब का 
उपदेश सब आआणियों के छिये हे। बतराइये क्‍यों न इस मंत्र की दीक्षा अन्त्यजों 
को दी जाय ! अन्त्यजों की बात ही क्‍या हे, आज तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
सब गिर रहे हैं। उनका यज्ञोपवीत समय पर नहीं होता। वे सन्ध्या नहीं 
क्रते। प्राचीनकाल में तो स्त्रियां भी सन्ध्या करतो थीं। जब भगवान्‌ राम 
अपनी माता कोशल्या के पास आये तो उस वक्त वे संध्या कर रहीं थीं, ऐसा 
रामायण में छिखा हे । 


इस पद्माक्षर मंत्र के अतिरिक्त 3४ नमो भगवते बासुदेय' द्वादशाक्षरी मंत्र 
ओर 3४ नमो नारायणाय” आठ अक्षरी मंत्र हैं। इन दोनों मंत्रों की महिमा 
आपको नृसिह पुराण में मिलेगी। शुकदेवजी बेद्व्यासजी से पूछते हैं कि ऐसा 


रावरपिण्डी की सनातनधम कानफरंस में भाषण १७१ 


मंत्र बतलाओ जो संसार के हित का हो। उन्होंने आठ अक्षरी मंत्र 3४ नमो 
नारायणाय' का जप करने को कहा | यह मूलमंत्र हे। ख्री, शूद्र इन सबके ढिये 
यह मंत्र हे। जिसको यह मंत्र दिया गया, उसके सब पाप कट गए। तीथ का फल 
मिल गया। वतढछाइये शाख के वचन कूठे हैं या सच्चे ? (जनता--सच्चे ) 
यदि में भ्ूठा हूँ तो विद्वन्मण्डली मुझे; बतावे, में क्षमा मार्गूगा। यदि मैं ग़लती 
पर हूँ तो क्षमा करना। अब समय की दशा को देखो। जबतक मुसलमान 
नहीं आए थे तबतक ओर बात थी। मुसलमानों ने कितनों को मुसलूमान 
बनाया । इंसाइयों ने कितनों को ईसाई वबनाया। आज तो सात करोड़ मुसल- 
मान मिलते हैं, अधिकतर हिन्दुओं में से ही हैं। आज ईसाई एक व्यक्ति को 
वपतिस्मा देता है, ईसाई का नाम देता है तो उसे ईसाई बना लेता है । कमा 
पढ़ने से एक हिन्दू को मुसलमान बना लिया जाता है। भाइयों! बहनों ! मैं 
हाथ जोड़ कर पूछता हूँ कि क्या हमारे मंत्र में शक्ति नहीं कि इससे एक पापी भी 
पवित्र हो जाय (जनता-है)। हमारे पुराणों के विषय में यदि कोई यह कहे कि 
पुराणों के वचन सत्य नहीं तो मेरे आत्मा को शूछ छगेगा। हमारे शाश्त्र विस्तार 
के साथ कहते हैं कि जिसने “3? नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र की दीक्षा ली, प्रातः 
तथा साय॑ जप किया, भगवान की स्तुति की; जिस समय वह मंत्र उच्चारण करता 
है वह पाप से छूट जाता है। 3४ नमो नारायणाय' का अथ हे “सारे जगत के 
प्राणियों की रक्षा करने वाले नारायण को नमस्कार करता हूँ।” जब यह भाव 
पैदा हो गया तब फिर पाप कहाँ ? अब अश्न करते हैं कि शिव और बिष्णु दो 
नाम क्यों हैं? जब एक भगवान है तो दूसरा क्‍यों नहीं है ? सुनिए, ईश्वर 
के तीन नाम हैं. (१) अद्या (उत्पत्ति करने वाला), (२) विष्णु (रक्षा करने वाला), 
(३) शिव (संहार करने वाला)। वही उत्पन्न करता है, पालन करता है ओर 
फिर ज्योति को खींच लेता हे। तीनों उसी के रूप हैं। जेसे एक व्यक्ति को 
उसका लड़का पिता कहता है, उसका पिता लड़का कहता है, खत्री पति कहती है; 
इसी प्रकार भगवाब्‌ एक है। नाम भिन्न हैं। सब जीवों में परमात्मा व्याप्त है, 
यह ज्ञान देना ही काम है। अब देखना चाहिए कि जो मन्त्र हैं, उनसे दीक्षा दें। 
चन्दन के वृक्षों के समीप वाले अन्य वृक्ष भी चन्दन की सुगंध से भरपूर हो जाते 
हैं। अच्छा काम करने से मनुष्य का वर्ण ऊँचा हो जाता है, बुरा काम करने 
से बण नीचा हो जाता हे । 


यह एक गप हैं कि अछूत सात करोड़ हैं। में कहता हूं कि जिन वर्णों को 
यज्ञोपवीत का अधिकार है, वे लें। बाकी सब दीक्षा लें। क्‍या दीक्षा में इतनी 
शक्ति नहीं कि छुआ-छूत के असर को दूर कर दे ? शास्रों में कहा है कि मन्दिर 
तीथ में कोई दोष नहीं किन्तु इसका यह अथ नहीं कि युवक दल अछूतों को मन्दिरों 
में ढकेले ओर दूसरों की आत्माओं को दुःख पहुंचावे। हमारा काम शास्त्र के 
प्रचार का है। मैं मन्दिर-प्रवेश-बिल का विरोधी हूं। मैं चाहता हूँ कि इसे 
वापस ले लिया जाय । गांधी जी को भी यह बिल शिय नहीं है। में उन्हें भी 


१९२ मालवीय जी के छेख ओर भाषण 


यही कहूँगा कि वे इस बिल को वापस लें। वह चाहते हैं कि यदि इस प्रकार 
ही काम हो जाय, तो अच्छा है। वे चाहते हैं कि इस तरह काम में बाघा न 
हो। मैं आप से यह कहता हूँ कि जब आप एक रोगी को कहते हैं. कि रोटी न 
खाओए तो क्‍या उसे और कुछ खाने को दोगे या नहीं ? में चाहता हूँ कि आप 
विद्वान इस प्रश्न पर विचार करें कि कया करना है ! रेल ओर बाजार में सब 
छू जाते हैं। अगर कल को एक नीच मुसछमान हो जाय तो आकर तुम्हारे 
पास बैठ जाता है; तो एक नीच जो कि चोटी रखता है, राम नाम जपता है, पूजा 
' करता है, पितर-तपण करता है, बतलाओ अगर वह भाई साथ आकर बैठ जाय 
तो क्‍या मेरे दिल में भाव होगा कि वह कभी न आवे। बल्कि मैं तो कहूंगा कि 
बह भी आये और उसके साथ और भी आयें। क्या आप श्रसन्न होंगे, यदि 
वह मुसलमान बन जाय ? जो करने की बात है वह यह है कि जब ओर स्थानों, 
पर मंदिर के बाहर छुआ-छूत हो जाती है और दोष नहीं लगता तो फिर यहाँ 
क्यों ! एक शात््र तो कहता है कि भीतर जाने से दोष नहीं तो कहाँ जाने से 
दोष होता है ? में यह नहीं कहता हूं कि भंगी ओर डोम आकर शिव जी का 
पूजन करें यद्यपि इसका भी ग्रमाण शास्त्रों में हे। में तो यह कहता हूं कि दूर से 
दशन कर लेने दो। प्रवेश न करें जब तक कि उन्हें दीक्षा न दो। अधिकार 
की बात तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, अब नियम की बात छो। एक कठघरा 
लगा दो। गे द्वार के भीतर में नहीं चाहता कि कोई जाय। मेरे घर में 
भगवान्‌ की मूर्ति है। जब मैं इन कपड़ों में जाता हूं तब स्वयं भी मूर्ति को स्पश 
नहीं करता, केवल दूर से ही स्तुति कर लेता हूं। किन्तु जब घर से नहा 
धोकर निकलता हूं तब मूर्ति को छूता हूं। स्मरण रक्खो कि यदि इन अछूतों में 
से भी कोई ऊँचा भक्त हो जाय तो उसको रोकने का आप को ओर मुमे कोई 
अधिकार नहीं। में नहीं चाहता कि कोई अछूत जबरदस्ती मन्दिर में जाय । 
में किसी का गछा दबाना नहीं चाहता। यदि मंदिर के अधिकारी मान जायेँ 
तब तो अच्छा हे, नहीं तो जहाँ और मन्दिर हों वहाँ दशन करा लो। विश्वास 
रक्‍खो कि जहाँ इतनी उन्नति हो गई है वहाँ और भी हो जायगी। सच्चे अछूत 
कभी यह नहीं चाहेंगे कि वह मेले बस्चों और गन्दी दशा में मूत्ति का स्पशे करें, 


वे दशन करें। वे तो दशन के भूखे हैं। जब तक वे शुद्ध न होंगे तब तक वे 


स्वयं न छुएंगे। इस प्रकार मिल कर कोई नियम बनाओ कि इनको भी दर्शन 
कर छेने दो। मन्दिर के विषय में बल प्रयोग न करो। किसी सनातनधर्मो 
का हृदय न दुखे। जहाँ आज्ञा हे, जाओ; जहाँ न हो, मत जाओ। जहाँ ऐसी 
शंका हो कि छोग न मानेंगे तो नया मन्दिर बना दो क्योंकि मंदिर भावना से 
बनते हैं। एक छोटे से मकान के आे में मूर्ति रख दो, वेद के बचनों से उसकी 
प्रतिष्ठा करो, बस वही मंदिर है। पूजा की और भी रीतियाँ हैं--जैसे अग्नि 
में आहुति, जछ का अध्य, आकाश, आत्मा, गुरु आदि इस प्रकार आठ रीतियों 


से पूजा होती है। मेरे मन को पूजा से प्रेम है, मैं अपने भावों को आपके सामने 
रख रहा हूं । 


रावरूपिण्डी की सनातनघर्म कानफरस में भाषण १७३ 


ईश्वर घट-घट व्यापक हे। इसका विश्वास दिलाना आपका काम हे। 
आत्मा में, गुरु में, जल में, अग्नि में प्रतिसा में पूजन करो। छोग कहते हैं कि 
. बे सूख हैं जो मिद्ठी की मूत्ति का पूजन करते हैं, चन्दन चढ़ाते हैं। सुनो! हम 
तो इसके द्वारा उस भगवान्‌ की ही पूजा करते हैं। हम कहते हैं, “भगवान्‌ में 
तुम्हें वह्न अपण करता हूँ। तुम्हारे शरोर का कोई पता नहीं। जहाँ तुम्हारा 
शरीर हो वहाँ ही इस वस्र को छे लो। यह धूप अपण करता हूँ। हे भगवन्‌ 
आपको महिसा का देवता भी पार नहीं पाते ।/ बतराओ, बह मिट्टी को कहता 
है या भगवान्‌ को ? यह मूर्ति तो निमित्त मात्र है। क्‍योंकि इस तरह ध्यान 
नहीं छगता इसलिये अपनो भावना बनाता है। शअत्येक अछूत को अधिकार हें कि 
बह अपने घर में प्रतिमा रक्खे। भेरी इच्छा हे कि अतिसा के रूप में भगवान 
को सबके घर पहुँचा दूँ, ताकि वह पूजन करें । 


जो आय सनातनधर्मी भाई चाहते हों कि अछूतोद्धार हो उन सबसे मेरी 
विनती हे कि शीघ्रता मत करो। देखो मेरे पिताजी के विचार मेरे जेसे न थे 
किन्तु में उनकों आदर की दृष्टि से देखता हूँ । जिन से तुम्हारे विचार न मिलते 
हों उनका भी आदर करो। यदि मेरे वचनों से किसी को दुःख हो रहा हो तो 
में हाथ जोड़ कर क्षमा मांगता हूँ। एक और बात का बड़ा दुःख है. कि रावल 
पिण्डी में दो सनातनधम सभायें हो गई हैं ओर दुख इस बात का है कि छोगों 
के हृदय में कहुआपन आगया है। सबसे विनती है कि जिससे भूल हो गई हे 
उसका विचार न करो। भूल सबसे होती हे। धम के सेंदान में मिलकर 
काम करो। जो मतभेद हे उसको मिटाना हे । इस सस्मेलन में क्‍या श्रस्ताव 
होंगे वह आपको मालूम होगे। प्रयत्न करो कि ऐसे अस्ताव रक्‍खे जायूँ 
जिनपर सब एकमत हो। सनातनधथर्म की शक्ति दुबंछ हे। इस गृह कलह 
से और दुबंछ मत करो। 


भक्ति की महिमा 


इस बात के कहने की आवश्यकता नहीं कि हर एक विचारशील हिन्दू 
मानता है या मान लेगा कि अन्त्यजों का उद्धार करना सारी हिन्दू-जाति का 
धर हे। दो कारणों से, एक यह कि वे हमारी परम आवश्यक और उपकारी 
सेवा करते हैं इसलिए उनका उपकार करना हमारा धम हे; दूसरे यह कि 


वे हमारे सधमो हैं। जिस सनातनधम को हम मानते हैं उसी को वे भी 
मानते हैं। बहुत-सा भय और बहुत-सा छारूच दिखाये जाने पर भी और 
बहुत-सा क्लेश सहने पर भी उनकी श्रद्धा आज तक इस धम में बनी है। वे 
हमारे हैं और हमारा सनातनधम हमको उन दीन भाइयों के उद्धार करने का 
उपदेश करता है और उसका उत्तम और सरल मार्ग बतलाता हे--वह भक्ति का 
माग है। नारदजी का वचन हे ;-- 


सत्यागि त्रियुगे बोध वेराग्यो मुक्ति साधको । 
कलो तु केवलां भक्तिबंह्म सायुज्य कारिणी ॥ 
सत्‌ युग, त्रेता, द्वापर में ज्ञान ओर वेराग्य, मोक्ष के देनेवाले होते हैं । 


कलियुग में तो केबछ भक्ति भजनेवाले को भगवान्‌ से मिला देती है। नारदजी 
ने भक्ति के प्रति कहा है :-- 


तवं तु भक्ति; प्रिया तस्य सतत प्राणतोडघिका । 
त्वयाहृतस्तु भगवान्‌ याति नीचग्हेष्वपि ॥ 
कलिना सदर) को5पि युगो नास्ति वरानने । 
तस्मिस्त्वा स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने ।। 
अन्यधर्मा स्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान । 
तदा नाहं हरेदासो लोके त्वान्न प्रवत्तये ॥ 
त्वदन्विताथ ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह । 
पापिनो5पि गमिष्यन्ति निर्भेयं क्रृष्णमन्दिरस ॥। 
येषां चित्ते वसेत्मक्तिः सवेदा प्रेमरूपिणी । 
न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेः्प्यमलमूत्तेयः ॥ 
पद्मपुराण, भागवत माहात्म्य 


सनातनधम वर्ष, १. अंक १.। 


भक्ति की महिसा १६५ 


हे भक्ति ! तुम तो भगवान्‌ की प्यारी हो, सदा उनको प्राण से भी अधिक 
श्रिय हो। तुम्हारे बुलाने से तो भगवान्‌ नीचों के घर भी चले जाते हैं । 


हे सुमुखि ! कछि के समान कोई दूसरा थुग नहीं है । इससे में तुमको 
घर-घर में, प्राणी-प्राणी के हृदय में बैठाऊँगा । 


दूसरे धर्मों को अलग रख, महोत्सवों को आगे रख, में तुमको संसार 
में न फेला दूं तो हरि का दास नहीं। इस कलियुग में जिन ग्राणियों में भगवान्‌ 
की भक्ति होगी, वे यद्यपि पापी भी क्यों न हों; निर्मेय होकर कृष्ण मन्दिर को, 
वेकुण्ठ को जावेंगे। जिनके चित्र में प्रेम रूपी भक्ति सदा बसेगी, ये विमल्‍मूर्ति 
स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखेंगे ।” 


भगवान्‌ ने अपने श्रीमुख से कहा हे $-- 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्य; सम्यगू व्यवसितो हि सः ॥ 
क्षिप्रं भवति धमोत्मा शश्चच्छान्ति निगच्छति । 
कौंतेय प्रतिजानीहि न में मक्तः प्रणश्यति ॥ 
“कोई केसा भी दुराचारी क्यों न हो, जो मुझको अनन्यभाव से भजता 
है, उसको मान लो कि वह साधु ही है। उसने अच्छा निश्चय किया है। 
वह शीघ्र ही धर्मोत्मा होता हे और- सदा ठहरने वाली शान्ति को पता हे। 


हे अजुन ! मैं तुमसे प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि मेरे भक्त का भला ही होता हे, 
बुरा नहीं होता ।” 


श्रदघाना मत्परमा भक्ताउतीव में प्रियाः । 


“श्रद्धावान्‌ मपत्रायण भक्त मुझको अत्यन्त प्रिय हैट। इसी अभिप्राय 
को गोस्वामी तुलसीदासजी ने अपने छ्ित गस्भीर शब्दों में कहा है १-- 

भक्तिवंत अति नीचहु ग्रानी | मोहि प्राण सम प्रिय मम बानी । 

भक्ति विहीन विरंचि किन होई । सब जीवन सम प्रिय मोहि सोई।॥ 


अन्त्यजों के उद्धार करने का यही सर्वोत्तम मार्ग हे कि हम उनको 
श्रद्धावान्‌ भगवद्भक्त बनने में सहायता दें। भक्ति-साधन के अनेक मारे 
बताये गये हैं । उनमें से में विशेषकर दो उपायों को सामान्य मनुष्यों के लिये 
विशेष उपकारी मानता हूँ--वह एक कीत्तेन अथीत्‌ नामस्मरण, दूसरा भगवान्‌ 
की मूर्ति का दशन। 


नास का स्मरण सामान्य से सामान्य आणी के लिये भी सरल बात है, 
किन्तु बड़े फल्न का देनेवाला हे। नाम स्मरण की महिमा इसलिये है कि 


१६६ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


“यतस्तद्विषया मतिः” नाम के स्मरण से मनुष्य की मति ईश्वर की ओर जाती 
है। उनके गुणों के स्मरण से मनुष्य के दोष ओर पाप छूट जाते हैं। मन 
पवित्र तथा प्रकाशमान होता है। अजामिल की कथा प्रसिद्ध हे। वह कितना 
बड़ा पापी था तो भी नारायण” उच्चारण करने से वह सब पापों से छूट गया। 


सर्वेपामप्यधवतामिदमेव सुनिष्कृतम्‌ । 
नामव्याहरणं विष्णोयतस्तद्धिषया मतिः ॥ 
सब पापियों के रिये यही उत्तम प्रायश्चित्त हे कि वे भगवान्‌ का नाम 
जपें जिससे उनके मन में भगवान्‌ की भावना जागे। अन्यतन्न लिखा है $-- 
नाम संकीत्तनं विष्णोंः सवपापप्रणाशनम्‌ । 
प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्‌ ॥ 
थे भागवते 
नाम स्मरण से चाँडाछ श्वपाक भी पवित्र हो जाता हे--इस बात को 
माता देवहूती जी ने बड़े प्रेम से भरे ऊँचे स्वर से कहा है :-- 
यज्नामघेयश्रवणामिधानात्‌ 
यत्महवणात्‌ यत्स्मरणादपि क्चित्‌ । 
श्वादो5पि सद्य! सवनाय कल्पते 
कुतः पुनस्ते भगवन्तु दर्शनम्‌॥ 
अहो बत श्रपचो5तो गरीयान्‌ । 
यज़िह्गग्रे बतेते नाम तुभ्यम्‌ ॥ 
तेपुस्तपस्ते जुहुबु) सस्नुराय्यों। । 
ब्रह्मानूचुनाम ग्र॒णान्ति ये ते ॥ 


भागवते 


“भगवन्‌ ! जो आप के नामों के श्रवण से वा कीत्तन करने से या आपको 
नमस्कार करने से अथवा कभी आप का स्मरण करने से साक्षात्‌ चाण्डाल हो 
तो बह भी सोम याग करने वाले पुरुषों के समान आदर के योग्य हो जाता है, 
तो हे भगवन्‌ ! आपके दशन करने की महिमा को मैं क्या कहूँ ।” 


अहा हा, हे परमेश्वर ! चह चाण्डाल इसलिये श्रेष्ठ हे कि उसकी जिहा 
पर आपका नाम रहता हे । जो लोग आपके नाम का कीत्तन करते हैं, वे श्रेष्ठ 
पुरुष सब तप कर चुके, सब हवन कर चुके, सब तीर्थों में स्नान कर चुके ओर 
उन्होंने सब वेदों का पठन-पाठन कर लिया; क्योंकि सब पुण्य फल आपके 
: नाम कीत्तन से प्राप्त हो जाते हैं। 


भक्ति की महिमा १७७ 
पद्मपुराण में लिखा है :-- 
तीर्थानाश्व परं तीथ कृष्णनाम महषेयः । 
तीर्थीकुवन्ति जगतीं गृहीतं क्ृष्णनाम येः ॥ 
तीर्थादप्यधिकन्तीथ विष्णोभजनम्नुच्यते 
तस्मात्‌ भजध्चं म्ुुनयः क्ृष्णं पर॑ मछलम ॥ 
सूख वा पण्डितं वाअंपि ब्राह्मणं केशव्रियम । 
श्रपाक वा मोचयति नारायणः स्वयंग्रशः ॥ 
विष्णुभक्ति विना न॒णां पापिष्ठानां विशाम्बर | 
उपायोनास्तिनास्त्यन्नः सन्ततु नरकाम्बुधिम । 
प्रतिमाश्व हरेच्ेट्रा सवेतीथफलं लभेत । 
विष्णुनाम पर जप्त्वा सबमंत्रफल लभेत्‌ ॥ 
पुल्कसः श्रपचों वापि ये चान्ये म्लेच्छजातयः 
तेउपि वन्दा महाभागा हरिपादेकसेवका! । 
किम्पुनर्बाह्मणा पुण्या भक्ता राजषंयस्तथा । 
इन सब वचनों से स्पष्ट हे कि भगवन्नाम जपने से पुल्कस और श्वपच भी 
आदर के योग्य हो जाते हैं । 
हरेरग्रे स्वनेरुच्चे नृत्यंस्तन्नामकूचरः | 
पुनाति झुवनं विश्रा; गंगादिसलिलं यथा ॥ 
दशनात्स्पशनात्तस्य आलापादपि भक्तितः 
ब्रह्महत्यादिभिषपिमुच्यते नात्र संशयः ॥ 
येषां मुखे हरेनौम हृदि विष्णु) सनातन: । 
उदरे विष्णु नेवेद्यं स श्रपाकी5पि वैष्णव) | 
-पा 
यस्य नाम महापापराशि दहति सत्वरम | 
तदीयचरणं वन्दे भक्तियेस्थ स वैष्णवः ॥ 
इन सब वचनों से यह सार निकला है. कि जो श्रद्धावान्‌ भक्त है, बह 
चाण्डाल या श्वपच भी क्‍यों न हो, यदि वह श्रद्धा भक्तिपूजक देव दर्शेन की 
अभिलाषा से मंदिर में जावे तो उसके देखने से, उसके बोलने से, उसके स्पश 


करने से किसी प्राणी को भी दोष नहीं भ्राप्त हो सकता वरन्‌ पुण्य ग्राप्त हो 
सकता है । 


शहद मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


मंत्र-महिमा 

भगवान्‌ के नाम अनन्त हैं। विष्णु सहख नाम और शिव सहसत्र नाम 
उन नामों को पूण रूप से नहीं गिना सके । उनमें से किसी एक नाम को भी जो 
मनुष्य श्रद्धा-भक्ति से उच्चारण करे तो उसका सब प्रकार से मंगल होगा । किन्तु 
जिस अकार से ईंख का रस निकाल कर कुज्जे में भर दिया जाता है और उससे 
उसका गुण थोड़े स्थान में बहुत हो जाता है, इसी प्रकार से जगत्‌ का हित चाहने- 
वाले ऋषियों ने कुछ मंत्र विशेष प्रकाश कर दिये हैं जिनके जपने का अधिकार 
ब्राह्मण से लेकर चाण्डाल तक को हैे। इस विषय को मैं मंत्र-महिमा नामक 
छोटी पुस्तक में विस्तार से लिख चुका हूँ। 


इन मंत्रों की महिमा अति गम्भीर है। मेरी बहुत दिनों से यह प्राथना 
हे कि ब्राक्षण से लेकर चाण्डाल पयन्त समस्त हिन्दू सन्तान इन मंत्रों को दीक्षा 
लें ओर उससे ऐहिक ओर पारछोकिक लाभ उठावें। 
वेष्णव तंत्र में लिखा है :-- 
यथा काश्चनतां याति कांस्यं ससविधानतः । 
तथा दीक्षाविधानेन द्विजत्वं जायते नृणाम्‌ ॥ 
जैसा कांसे पर रस का प्रयोग करने से वह सोना हो जाता है वैसा ही 


दीक्षा के लेने से मनुष्य द्विजत्व को प्राप्त करता है।” इस विषय को में पुनः 
अधिक विस्तार के साथ कभी निवेदन करूंगा । 


अन्त्यजोद्धार विधि: 


3» नमो भगवते वासुदेवाय । 
यतः कृष्णस्ततो धर्मों यतो धमस्ततो जय । 
यत्कीतेनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यहंदन यच्छवर्ण यदहंणम्‌ । 
लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मे सुभद्रश्ररसे नमो नमः ।। 
भागवते । 

करुणामूर्तिना येन चतुवंगस्य साधकाः । 

चत्वारो रचिता वेदा वर्णाशवत्वार आश्रमा। ॥ 

धर्मचेत्रे कुरुक्षेत्रे विशुते रणमूधनि । 

यो छादादजुनं ज्ञानं विशुड्धं विजयप्रदम ॥ 

सचिदानंदरूपाय विश्वोत्यत्यादिदहेतवे । 

तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वर नुम)॥ 

य॑ पृथमघर्मंचरणाः प्रथग्धमफलेपषिणः । 

पृथरघमं: समचेन्ति तस्मे धर्मात्मने नमः ॥। 

भारते । 
घ॒र्म एव हतो हन्ति धर्मों रक्षति रक्षितः । 
तस्माद्धमों न हन्तव्यों मानो धर्मों इतोववधीत्‌ ॥ 
मनु) । 
न जातु कामान्न भयान्न लोभाच्यजेद्वम जीवितस्यापि हेतोः । 
धर्मो नित्य; सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्थ त्वनित्यः ॥ 
। व्यास: । 
नाहं कामान्न संरभाञ्न देषाज्ार्थधारणात्‌ । 


न हेतुवादाल्लोभाद्दा धम जद्यां कथंचन ॥ 
कृष्ण; भारते । 


विद्या रूप घन ज्ञौयें कुलीनत्वमरोगिता । 
राज्यं स्वगंश्व मोक्षश सब धर्मादवाप्यते ॥ 


मालवीय जी के छेख ओर भाषण 


देवता ब्राह्मणा सन्‍्तो यक्षा मानुषचारणाः । 
धार्मिकान पूजयन्तीह न धनाद्यान्न कामिनः ।। ५ 
भोष्म पव । 
मम प्रतिज्ञाश्व निबोध सत्यां बृणे धमममसताज्जीविताच । 


राज्यश्व पृत्राअ यशों धनश्व सव न सत्यस्य कलामपेति ॥ 
युधिप्ठिरः । 


कोषयं धर्म 
यतो<भ्युदयनिःश्रेयससिद्धि! स धर्म! । 
कणाद$ । 

लोकयात्रार्थमेषेह धर्मस्य नियमः क्ृतः । 
उभयत्र सुखोदकः इह चैव परत्र च ॥ 
अकारणो हि नेवास्ति धमः सक्तमो हि जाजले । 
भूतभव्याथमेवेह धर्मप्रवचनं कृतम्‌ ॥ 

भारते । 
धारणाड्ममित्याहु! धर्मो धारयति प्रजा! । 
य; स्याद्भारणसंयुक्तः स धमे इति निश्रयः ॥ 
प्रभवार्थाय भृतानां धर्मग्रवचनं कृतम्‌ । 
य; स्यात्यमवसंयुक्तः स धमे इति निश्रयः ॥। 
अहिंसार्थाय भूतानां धरमग्रवचनं कृतम्‌ । 
य; स्यादहिंसासंयुक्तः स धर्म इति निश्रयः ॥। 


को5य सनातनो धर्मः । 
वेदो5खिलो धममूल स्वृतिशीले च तद्विदाम । 
आचारश्चेव साधूनामात्मनस्तुश्रिव च ॥ 
मनुः 
पुराणन्यायमीमांसाधमशास्रांगमिश्रिता; । 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ॥ 
द याज्ञवल्कयः । 


युधिष्ठिरः 


सारद उवाच 


अन्त्यजोद्धार विधि: २०९ 


वेदार्थादधिक मन्ये पुराणाथ वरानने । 

वेदाः प्रतिष्ठिता देवि ! पुराणे नात्र संशय! | 
यन्न दृ् हि वेदेषु तद्दृ्ट स्वृतिषु द्विजाः । 
उभयोयेन्नद्ट तत पुराणे परिगीयते ॥ 
बिभेत्यल्पश्रुतादेंदी मामयं चालयिष्यति । 
इतिहासपुराणाम्यां वेदं सममुपबृहयेत्‌ ॥ 


भगवन्‌ ! श्रोतुमिच्छामि नुणां धर्म सनातनम | 
वर्णाश्रमाचारयुत॑ यत्पुमान्विंदते परम | 


नत्वा भगवतेडजाय लोकानां घर्महेतवे । 
वक्त्ये सनावनं धर्म नारायणम्मुखाच्छुतम्‌ || 
धममूल हि भगवान्‌ सबंदेवमयों हरिः । 
स्पृतं च तद्विदां राजन येन चात्मा प्रसीदति ॥ 
सत्यं दया तपः शौच तितिक्षेत्ञा शमो दमः 
अहिंसा ब्रह्मचयश्व त्यागः स्वाध्याय आजम ॥ 
प्न्तोष। समच््सेवा ग्राम्येहोपरमः शने! । 
नृणां विपययेहेश्ञा मौनमात्मविमशेनम्‌ ॥ 
अन्नाद्यादेः संविभागों भृतेम्यश्र यथाहतः । 
तेष्वात्मदेवताबुद्धिः सुतरां नृषु पाण्डव ।। 
श्रवर्ण कीचनं चास्य स्मरणं महतां गतेः । 
सेवेज्यावनतिर्दास्यं सख्यमात्मसमपंणम्‌ | 
नृणामयं प्रो धर्म: सर्वेषां समुदाहतः । 
त्रिशज्नक्षणवान्‌ राजन सर्वात्मा येन तुष्यति ॥ 
भागवते ७-११। 


्‌ ९६ 
वर्णाधम+--भागवते--- 


२६ 


शो दमस्तपः शौच संतोषः क्षान्तिराजंवम । 
ज्ञानं दयाअच्युतोत्मत्वं॑ सत्य च ब्रह्मलक्षणम्‌ | 


२०२ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


शौय वीय ध्ृतिस्तेजस्त्याग आत्मजयःक्षमा । 
ब्रह्मगयता प्रसाद रक्षा च चत्रलवणम ।। 
देवगुवच्युते भक्तिखिवर्गपरिपोषणम्‌ । 
आस्तिक्यमुद्यमो नित्य॑ नेपुर्यं वैश्यलक्षणम्‌ ।। 
शूद्रस्य संत्नतिः शोर्च सेवा स्वामिन्यमायया । 
अमंत्रयज्ञो छस्तेयं सत्यं गोविप्रसतणम ॥ 
तथा भारते-- 
जातकर्मादिभियस्तु संस्कारे! संस्कृतः शुचिः । 
वेदाध्ययनसंपन्नः पद्सु कमस्वनुष्ठितः ।। 
शोचाचारस्थितः सम्यक्‌ विधसाशो गुरुप्रियः । 
नित्यव्रती सत्यपरः स वे ब्राह्मण उच्यते ॥ 
चत्रज सेवते कर्म वेदाध्ययनसंगतः । 
दानादान रतियस्तु स वै क्षत्रिय उच्यते |। 
वाणिज्या पशुरक्षा च कृष्यादानरतिः शुचिः । 
वेदाध्ययनसम्पन्नः स वेश्य इति संज्ञितः ।। 
सर्वभच्वरतिनित्यं सबंकरमकरो5शुचिः । 
त्यक्तवेदस्ववनाचारः स वे शुद्र इति स्थृतः ॥ 
म० शां० प०। 
यस्य यघ्नच॒र्णं प्रोक्तं पुंसां वर्णाभिव्यज्ञकम्‌ । 
यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनेव विनिर्दिशेत्‌ ॥। 
भागवते । 
स्व स्वे कमण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः । 
स्वकमेनिरतः सिद्धि यथा विन्द॒ति तच्छणु ॥ 
यतः भ्वृत्तिमतानां येन सवेमिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः | 
श्रेयान्‌ स्वधर्मों विगुणः परघर्मात्स्वनुष्टितात्‌ 
स्वभावन्ियतं कमे कुवच्ााप्नोति किल्विपस्‌ ॥। 


अ्क्रथ ज ।6९ नायर ब्‌प्र्‌ 


सहज कर्म कौन्तेय स दोषमपि न त्यजेद । 
सर्वारंभा हि दोषेण धृमेनाभ्रिरिवावताः ॥| 
सर्वकर्माएयपि सदा कुर्वाणो मदरयपाश्रयः । 
मत्यसादादवाप्नोति शाश्रतं पदमव्ययमर ।। 
गीता अ० श्द | 
महाभारत, उद्योग पव में लिखा है : -- 
एप धर्मो महायोगो दानं भूतदया तथा । 
ब्रह्मचय तथा सत्यमजुक्रोशों ध्वृतिः क्षमा । 
सनातनस्य धमस्य मूलमेतत्सनातनम्‌ ॥| 
भगवान्‌ सनु ने धस के दस लक्षण कहे हैं :-- 
धृतिः क्षमा दमो5स्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धीविद्या सत्यमक्रोधो दशक घर्मलत्षणम || 
ओर चारों वर्णों के लिये सामासिक पांच धम कहे हैं :--- 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
एतं सामाजिक धम चातुवेण्येंव्रवीन्मनु ॥ 
ऊपर उद्धृत बचनों से स्पष्ट है कि सनातनघम में धरम का एक मूल अज्ञ शौच है। 
दक्ष संहिता में लिखा हे -- 
शौचे यत्रः सदा काय! शौचमूलो द्विजः स्थृतः । 
शोचाचारविहीनस्य समस्ता निष्फलाः क्रियाः ॥ 
शोच-सफ़ाई के विषय में सदा यत्न करना चाहिये। द्विजाति ब्राह्मण 
क्षत्रिय वेश्य होनेका मूल शोच है। जो शोच और सदाचारसे रहित है, उसकी 
सब क्रियाएँ निष्फल होती हैं । 
शोचेन सतत युक्त: सदाचारसमन्वितः | 
सानुक्रोशथ भृतेषु तदिजातिषु लक्षणम्‌ ।। 
शा० प० श्ट& अ०। 
शास्त्रकारों ने मिन्न-भिन्न वर्णोका धर्म वणनकर यह भी ढछिखा है कि सदा- 
चार के सेवन से, सत्कर्म करने से, शूद्र भी छ्विजत्व को पहुँच सकता है और 


दुराचार से, बुरे कार्मो के करने से, आह्यण भी नीचे गिर कर शुद्गता को पहुँच 
सकता है । 


युधिष्ठिर :-- 


नहुष $-- 


अन्यज्व 4- 


अयमथ $-- 


मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


वर्णोत्कषमवाप्नोति नरः पुण्येन कर्मणा । 
यथा5पकष पापेन इति शाखनिदशनम्‌ || 
यथोदयमिरो द्रव्यं सन्निकर्षण दीप्यते । 


तथा सत्सन्निकर्षण हीनवर्णोडिपि दीप्यते ॥। 
शा० प० १९१। 


शूद्रोईपि शीलसंपन्नो गुणवान्‌ ब्राह्मणों भवेत्‌ । 
ब्राह्णो5पि क्रियाहीनः श॒द्वात्‌ प्रत्यवरों भवेत्‌ ॥। 
शूद्रे तु यद्धवेन्नतम ढिजे तच्च न विद्यते । 

न वै शूद्रो भवेच्छूद्रों आक्षणो न च ब्राह्मण: ॥ 


बन० (८०-२४ । 


सत्यं दानं कमा शीलमानृशंस्यं तपो घृणा । 
दश्यन्ते यत्र नागेन्द्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥ 


चातुवंण्य प्रमाणं च सत्यं च ब्रह्म चैव हि । 
शूद्रेप्वपि च सत्यं च दानमक्रोध एव च ॥ 
आनृशंस्यमहिंसा च घृण चेव युधिष्ठिर । 


यत्रेतन्लक्ष्यते सप वृत्तं स ब्राह्मणः स्मृतः । 
के . + शूद्रेति क 
यत्रतन्नभवेत्सप त॑ शूद्रेति विनिर्देशेतू- 
बनपच ९८० । 
धर्मेप्सवस्तु धमज्ञाः सतां वृत्तमनुष्ठिताः । 


मंत्रवज्य न दुष्यन्ति प्रशंसां प्राप्लनुवन्ति च ॥ 
मनु० १० । 


ये पुनः शुूद्राः धप्राप्तिकामाः त्रेवर्शिकानामाचारमनिषिद्धमाश्रिताः ते 
नमस्कारेण मंत्रेण मन्त्रान्तररहितं पद्चयज्ञादि धर्मोन्‌ कुबोणा न अत्यवयन्ति 
ख्याति च लोके लभन्ते । 


यथा यथा हि सद्त्तमातिष्ठत्यनस्रयकः । 


तथा तथेममाम्श्व लोक प्राप्नोत्यनिन्दित) ॥ 
मनु० १०।. 


परगुणानिन्दकः शूद्रों यथा यथा हिजात्याचारमनिषिद्धमजुतिष्ठति तथा 
तथा जनेरनिन्दित इह लोके उत्कृष्ट: स्मृतः स्वगो दिछोक च प्राप्नोति । इति कुल्लूकः। 


इसी प्रकार शास्र के और अनेक वचन हैं जिन्होंने यह स्थापित कर 
दिया है कि नीचातिनीच शूद्र भी बुरे कर्मों के त्यागने से ओर भल्ते कर्मों के 
पालन करने से ब्राह्मण के समान मान पाने के योग्य हो सकता है; और ऐसा 
शुद्र यदि विद्वान्‌ हो तो द्विजन्मा उससे आत्मज्ञान तक सीख सकता है। स्वयं 
मनु जी का वचन हे-- 
श्रदधान! शुभां विद्यामाददीताओ्वरादपि | 
अन्त्यादपि परं घम खीरत्नं दुष्कुलादपि | 
सनु० २-र२र३े८ । 
अर्थात--अद्धावक्तो द्विजः शुभां दृष्टशक्ति गारुड़ादिविद्यामवराच्छूद्रादपि 
ग्हीयात्‌। अन्त्यश्चाण्डालस्तस्मादपि जातिस्मरादेविंहितयोगप्रकषोत्‌ दुष्कृत- 
शेषोपभोगा्थमवाप्तचाण्डाछजन्मतः पर धर्म मोक्षोपायमात्मज्ञानमाददीत | इति 
कुल्लूक:। तथा अज्ञानमेवोपक्रम्य मोक्षधर्म प्राप्य ज्ञान ब्राह्मणात्‌ क्षत्रियाद्वा 
वेश्याच्छूद्रादपि नीचादभीक््णम्‌ श्रद्धातव्यं श्रद्धानेन नित्यं न श्रद्धिनं अ्रति जन्मसत्यु 
विशेषता ।” 


उत्कष के दो बड़े उदाहरणः-- 
चाण्डाल ओर श्रपच॒ भी इसी जन्म में ब्राह्मण, क्षत्रीय, वेश्य के समान मान 
पाने के योग्य हो सकते हैं, इसके दो बड़े उदाहरण हैं--एक घमज्याध की कथा 


जो महाभारत के वनपव में है ओर दूसरी मूक चाण्डाल की कथा जो पद्मपुराण 
में मिलती हे । 


कौशिक नाम वेदाध्यायोी तपोधन त्राह्षण था। उसको क्रोध ओर अभिमान 
आ गया। उस दशा में उसको एक पतिगब्रता स्लरीने उपदेश किया कि आप 
धर्म को अभी नहीं जानते हैं। आप जाइये। मिथिलापुरी में धर्मव्याध 
रहता है उससे धर्म का उपदेश लीजिये। ब्राह्मण धमव्याध के पास गया, वह 
धर्मव्याध अपनी मांस की दुकान पर बैठा था। वह ब्राह्मण को अपने घर ले 
गया और ब्राह्मण ने वहाँ उससे कहा कि तुम मुझे शिष्टाचार का उपदेश करो। 
व्याध ने बहुत विस्तार के साथ ब्राह्मण को धर्म का उपदेश किया। वह कथा 
वनपर्व के २०४५ अध्याय से २१४ अध्याय तक में वर्णित हे। उसी प्रसंग में 
व्याध ने कहा-- 

अशीलशापि पुरुषों भृत्वा भवति शीलवान्‌ । 


प्राणिहिंसारतश्राउपि भवति धार्मिकः पुमान्‌ ।। 
--वनपव २०६-३३ । 


२०६ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 
पुरुष दुश्वरित्र होकर भी सुचरित्र हो सकता है और प्राणियों की हिंसा में 
रत रहने पर भी मनुष्य धार्मिक हो सकता है । 
पापश्वेत्‌ पुरुष: कृत्ता कल्याणमभिपथते । 
मुच्यते स्बपापेभ्यों महाश्रेणेव चन्द्रमाः ॥ 
यथादित्यः समुग्रन वे तमः पूर्व व्यपोहृति । 
एवं कल्याणमातिष्ठन्‌ स्वपापेः प्रम्नच्यते ।। 
“-वनपव २०६-५५-५६ | 
आगे चलकर व्याध ने कहा ; - क्‍ 
शूद्रयोनो हि जातस्य सदगुणानुपतिष्ठतः । 
वैश्यत्व॑ लभते अह्मन्‌ चत्रियत्वं तगैव च ॥ 
अर्थात्‌ शूद्रयोनि में भी उत्पन्न हुआ पुरुष यदि अपने में अच्छे गुणों को 


संग्रह करे, तो हे ब्ह्मन्‌ ! वह वैश्य हो जाता है. और क्षत्रिय यदि सदाचारपूरण 
जीवन बितावे तो उसमें ब्राह्मण की योग्यता भी उत्पन्न हो जाती हे । 


धर्मव्याध ने ब्राह्मण से कहा कि तुम अपने माता-पिता को दुखी करके 
पढ़ने के लिये घर से निकल आये हो, इसलिये तुम जाके उनको प्रसन्‍न करो, तब 
तुम परम धम को श्राप्त होगे । ब्राह्मण ने व्याध को धन्यवाद दिया और कहा-- 
आजतवे वतमानस्य ब्राह्मएयमभिजायते | 


तुम्हारे समान धरम को बताने वाले संसार में दुलभ हैं। तब व्याध से 
पूछा कि हे व्याध! कारण बताओ कि कैसे शूद्र योनि में तुम्हारा जन्म हुआ | 
व्याध ने अपनी सब कथा कही । उसको सुनकर ब्राह्मण ने कह।-- 
ईदशा दुलभा लोके नरा घर्म्रदर्शकाः ॥ 
साम्प्रतश्च मतो मे5सि ब्राह्मणो नात्र संशयः | 
ब्राह्णः पतनीयेषु वत्तेमानो विकर्मसु ॥ 
दाम्भिको दुष्कृतः प्रायः शूद्रेण सच्शो भवेत्‌ ॥ 
यस्तु शूद्रो दमे सत्ये घर्मे च सततोत्थितः । 
त॑ ब्रह्मणम्ह मन्‍्ये बत्तेन हि भवेद्‌ द्विजः ॥। ५ 
“वनपव २१५-११-१२। 
अर्थात्‌ यद्यपि शूद्रयोनि में तुम्हारा जन्म है तथापि मैं वो तुमको इस 


समय ज़ाह्मण हो मानता हूँ। मेरे मन में इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जो 
त्राह्मण नीचे गिराने वाले बुरे कर्मों में छगा हो, दाम्मिक और दुष्कर्मा हो, 


अन्त्यजोद्धार विधि! २०७ 


वह प्रायः श॒द्र के समान होता है। जो शद्र, मन ओर इन्द्रियों के रोकने में 
सत्य में ओर धरम में सदा छगा रहता हो, उसको में ब्राह्मण मानता हूं। ब्राह्मण 


चरित्र ही से होता है । 


माकस्डेय मुनि कहते हैं कि चलते समय व्याध ने ब्राह्मण को फिर प्रणाम 
किया ओर ब्राह्मण उसकी प्रदक्षिणा करके अपने घर चला गया । 
मूक चांडाल को कथा । 


दूसरी कथा पद्मपुराण में मूक चांडाल की हूं। यह संक्षेप में नीचे 
वर्णित हे-- 


“कथयामि पुरा बृत्तं विप्राः धुणुत यत्रतः 
य॑ श्रुत्वा न पुनर्मोह प्रयास्यथ पुनझ्ुवि' ॥ 
पुरासीच द्विजः कश्निन्नरोत्तम इति स्वतः 
स्वपितरावनाइत्य गतोउसो तीथसेवया ।। 
ततः सवोणि तीर्थानि गच्छतो ब्राह्मणस्य च | 
आकाशे खानचैलानि ग्रशुष्यन्ति दिने दिने ॥ 
अहंकारो5विशत्तस्य मानसे ब्राह्मणस्य च | 
मत्समो नास्ति वे कथ्रित्‌ पुएयकर्मा महायशाः ॥ 
इत्युक्ते चानने तस्य हृदस्थथ बकस्तदा । 
क्रोधान्वैवेरितस्तस्थ स शशाप द्विजो बकम ॥ 
भोद्विजेन्द्र महामोहः प्राविशच्चान्तकमंणि । 
देववाण्युवाच : 
गच्छ वाडव चाणडाल मूक परमधामिकम्‌ । 
तत्र धर्म च जानापे क्षेमं ते तदचों भवेत्‌ ॥ 
व्यास उवाच $ 
खाच्च तद्॒चनं श्रुत्वा गतो5सो मूकमंदिरस्‌ । 
शुश्रपंतं च पितरो सर्वारंभान्ददश सः ॥ 
ददतं शीतकाले च सम्यगुष्णं जले तयोः । 
तेलतापनताम्बूलं तथा तृलवर्तीं पटीम्‌ ॥ 
नित्याश्ननं च मिशन्नं दुःँघर्ंड तथव च । 
दापयन्तं वसन्ते च मधुमालां सुगन्धिकास | 


२०्ट मालवीय जी के लेख और भाषण 


ततस्तयोः प्रचर्यां च कृत्वा भ्रुढक्तेड्य सबंदा । 
श्रमस्य वारणं कुर्यात्संतापस्य तथेव च। 
एप्निः पुण्य; स्थितों विष्णुस्तस्य गेहोदरे चिसम्‌ । 
तेजोमयं महासच्व॑ शोभयन्त च मन्दिर्म्‌ ॥ 
दृष्टा विस्मयमापन्नो विग्रः प्रोवाच मूककम्‌ । 
अनन्तरं विष्णु दृष्टा विप्र उवाच ४-- 
महापातकिसंसर्गाचनराश्ैवाति पातकाः । 
इति जल्पन्ति धमज्ञाः स्मृतिशास््रेपु सवंदा ॥ 
पुराणागमवेदेषु कर्थ त्वंतिष्ठसे ग्रहे । 
श्री भगवानुवाच $-- 
कल्याणानां च सर्वेषां कर्ता मृको जंगलये । 
वृत्तस्थो योअपि चाण्डालस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ 
मूकस्य सदशो नास्ति लोकेषु पुण्यकर्मतः । 
पित्रोभक्तिपरो नित्यं जितं तेन जगलयम ॥ 
तयोभक्तया लव तुष्टः सर्वदेवगणेः सह । 
विष्ठामि ट्विजरूपेण तस्य गेहोदरे च खे । 
पिन्नोभक्तिपरः शुद्धश्वांडालो देवतां गतः । 
'तस्मात्तेन सह प्रीत्या तिष्ठामि तस्य मन्दिरे ॥ 


माता-पिता की भक्ति से शुद्ध होकर चांडाल देवता की पदवी के योग्य 
हो गया | 

यह्‌ कथा इस बात के छिये पर्याप्त प्रमाण है कि सदाचर से, धर्म के पालन 
से, चांडाल भी अपने जीवन में विद्वान तपस्बी ब्राह्मण से ऊँचे से ऊँचा आदर पाने 
योग्य हो सकता है। ये कथाएं हमारे ही कल्याण के लिये कही गई हैं। 
इसलिये स्मृति ओर पुराणों के प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि चांडाल और श्रपच 
को आवश्यक शोच और आचार सिखा कर, उनमें धर्म की भावना दृढ़ कर हम 
उनको सच्छूद्र तो अवश्य ही बना सकते हैं और उनको धर्म के उस मार्ग में प्रवृत्त 
कर सकते है जिनमें चलकर मूक चांडाल ब्राह्मण और घर्मव्याध की तरह कोई भी 
चांडाल ब्राह्मण के योग्य हो सकता हे । 

इन कथाओं का यह्‌ अथ नहीं हे कि हम अन्त्यजों के साथ भोजन या 
विवाह का संबंध करें। भोजन ओर विवाह का संबंध तो शासन और छोक- 
मयादा के अनुसार उन्हीं बिरादरियों में ही हो सकता है जिनमें शास्र और छोक- 
मयोदा के अनुसार होता चछा आया हे। इसका यह भी अथ नहीं हे कि जो 


अन्त्यजोद्धार विधि: २०८ 


धर्मव्याध या मुक चांडाछ के समान धम्मज्ञ और सदाचारी हों उनसे हम सब 
विषय सें त्राह्यणोचित व्यवहार करें| ब्राह्मण के छ कम हैं--अध्ययन-अध्यापन 
(पढ़ना-पढ़ाना), यजन-याजन (यज्ञ करना-कराना), दान ओर भ्रतिग्रह (दान देना 
ओर लेना)। इन छः कामों में अध्ययन, यजन ओर दान--ये तीन काम ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य सब में समान हैं। अध्यापन, याजन और श्रतिग्रह (वेद पढ़ाना, 
यज्ञ कराना और दान लेना) इन तीन कार्सों के अधिकारी सामान्यतया ब्राह्मण ही 
हैं। “विद्या तपश्च योनिश्न त्रयं ब्राह्मणकारणम्‌” अर्थात्‌ इन तीन कार्यों के 
अधिकारी होने के लिये जिसमें विद्या, तपस्या और जन्म तीनों गुण हों वही 
ब्राद्षण हे। इन कथाओं का सार यह हैं कि जो चांडाल भी विद्वान , ज्ञानवान्‌ 
ओर सदाचारी हो तो हम उसकी योग्यता के अनुसार उसका आदर करें। 
केवल उसके जन्ममात्र के कारण उसका अनादर न करे। 

«मनुष्य को पाप से छुटाने ओर पुण्य के साग में ऊपर उठाने के लिये और 
धर्म, अथे, काम, मोक्ष चारों पदार्थों के सम्पादन करने के लिये शास्र के अनुसार 
दीक्षा ही एक परम साधन है। दोक्षा का विधान अन्त्यज पयन्त सभी सनातन- 
धर्मी के लिये आया है जिसके प्रभाव से अन्त्यज भी शुद्ध, पवित्र, सदाचारी और 
मान्य हो सकता है। यह सब आगे दीक्षा प्रकरण से स्पष्ट हो जायगा। 


“दीज्ञामह्व, मन्त्रमाहात्म्य और दीद्षा काल 
दीक्षा का अथ या लिखा है १-- 
दीयते ज्ञानमत्यथ च्षीयते पापवन्धनात्‌ 
अतो दीक्षेति देवेशि कथिता तच्वचिन्तकेः । सा 
( न्त्रे ) 


दीक्षा के द्वारा मनुष्य को परम ज्ञान दिया जाता है और मनुष्य पाप के बन्धन 
से छूटता है, हे पावति ! इसलिये तत्त्व के जानने वाले इसको दीक्षा कहते हैं । 
दूसरे स्थल में दीक्षा का महत्त्व इस प्रकार वर्णित है :-- 
यस्य विज्ञानमात्रेण देवत्वं लमते नरः । 
दिव्यं ज्ञानं यतो दद्यात्‌ कुयोत्पापक्षर्य ततः | 
तस्मादीक्षेति सम्प्रोक्ता सवेतन्त्रस्य संमता । 
जिस दीक्षा के पानेमात्र से मनुष्य को ज्ञान होता है, जिस दीक्षा से दिव्य 
ज्ञान प्राप्त होता है और जिससे पाप का क्षय होता है। इसलिये इसको दीक्षा 
कहते हैं और सब तन्त्रशात्रों का इस विषय में एक ही मत हे । 
शासत्र कहता है $-- 
भवेदीज्ञाविहीनस्य न सिद्धिन च सद्गतिः । 
तस्मात्सवग्रयत्नेन गुरुणा दीचितो भवेत्‌ ॥। 
( रुद्रयामल ) 


२७ 


२१० मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


स्कन्दपुराण में लिखा है कि “देवता छोग भी दीक्षा लेने को उत्सुक रहते 
हैं।” स्वामी कार्चिकेय ने विश्वामित्र जी से नीचे लिखे शब्दों में दीक्षा मांगी । 
तत्कृच्च मां भ्रुतिसंस्कारीः सर्वे? संस्कतुमइंसि । 
संस्काररहितं जन्म यतश्र पशुवत्स्मृतम्‌ ॥। 


आप सब वेदों के संस्कारों से मेरा संस्कार करें; क्योंकि बिना संस्कार 
पाये मेनुष्य का जीवन पशु के समान है । 


आज-कल दीक्षा देने का क्रम बहुत कम हो गया हे और बहुत थोड़े ब्राह्मण 
बालकों को शास्त्र के अनुसार गायत्री की दीक्षा दी जाती हे। दीक्षितों से भी 
नियमानुसार त्रत का पालन नहीं कराया जाता। क्षत्रियों में दीक्षा का क्रम दिन- 
दिन और अधिक दुबल होता जा रहा है। वेश्यों में कुछ दिनों से गायत्री के 
दीज्षा का क्रम कहीं-कहीं फेल रहा है। किन्तु हिन्दू जाति के कल्याण के ढिये 
यह आवश्यक हे कि प्रत्येक हिन्दू-सन्तान को (स्री को भी ओर पुरुष को भी) 
दीक्षा दी जाय । 


गायत्री की दीक्षा उन्ही बालकों को दी जाती है जिनका शाख्रानुकूल उप- 
नयन संस्कार ( जनेऊ ) किया जाता हे। धमरक्षा और प्रचार के ढिये अत्या- 


वश्यक हे कि पत्येक हिंन्दूःसन्तान को वह दीक्षा दी जाय जिसका विधान ब्राह्मण 
से ज्ेकर चाण्डाल पयन्त समान है। 


दीक्षा की आवदयकता ४--- 


मन्त्र-मुक्तावली में लिखा हे कि मन्त्र की दीक्षा लेकर जप ओर देवता की 
पूजा करनी चाहिये। 


जपो देवाचनविधिः कार्यों दीक्ान्वितैनरे! । 


जो बिना दीक्षा छिये अपना जीवन व्यतीत करता हे वह दुख पाकर 
मोहान्धकार रूपी गड्ढे में गिरता हे, जेसे स्वामीरहित मनुष्य की कोई रक्षा 


करने वाला नहीं होता है। उसका इस लोक में भी और परलोक में भी कोई 
रक्षक नहीं होता । 


अथ दीक्षाविद्दीनो हि वत्तेते श्रुवि पापशथ्ुक्‌ । 
मोहान्धकारे नरके गतें पतति दुःखितः ।। 
अनीश्वरस्य मत्यस्य नास्ति त्राता यथा झुवि । 
तथा दीज्ञाविद्दीनस्य नेह स्वामी परत्र च ॥ 


( दृत्तान्ने यामले ) 


अन्त्यजोद्धार विधि: २११ 


दीक्षा का फल 
रुद्राध्याय में लिखा हैं कि जिस ब्राह्मण ने दीक्षा पाई है बह अमस्ृतमय 
ब्रक्षत्तोक को पहुँचता है, वेश्य अ्॒रजापतिलोक को पहुँचता है और दीक्षा फे फल 
से शूद्र गन्धवल्ञोक को पहुँचता हे । 
दीजितो ब्राक्मणो याति बल्मलोक॑ सुधामयम्र । 
ऐन्द्र लोक क्षत्रियोडपि ग्राजापत्यं विशस्तथा ॥ 
याति गन्धवनगरं शूद्रो दीक्षाग्रसादतः । 
( रुद्रयामले ) 
वेष्णवतन्त्र में लिखा हे :-- 
यथा काश्वनतां याति कांस्यं रसविधानतः । 
तथा दीज्षाविधानेन द्विजतलं जायते नृणाम्‌ | 


जैसे कांसे पर रस का प्रयोग करने से बह सोना हो जाता है, बैसे ही 
दीक्षा लेने से मनुष्य हिजत्व को प्राप्त करता है । 


तंत्रचिन्तामणि में लिखा है कि महाविद्या के प्रभाव से शूद्र वैश्यत्व को 
प्राप्त होता हे। दे देवि ! शूद्र जाति प्रणवपूबक मंत्र अहरण करें। 
महाविद्याप्रभावेण शुद्रो वेश्यलवमाप्लुयात्‌ । 
प्रणवाद्य॑ महेशानि गृह्दीयुः शूद्रजातयः ॥। 


नवरल्लेश्वर में आया हे. कि चाहे किसी श्रकार की दीक्षा क्यों न हो उसका 
फल अवश्य अखंड मुक्ति हे। मुक्ति तो बिना विरोध के ही प्रसंगत हो जाती है $-- 
स्वासामपि दीक्षाणां मुक्ति: फलमखण्डितम्‌ । 
अविरोधादभवन्त्येव प्रासड्िक्यस्तु मुक्तयः ॥ 


दीक्षित मनुष्य का महत्त्व दिखाते हुए कुलारावितन्त्र में आया है कि जैसे 

रसेन्द्र (पारा ) से बिधा हुआ कोहा स्वर्ण बन जाता हे वैसे ही दीक्षा-विद्ध 
आत्मा शिवत्व को प्राप्त होता है। मनुष्य दीक्षाप्नि से दग्धकर्म हो जाता है और 
बन्धन-रहित हो जाता हे । जीव-भाव से रहित होकर शिव हो जाता हे। जैसे 
शिवलिंग में देव-बुद्धि छोड़ कर पत्थर बुद्धि करने से मनुष्य पाप भागी होता है उसी 
प्रकार दीक्षित मनुष्य में उसकी पूवोवस्था का झु्याल करने वाला मनुष्य भी पाप 
भागी होता हे-- बे 

रसेन्द्रेश यथा विद्धमयः सुवणतां बजेत । 

दीक्षाविद्धस्तथेवात्मा शिवत्वं लभते ग्रिये ॥। 


२१२ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


दीचाग्रिदग्धकर्मासी पाशादिच्छिन्नवन्धनः । 
(ते ल्‍्य 
गतस्तस्य कमबन्धों निर्जीवश् शिवो भवेत्‌ ॥ 
शिवलिंगे शिलाबुद्धि कुवेन्‌ यत्पापमाप्नुयात्‌ । 
0 + 
दीज्षितस्यापि पूवत्व॑ स्मरन्‌ तत्पापमाप्नुयात्‌ ॥ 
शवी दीक्षा का सर्वोत्तम मन्त्र 'डं? नमः शिवाय! हे। इसमें यह छः अक्षर 
का मन्त्र है, किन्तु लोक में पद्चाक्षर कहा जाता हैे। ७3 नमः शिवाय' का अथ 
है कि सारे जगत्‌ की सृष्टि, पालन ओर संहार करने वाले परम मंगल स्वरूप 
परमात्मा को में प्रणाम करता हूँ । 


इसके विषय में स्कन्दपुराण में लिखा है कि शूद्र हो चाहे अन्त्यजादि 

हो किन्तु शिवदीक्षा से युक्त होकर भक्तिपूवक यदि एक पुष्प शिवजी के ऊपर 
षडज्षर मन्त्र से रखता हे तो वह उस परम गति को प्राप्त होता है जिसको 
विधिपूषक यज्ञ करने वाले पहुँचते हैं। 

श॒द्रो वा यदि वा विप्नो म्लेच्छी वा पापकृचरः । 

शिवदीज्ञासमोपेतः पृष्पमेक तु यो न्‍्यसेत्‌ ॥ 

पठक्तरेश मन्त्रेण लिंगस्योपरि भक्तितः । 

स तां गतिमवाप्नोति यां यान्तीह हि यज्विन) ॥। 


शिवपुराण वायवीय संहिता के उत्तर भाग में ११ वे अध्याय में शिवजी 
ने अपने श्रीमुख से उपदेश किया हे कि 


ब्रह्मक्षत्रविशां देवि यतीनां ब्रक्मचारिणाम्‌ । 
तथेव वानग्रस्थानां गृहस्थानां च सुन्दारि ॥ 
शद्राणामथ नारीणां धर्म एप सनातनः | 
ध्येयस्त्वयाहं देवेशि सदा जप्य) पडक्तरः ।। 
अथोत्‌ हे देवि ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यती अह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ, 
शूद्र ओर स््री सबों का ( सर्वमान्य ) यह सनातनधम हे कि तुम्हारी मूर्ति से 


युक्त मेरी मूर्ति का ध्यान किया करें और सदा ४? नमः शिवाय” इस पढक्षर 
मन्त्र का जप किया करें। 


शिवपुराण में उसी संहिता के १२वें अध्याय में लिखा हे कि भगवान्‌ 
श्री ऋष्ण ने महषि उपसन्यु से कहा कि आप पन्नाक्षर का माहात्म्य मुमे सुनाइये। 
इसपर उपमन्यु जी बोले-- 
पश्चाक्रस्य माहात्म्यं वषकोटिशतैरपि । 


अशक्यं विस्तराइक्तुं तस्मात्संत्षेपतः शृणु ॥ 


अन्त्यजोद्धार विधि: २१३ 
यद्वाक्षरमंत्र का माहात्म्य कोटि व में भी विस्तार के साथ कहना सम्भव 
नहीं है। इसलिये संक्षेप से सुनिये । 
वेदे शिवागमे चायम्मुभयत्र पृडक्षरः । 
मन्त्रस्थितः सदा मुख्यो लोके पश्चाक्रः स्मृत: ॥ 
सर्वमन्त्राधिकश्रायमोंकाराद्ः प्र; 
सर्वेषां शिवभक्तानामशेषार्थंग्रसिद्धये ॥ 
कक । २० ॥. 
प्राहोंनमः शिवायेति स्वज्ञः सवदेहिनाम । 
अन्त्यजों वा्धमो वाइपि मूर्खो वा पण्डितोडपि वा ॥ 
पश्चाक्षरजपे निष्ठो मुच्यते पापपञ्धरात्‌ । 
इत्युक्त परमेशेन देव्या पृष्टेन शूलिना || 
हिताय सबमत्योनां जनानामविशेषतः । 
वेद और शेव-आगम दोनों में यह मन्त्र छः अक्षर का सदा से स्थित है 
ओर सब मन्त्रों में मुख्य है । श्छोक में यही पद्चाक्षर इस नाम से असिद्ध है। 
“कार” ऐसा यह मन्त्र सब मन्‍्त्रों में बड़ा हे। जिनको आदिदेव महादेव 
में भक्ति हे, उनकी सब कामनाओं को पूरा करने वाला है। सवज्ञ शिवजी 
ने सब ग्राणियों के सब अर्थों की सिद्धि के साधन 3» नमः शिवाय” जिसको 
सब लोग सुख से उच्चारण कर सकते हैं, अपने श्रीमुख से कहा हे । अन्त्यज 


हो या नीच हो, मूख हो या पसण्डित हो, जो पच्चाक्षर का जप नित्य श्रद्धा से 
करता है, वह पाप के पञ्चर से छूट जाता हे । 


परमेश्वर शिवजी ने सब प्राणियों के हित के लिये पावती जी के पूछने पर 
ऊपर लिखा वचन कहा हे । 


शिव-पावती संवाद 
इसका संक्षेप नीचे लिखते हैं। पावती जी ने शिव जी से पूछा कि-- 

कलो कलुपिते काले दुजेये दुरतिक्रमे । 

अपुण्यतमसाच्छने लोके घमपराड्मुखे ॥ 

क्षीणे वणंसदाचारे संकरे समुपस्थिते । 

सर्वाधिकारे संदिग्धे निश्चित वा विपयेये ॥ 

तदोपदेशे विहिते गुरुशिष्यक्रमे गते । 

केनोपायेन भुच्यन्ते भक्तास्तव महेश्वर | 


कलियुग में विकराछ काछ आनेपर जब पापरूपी अन्धकार फेल जाय ओर 
& गरेर भू + 0 
लोग धर्म से विमुख हो जांय और वर्णंसंकर बढ़ने लगें, जब सब लोगों को सभी 


२१४ मालवीय जी के लेख और भाषण 


धमम विषयों पर सन्देह होने रंगे, गुरु और शिष्य के क्रम से उपदेश देने का क्रम 
न रहे, तो महेश्वर ! आपके भक्त किस उपाय से पाप से छूटते हैं 


दिवजी बोले--- 


आश्रित्य परमां विद्यां रश्यां पश्चाक्षरीं मम | 
भत्तया च भावितात्मानों मुच्यन्ते कलिजा नराः ॥ 
मनोवाकायजैदों षवेक्तु स्मतुमगोचरी ॥ 

दूषितानां कृतप्ानां निरदयानां खलात्मनाम्‌ । 

मम पश्चाक्तरी विद्या संसारमयतारिणी ॥ 
मयेवमसकृद्देवि प्रतिज्ञातं धरातले । 

पतितो5पि विम्रुच्येत मद्भधक्तो विद्ययानया ॥ 


कलियुग में उत्पन्न प्राणी मेरी पत्चाक्षरी विधि का आश्रय लेकर अथौत्‌ 
पत्चाक्षर मन्त्र को नित्य श्रद्धा से जप कर ओर मेरी भक्ति से अपनी आत्मा को 
पविन्न कर पाप से छूटते हैं। मन से, वचन से ओर काया से किये हुए 
पापों से दूषित प्राणियों को, जिन पापों को मुख से वणन करना और स्मरण 
करना भी कठिन हो, जो किए हुए उपकार को नहीं मानते-ऐसे ऋतघ्नों को, 
दया रहित क्रर आणियों को और दुष्ट आत्माओं को, लोभियों को और कुटिल 
मनवारों को भी मेरा पद्नाक्षर मन्त्र संसार के सब डरों से दूर कर देता हे, 
यदि मेरी ओर वे अपनी आत्मा को ऊ्कुकावं । 


हे देवि ! मैंने प्रथ्वीतछपर बार-बार श्रतिज्ञापूवंक यही कहा है कि पतित 
भी इस मन्त्र के साधन के द्वारा पाप से छूट जाते हैं । 
अरुद्रो वा सरुद्रो वा सकृतपश्चाक्षरेण या । 
पूज्यो वा पतितो वाअपि मूढो वा झुच्यते नरः ॥ 
पडक्षरेण वा देवि तथा पश्चाक्षरेण वा । 
स्रह्माड्रेण मां मक्‍त्या पूजयेद्यदि मुच्यते । 
पतितो5पतितो वापि मन्त्रेणानेन पूजयेत्‌ ॥। 
चाहे उसने विधि से शिव-मन्त्र का उपदेश छिया हो चाद्दे उपदेश न 
लिया दो, पतित हो वा मू्ख हो, जो एक बार भी श्रद्धा-भक्ति से पद्चाक्षर का 
जप करता है बह पाप से छूट जाता है। दे देवि ! षडक्षर 3 नमः शिवाय से 
या पञ्माक्षर नमः शिवाय से जो भक्ति से मेरा पूजन करता है वह मुक्ति को 


पाता है। चाद्दे पतित हो या अपतित हो, सबको इस मन्त्र से पूजन करना 
चाहिये । शिव जी ने कहा हे-- | 


अन्त्यजोद्धार विधि+ २१५ 


किमत्र बहुनोक्तेन भक्ताः सर्वेडंघिकारिणः । 
मम पश्चाक्षरे मन्त्रे तस्माच्छेष्ठतरों हि सः । 
अर्थात्‌ इस विषय में बहुत कहने से क्या ?* जिन आजखियों को मुझसे भक्ति 
है वे सब इस पद्चाक्षर मन्त्र के जपने के अधिकारी हैं। इसीलिये यह सब 
मन्त्रों में श्रेष्ठ हे । 
सदाचारविद्दीनस्थ पतितस्यान्त्यजस्य च | 
यञ्वादरात्परं नास्ति परित्राणं कलो युगे ॥ 


अन्त्यजस्यापि मूखस्य मूढस्य पतितस्य च । 
निर्मर्यादस्य नीचस्य मन्‍्त्रोड्यं न च निष्फलः ॥ 


सर्वावस्थां गतस्यापि मयि भक्तिमतः परम्‌ | 
सिद्धथत्येव न संदेहो नापरस्य तु कस्यचित्‌ ।। 


अर्थात्‌ सदाचार से विहीन जो पतित है अथात्‌ सारे कुकर्म करने से या 
अपना धर्म छोड़कर किसी दूसरे मत को मान छेने के कारण जो धर्म से गिर 
गया है अथवा अन्त्यज ( चाण्डालादि ) है, उसका इस कलयुग में पद्चाक्षर से 
परे कोई रक्षा करने वाला नहीं है। अनपढ़ अन्त्यज भी हो और दुबुद्धि पतित 
भी हो, जो सब मर्यादा से गिर गया हो और सब प्रकार से नीच हो, वह भी 
इस मन्त्र को जपे तो उसका इस मन्त्र का जपना निष्फल नहीं जाता। किसी 
भी अवस्था में कोई भी प्राणी हो यदि उसकी मुझमें भक्ति हे तो पतद्चाक्षर मन्त्र 
उसे सब पापों से छुड़ाता है और सब सुख का साधन बन जाता है। इन सब 
प्रकरणों से यह स्पष्ट हे कि ब्राह्मण से लेकर अन्त्यजपयन्त सभी सनातनघमोनुयायी 
पुरुषों और स्त्रियों को पन्नाक्षर मन्त्र जपने का अधिकार है, चाहे वह 3४कार 
सहित जपा जाय या उ/कार रहित । 


मस भक्तो जितक्रोधो झलब्घधों लब्ध एवं वा । 
अलब्घालब्ध एवेडद कीटिकोटिगुणाघिकः । 
तस्मान्नव्ध्वेव मां देवि मन्त्रेणानेन पूजयेत्‌ । 
लब्ध्वा सम्पूजयेच्रस्तु मेत््यादिगुशसंयुतः ॥। 
ब्रक्षचयरतों भत्तया मत्साव्श्यमवासुयात्‌ । 
किमत्र बहुनोक्तेन भक्ता) सव5घिकारिणः ॥ 
मम पश्चाक्षरे मन्त्रे तस्माच्छेष्ठतरों हि सः । 
तस्मादनेन मन्त्रेण मनोवाकायमेदतः ॥ 


२१६ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


आवयोरचन कुर्याजपहोमादिक तथा । 
' यदा कदापि वा भत्तया यत्र कुत्रापि वा कृता ॥ 


येन केनापि वा देवि ! पूज्य मुक्ति नयिष्यति । 
मय्यासक्तेन मनसा यत्कृतं मम सुन्दारि ॥ 


मत्प्रियं च शिवश्वेव क्रमेणाप्यक्रमेण वा । 
तथापि मम भक्ता ये चात्यन्तविवशाः पुनः ॥ 
तेषामथषु शास्रेषु मयेष नियमः कृतः । 


मन्त्र ग्रहण किए बिना पूजा करने की अपेक्षा सन्त्र ग्रहण करके पूजा करना 
कोटि गुना अधिक होता है। इस कारण, हे देवि ! मंत्र को ग्रहण करके ही इस 
मंत्र से मेरी पूजा करे। मंत्र-दीक्षा लेकर सब सुहदूभाववाला त्रह्मचय व्रत में 
रत जो पुरुष भक्तिपूषंक मेरी पूजा करता है. बह मेरे सदृश हो जाता है। इस 
पर अधिक क्या कहें। मेरे पन्नाक्षर मन्त्र का सभी भक्तों को अधिकार है। इसी 
कारण यह मंत्र सव श्रेष्ठ है। अतः इस मंत्र के द्वारा मन, वचन और कम से हम 
दोनों की पूजा ओर जप होमादि करे। 


हे देवि ! अपनी बुद्धि, श्रद्धा, काल, बिचार, शक्ति, सम्पत्ति, यथायोग 
ओर अपनो प्रीति के अनुसार जब कभी, जहां कहीं भी तथा जिस किसी प्रकार 
भी भक्तिपूषक की हुई मेरी पूजा मुक्ति प्राप्ति को पहुँचाती है। छे देवि ! मुझमें 
आसक्त मन से जो कुछ भी मेरा प्रिय और मंगल कार्यक्रम या अक्रम जिस 
किसी अ्रकार किया जाय वह सब मुक्ति देने वाला होता है। 


हे देवि! मेरे भक्त अत्यन्त कठिनाई में भी रह कर मेरी पूजा कर सकें, 
इसलिये शाद्नों में मैंने यह नियम किया है । 


द्वादशाक्षर ओर अष्टाक्षर सन्त्र 


इसी प्रकार विष्णुधर्मोत्तर में दादशाक्षर 3४ नमो भगवते वासुदेवाय” ओर 
अष्टाक्षर (3४ नमो नारायणाय! ये मन्त्र विशेष कर स्त्री तथा शुद्रों के लिये कहे गये 
हैं; किन्तु ये मंत्र द्विजातियों के लिये भी कल्याणकारक हैं। अर्थात्‌ चारों वर्णो 
को इन सन्‍्त्रों को जपना चाहिये। 


एतत्रोक्त द्विजातीनां ख्लीशद्रेष च यच्छरणु । 
द्ादशाशक्षरों मन्त्रो तेषां प्रोक्तो महात्मनास ॥ 
हितो तो च द्िजातीनां मन्त्रश्रेष्ठो नराधिप । 
तेभ्योप्यधिकमन्त्रोडपि विद्यते नहि कुत्रचित्‌ ॥ 


अन्त्यजोद्धार विधिः २१७ 


नुसिहपुराण के ६२ वे अध्याय में राजा सहस्नानीक ने मारकण्डेय ऋषि 
से पूछा कि वह पूजा की विधि बताइये कि जो सब हित के लिए हो अ्थात्‌ जिसके 
ब अ सब प्राणी विष्णु का पूजन कर सके । इसके उत्तर में मारकण्डेय जी 
कहा $-- 

अशक्षरेण मन्त्रेण नरसिंहमनामयम्‌ । 

गन्धपृष्पादिभिनित्यमचेयेदच्युतं नरः ॥ 

राजन्नशक्षरों मन्त्र: सवेपापहरः परः । 

रा 
समस्तयज्ञनफलद।ः सवशान्तिकर;। शुभः |! 


मनुष्य “3४ नमो नारायणाय” इस अष्टाक्षर मन्त्र से विष्णु भगवान्‌ नर- 
सिंह की पूजा करे । 


इसी से गन्ध पुष्पादि सोलहों उपचारों से पूजा करे । 


हे राजन ! यह अपष्टाक्षर मन्त्र सब पापों का हरने वाछा, सब यज्ञों के फल 
का देने वाला, सब दुख ओर दोष की शान्ति करने वाला है। उसी पुराण के 
१८ वें अध्याय में लिखा हैँ कि शुकदेव जी के यह प्रश्न करने पर कि किस मन्त्र 
को जपता हुआ मनुष्य संसार-सागर के दुख से छुटकारा पाता है -- 

भगवान वेदव्यासजी ने कहा ४-- 


अशरक्षर प्रवक्त्यामि मन्त्राणां मन्त्रमुत्तमम्‌ । 
यं जपन्‌ मुच्यते मत्यों जन्मसंसारबंधनात्‌ ॥ 
एकान्ते निजने स्थाने विष्ण्वग्रे वा जलान्तिके । 
जपेदशक्षरं मन्त्र चित्ते विष्णुं निधाय वे ॥ 


अष्टाक्षर मन्त्र सब मन्त्रों में उत्तम है। कोई मनुष्य हो, सत्य हो--जिसको 
एक दिन अवश्य मरना हे--इस मन्त्र को जप कर जन्म ओर संसार के बन्धन 
से छूट जाता है। एकान्त में, निजन स्थान में, विष्णु के आगे वा नदी वा जल 
के पास भगवान्‌ विष्णु को मन-मन्दिर में बिठा कर इस मंत्र को जपे। 


भगवान्‌ के नाम अनन्त हैं। विष्णुसहस्ननाम ओर शिवसहख्रनाम 
उन नामों को पूण रूप से नहों गिना सके । उन में से किसी एक नाम को भी 
जो मनुष्य श्रद्धा-भक्ति से उच्चारण करे तो उसका सब श्रकार से मंगल होगा। 
किन्तु जिस प्रकार से ईख का रस निकाल कर कुज्जे में भर दिया जाता है, उसी 
प्रकार जगत्‌ का हित चाहने वाले ऋषियों ने कुछ मन्त्र विशेष अ्रकाश कर दिये 
हैं, जिनके जपने का अधिकार ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक को है। इस विषय 
को मैं मन्त्र-महिमा नाम की छोटी पुस्तक में विस्तार से लिख चुका हूं, उसको में 
इस निवेदन के साथ सम्मिछित करता हूं, सज्जन वृन्द कृपाकर उसको देखें । 


श्श्ट मालवीय जी के छेख ओर भाषण 


इन मन्‍्त्रों की महिमा अति गम्भीर है। मेरी बहुत दिनों से यह प्राथना 
है कि ब्राह्मण से लेकर चाण्डाल पयन्त समस्त हिन्दू-सन्तान इन मन्त्रों की दीक्षा 
लेबें और उससे ऐहिक ओर पारछोकिक छाभ उठावें । 
इन सब बातों को लेकर रुद्रयामल में आया हे कि अनेक जन्मों की पुण्य- 
राशि से मनुष्य दीक्षित होता है, उस पर भी अनेक पुण्यों का उदय होने पर 
शिव और विष्णु में परायण होता हे । 
अनेकजन्मपुण्योपैदीक्षितों जायते नरः । 
तत्राप्यनेकपुण्येन शिवविष्णुपरायणः ॥ 
दीक्षा में जो कत्तेव्य किया जाता है वह सब मन्त्र ग्रहण के लिये ही किया 
जाता है; उस मन्त्र ग्रहणरूप दीक्षाका ही सब फल शाख्रों में कहा गया हे। 
अतएव शात्रों में मन्त्रों की बड़ी उत्कृष्ट महिमा पाई जाती है । मन्त्र किसे कहते 
हैं, इस पर शास्त्रों में आया है कि जिसके मनन करनेसे विश्व का विशेष ज्ञान हो 
४८५ है संसार-बन्धनसे रक्षा होती है और जिससे सिद्धि प्राप्त होती हे, उसे मंत्र 
कहते हैं $-- 
मननादिश्वविज्ञानं त्रा्ण संसारबन्धनात्‌ । 
यतः करोति संसिद्धिं मंत्र इत्युच्यते ततः॥ 
(पिंगलामत) 
मन्त्रके महत्त्वके विषयमें आया हे कि मन्त्र ही साक्षात्‌ ईश्वर और महो- 
षधि हे। मन्त्रसे बढ़कर सिद्धि देनेवाला कोई नहीं हे। साधकोंको सिद्धि देने 
के लिये देवताओंने तत्तत्स्वरूपको धारण किया, परन्तु उन स्वरूपोंमें मन्त्रका ही 
मुख्य स्वरूप है ः--._ 
मंत्र: सरवश्वरः साचान्मंत्र एव महोषघम्‌ । 
न हि मंत्रात्‌ परं कश्ित्‌ सवेसिद्धिग्रदायकः । 
साधकानां फल दातुं तत्तद्रपं धतं सुरेः । 
मुख्यस्वरूप तेषां तु मन्त्रा एव न चेतरत्‌ ॥ 
मेरुतन्त्र । 
मन्त्र देनेवाले गुरु कैसे होने चाहिए, इसपर स्कन्द॒पुराण में लिखा है कि 
गुरु निमेल, शान्त, साधु, स्वल्प बोलनेवाले, काम-क्रोधादिसे रहित, जितेन्द्रिय 
और आल होने चाहिए। ऐसे गुरु से दिया हुआ मन्त्र शीघ्र ही सिद्ध 
होता है $-- | 
गुरवो निमेलाः व अ साधवो मितभाषिणः । 
कामक्रोधविनिमुक्ताः सदाचारा जितेन्द्रियाः ।। 
एते) कारुण्यतों दत्तो मंत्र) प्षिग्र प्रसिध्यति । 


अन्त्यजोद्धार विधि: २१६ 


सन्त्रगअहण एक प्रकारका धार्मिक ब्रत धारण करना हैं। इस कारण मन्त्र 
लेनेवाले शिष्य को केसा होना चाहिए, इसपर भविष्यमें लिखा है $-- 
क्षमा सत्यं दया दानं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 
देवपूजापिहवन सन्‍्तोषः स्तेयवजेनम । 
सर्वेवरतेष्वयं धर्म: सामान्यों दक्नघा स्थितः ॥ 
भविष्य पु० । 
अथोत्‌ ब्रत धारण करने वाले शिष्य को स्नानादि से शुद्ध, सत्य, दया, 
क्षमा, दान, जितेन्द्रिय, अप्नि में हवन, देवपूजन, सन्‍्तोष ओर चोरी न करना-- 
इन दस धर्मों का पालन करना चाहिए | 


महर्षि देवल का 3 कहना हे कि किसी भी बात के लिए ब्रत धारण करने 
वाले को ब्रह्मचय, अहिंसा, सत्य और सांस का परित्याग--इन चार बातों का 
पालन सदा करना चाहिए-- 
ब्रह्मचय महिंसा सत्यमामिषवजनम्‌ 
ब्रह्मचयमहिंसा च सत्यमामिषवजनसर । 


व्रतेष्वेतानि चत्वारि चरितव्यानि नित्यञ्ञः ॥ 


शिवपुराण में लिखा हे कि चारों वर्णों को मद्य का ओर मद्य की गंघका 
त्याग करना भी आवश्यक है । 


मद्यस्य मद्यगंधस्य वर्जन सामान्य सर्ववर्णानाम्‌ । 


इस प्रकार शाख्रानुसार गुरु ओर शिष्यभाव से सम्पन्न होकर रात्रि में 
उपबास करके मन्त्रदीक्षा लेनी चाहिए। यद्यपि शव, वेष्णवादि का भेद लेकर 
एवं अधिकारी ओर उद्देश्य का भेद लेकर मंत्र अनेक प्रकार के हैं और उनकी 
दीक्षा के लिये छण्न, मुहतं, वार योगादि की शुद्धि अपेक्षित होती हैं, तथा 
अधिकारी भेद से मंत्रदीज्ञा की अनेक विधियाँ भी हैं; तथापि शारी:रक और 
मानसिक शुद्धि के लिये संस्कार के रूप में शेव और वेष्णवादि मुख्य दो-तीन 
प्रकार के ही भेद माने जाते हैं ओर गुरु देश ओर भावनाविशेष के कारण मंत्र- 
दीक्षा के सरल और सवहित नियम भी शात्रों में देखे जाते हैं। इस कारण 
गुरु, शिष्य, तिथि ओर स्थान विशेष के महत्त्व का विचार कर किसी भी अनुकूल 
अवसर पर मंत्रदीक्षा ली जा सकती है। योगिनीतंत्र में आया है कि जब 
भगवान्‌ की महांपूजा का दिन हो, चतुदंशी हो, अष्टमी, पंचमी या चतुर्थी हो 
तो उस दिन दीक्षा कार्य हो सकता है। क्योंकि ये सब तिथियां शुभ देने वाली 
कही गई हैं-- 
मन्वन्तरासु स्वांसु महापूजा दिने तथा । 
चतुर्थी पश्चमी चैव चतुदंश्यश्रमी तथा ॥ 


«४३७०७ ०६ भतिथय: शुभदा; प्रोक्ताः' | | 


२२० मालवीय जी के लेख और भाषण 


पुराण और तन्त्र ग्रन्थों में यह वचन भी आया हे कि जिस दिन गुरु 
मंत्रदीक्षा देने के लिये प्रसन्ष हो जाय उस दिन सभी वार ग्रह, नक्षत्र ओर राशि 
शुभ हो जाते हैं-- 
“पर्व वारा ग्रहा सर्वे नक्षत्रारि च राशयः | 
यस्मिन्नहनि सनन्‍्तुष्टों गुरु) से शुभावहाः ॥ 


योगिनीतंत्र में यह भी आया हे कि ग्रहण ओर महातीथों में कालनिणय 
की आवश्यकता नहीं होती है-- 


“ग्रहण च महातीर्थे नास्ति कालस्य निणयः ।* 


इतना ही नहीं किन्तु दीक्षातक्त्व में यह भी वर्णन आया है कि गुरु की 
आज्ञा के अनुरूप जब इच्छा हो तभी दीक्षा हो सकती हे और जब भी स्वेच्छा 
से सदूगुरु मिल जाय तभी दीक्षा ली जा सकती है। उस दशा में तिथि, 
वार, व्रत, होम, स्नान, जपादि क्रियाओं की प्रबल कारणता भी नहीं रहती है-- 
ह 'यदैवेच्छा तदा दीक्षा गुरो राज्ञानुरूपतः । 
न तिथिन ब्रतं होमो न स्रानं न जपः क्रिया । 
दीक्षायाः कारण किश्वित्‌ स्वेच्छयाप्ते तु सदुशुरो । 
इन सब बातों को विचारकर इस वर्ष सनातनघम महासभा ने महाराजा- 
घिराज दरभंगा के सभापतित्व में महाशिवरात्रि के पुण्य अवसर पर अन्त्यज 
प्यन्त समस्त वर्णाश्रम धर्मों हिन्दू-सन्तान को, जिन्होंने अबतक किसी मन्त्र 
की दीक्षा न ली हो, शव पंचाक्षर से मंत्रदीक्षा देने का प्रस्ताव पास किया है; 
इसलिये कि उसके द्वारा हिन्दू-सन्तान में बल, विद्या, बुद्धि ओर सद्भाव की 
वृद्धि हो। फाल्गुन मास के दीक्षा के फल में भी आया है कि फाल्गुन मास में 
दीक्षा लेने से बुद्धि की इद्धि होती है-- दी 
माघे भवेन्मेघाविव्धनस । 
फाल्युनेअपि विवृद्धिः स्थात्‌॥ 
अगस्त्यसंहिता । 
दीक्षा के लिये सर्वोत्तम स्थानों का निदश करते हुए योगिनीतन्त्र में आया 
हे कि मंत्रज्ञ पुरुष गोशाला, गुरुगह, देवमन्दिर, स्वच्छ जंगल, तीथ क्षेत्रादि पुण्य 
स्थान, बाग-बगीचे, नदी का स्वच्छ किनारा, आँवले ओर बेल वृक्ष के निकट, 
पवतों की सुन्दर गुफाओं के समीप और हे गंगा तटपर मंत्रदीक्षा दे। क्योंकि 
दीक्षा के लिये ये सब स्थान उत्तम होते हैं। इसमें भी गंगा का वट करोड़ों 
गुणवाला होता हे-- 
गोशालायां शुरोगें हे देवागारे च कानने ! 
पुण्यक्षेत्रे तथोद्याने नदीतीरे च मंत्रवित्‌ ॥ 


अन्त्यजोद्धार विधि: २२१ 


धात्रीबिल्वसमीपे च पव॑ताग्रे गुफासु च । 
गंगायास्तु तटे चापि कोटिकोटिगुर्ण भवेत्‌ ॥ 


दीचा विधि 


दीज्ञा लेने की साधारण ओर सरल विधि यह हे कि गुरु पृवरात्रि में 
त्रह्मवयपूवक उपवास करे । अगले दिन प्रातःकाल शोच-स्नानादि से शुद्ध 
होकर दीक्षा के पवित्र स्थान में जावे। यहाँ पर उपवास और स्नानादि से 
शुद्ध होकर दीक्षार्थी दीक्षा लेवे। जो गुरु असामथ्य या कारण विशेष से रात्रि में 
उपवास न कर सके, वह हविष्यान्न ग्रहण कर सकते है। नारद पंचरात्र में आया 
है कि मंत्र देनेवाले गुरु पहले दिन उपवास करें। यदि उपवास न कर सकें तो 
ह॒विष्याज्न अथोत्‌ नारियछ का फल, दि, घी, शुद्ध गौ का दूध, केला, आंवलादि 
अथवा चावल, जो, मूँग की दाल, तिछ आदि ह॒विष्यान्न अहण करें| 


दद्यान्मंत्र गुरु) स्वच्छ शिष्यं भक्तिसमन्वितम । 
उपोष्येकदिनं पूव यद्वा झ्ुक्‍्त्वा हविष्यकम्‌ ।। 


इस प्रकार गुरु ओर शिष्य शुद्ध होकर दीक्षा-स्थान में जावें ओर वहाँ 
पर गुरु पूव की ओर मुख करके बैठे शिष्य उत्तर मंह होकर बैठ । 
ल्ात्वा तु निर्मले तोये पूर्वास्यः सुस्थमानसः 
शिष्यश्वोदड्युखस्थश् १००१० ॥... 
>-नारद पंचरात्र | 
इसके बाद आचमन से शुद्ध होकर जिस मंत्र की दीक्षा देनी हो उसके 
मुख्य देवता को नमस्कार करें। शिवन्मंत्र की दीक्षा के लिये शिवजी को और 
विष्णु-मंत्र को दीक्षा के लिये विष्णु को नमस्कार कर । फिर मंत्र लेनेवाले शिष्य 
के कानों में तीन बार मंत्र सुनाकर माथे पर हाथ रख कर शाख्न-निर्दिष्ट झाव और 
वेष्णव-मंत्र की दीक्षा देनी चाहिये। शिवपुराण में सर्वोपयोगी ऐसी ही सरल 
विधि का वणन मिलता है| 


इस प्रकार मंत्र लेकर शिष्य गुरु को प्रणाम करे ओर गुरु शिष्य को अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय ( चोरी न करना ) शौच, त्रह्मचय, इन्द्रिय-जय, सदाचार, जुवा न 
खेलना, मद्य मांस का त्याग, दम, दया, संतोष, नम्नता, ज्ञान, ईश्वरभक्ति, देव, गुरु 
ओर धम में दृढभक्ति, उद्यम, उत्साह ओर परोपकारादि ब्रत के णलन का उपदेश 
करे । अन्त में शिष्य को इस प्रकार आशीवांद दें, हे शिष्य ! तुम सदाचारी हो | 
तुम्हें सदा कीर्ति, श्री, कान्ति, मेधा, आयु, आरोग्य और बल की प्राप्ति दोवे । 
उत्तिष्ठ वत्स मुक्तोडसि सम्यगाचारवान्‌ भव । 


कीर्तिश्रीकान्तिमेधायुबेलारोग्यं सदास्तु ते ॥ कम 
गा । 


२२२ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


इस प्रकार मन्त्र-दीक्षा लेकर नित्य प्रात/काल स्नानादि से शुद्ध होकर 
भगवान्‌ को नमस्कार करके १०८ बार मन्त्र का जप करना चाहिए। सूय में 
स्थित परमेश्वर का ध्यान कर अघ देना चाहिए । 

पुराणों में मंत्रों की महिमा बड़े विस्तार के साथ वर्णित है । 

पत्चाक्षर के महत्त्व की एक अत्यन्त मनोहर कथा स्कन्दपुराण के ब्रह्म- 
खण्ड में इस प्रकार आई है कि मथुरा में दाशाह नाम का एक यदु राजा था। 
काशिराज की कलछावती नाम की कन्या उसकी धर्मपल्ली थी। जब राजा ने 
उसको अपने पास बुढछाया तो कछावती उसके पास नहीं आई। इस पर 
राज ने उसको पकड़ कर खींचना चाहा तो कलावती ने कहा कि तुम अशुद्ध 
हो, मद्यपान करते हो, नित्य स्नान नहीं करते हो, वेश्यागामी हो, इस कारण 
मुझे छूने का साहस मत करो और यह भी कहा कि जब स्त्री अप्रसन्न हो, 
रोगिणी हो, गर्भवती तथा ब्रतवाली हो, तब उसे नहीं छूना चाहिए। कछाबती 
की इतनी धमयुक्त बातें सुनने पर भी राजा ने अपना हठ नहीं छोड़ा और अपनी 
भायों को पकड़ कर खींचना चाहा। ज्योंही राजा ने उसे छुआ तो राजा को 
उसका शरीर अप्नमि के समान जलता हुआ मालूम पड़ने लगा। तब आश्चर्य 
ओर भय के साथ राजा ने पूछा कि तुम्हारा शरीर जलता क्यों है १ छत्तर में 
रानी ने कहा कि बचपन में दुर्वासा ऋषि के दयाभाव से मुमे पन्नाक्षर मंत्र की 
दीक्षा मिली थी। उसी का यह प्रभाव है कि कोई अपवित्र पुरुष मुझको छू नहीं 
सकता है। यह सुनकर शुद्ध और पवित्र जीवन बिताने के लिये राजा ने रानी 
कलावती से मंत्र दीक्षा मांगी । रानी ने कहा कि आप मेरे गुरु हैं, इस कारण मैं 
आप को मंत्रोपदेश नहीं कर सकती हूँ; किन्तु आप मंत्र जानने वाले गर्गभुनि 
से दीक्षा लें। राजा ने बसा ही किया और मंत्र-दीक्षा छेते ही राजा के सब 
पाप ऐसे बह निकले जैसे हजारों कौवे उड़ चले हों । इसके उपरान्त राजा ख्र 
सहित गुरु को प्रणाम करके अपने घर चछा गया और सत्री-पुरुष दोनों ने धार्मिक 
जीवन यापन कर परम सुख प्राप्त किया। इन शास्त्रीय विधानों के द्वारा समस्त 
- असस्कृत हिन्दू-संतान को विशेषकर अन्त्यज भाइयों को शुद्ध और धर्मप्रेमी 
बनाना अत्येक सनातनधर्मी का कत्तेंव्य हे । 


अन्त्यजों का देवदरशन 

पिछले प्रकरण में यह दिखा दिया है कि अन्त्यजों को संस्कार के रूप में 
शेव या वेष्णव किसी भी सम्प्रदाय की मंत्रदीक्षा लेने का अधिकार हे। अब 
इस प्रकरण में यह बात श्रकट की जाती है कि मंत्रदीक्षा के प्रभाव से शुद्ध और 
सदाचारी, मदिरिा-मांस-त्यागी, भक्तिभाव से समन्बित अन्त्यजों को देवदशन का 
अधिकार है कि नहीं ? इस बात को स्पष्ट करने के लिये पुराणों का पर्यालोचन 
परम सहायक होगा। क्योंकि वेदों में प्रचलित देवपूजन के अधिकार, माहात्म्य 
और उसकी विधि स्पष्ट रूप से देखने में नहीं आती हे। वेदों में केवल अम्मि, 


अन्त्यजोद्धार विधि: श्र्३ 


इन्द्र, विष्णु, रुद्र आदि नामों से देवताओं का वणन पाया जाता हैं। इसके बाद 
मन्वादि प्राचीन स्मृतियों में देवपूजन के अतिरिक्त अन्य रूप में इस वात को कुछ 
भी चर्चा नहीं आई है। इसके बाद की अनेक स्मृतियों में अंशतः कुछ-कुछ वर्णन 
पाया जाता है। माहात्म्य, फल और अधिकारादि समस्त वातों को लेकर पुराण 
आर महाभारतादि ग्रन्थों में ही सांगोंपांग पूरा बणन मिलता है। इससे सिद्ध 
है कि वतमानकाल में जितने भी तीथे, मन्दिर और जो कोई भी पुण्य-स्थान हैं 
उनका प्रचार पुराणों में वर्शित माहात्म्य के ही कारण हैं; एवं इन पुण्य-स्थानों 
की विधि और विधान भी विशेषरूप से पुराणों में ही प्रतिपादित हैं, न कि मन्‍्वादि 
जैसी प्राचीन स्मृतियों में । यद्यपि पुराणों में वेदिक मंत्र ओर वेदिक विधान भी 
पाये जाते हैं एवं श्रुति ओर स्मृति में कथित बहुत से निषेध प्रकरण पाये जाते हैं; 
तथापि पुराणों में प्रायः कुछ ऐसे उदार विधान हैं जो कि अन्त्यज पयन्त वर्णा श्रमी 
हिन्दू-सन्तानमात्र के अभ्युद्य के लिये कहे गये हैं। पुराणों का दर्जा स्ट्ृतियों 
से कम नहीं माना गया है। यही बात है कि श्रीकंकराचाय जेंसे प्राचीन घर्मा- 
चार्यों ने महाभारत और पुराणादि वाकक्‍्यों को स्मृतिवाक्य के रूप में माना हे । 
वतमानल समय में सनातनधर्मियों के अन्दर जितना भी क्रियात्मक धरम विद्यमान 
है उसका सबसे ज्यादा श्रेय पुराणों को ही है । पुराण सदा पंचम वेद के रूप में माने 
गये हैं। पंचदशी में आया हे कि नारदजी ने पंचम वेद रूप पुराणों को पढ़ा था-- 
“स पुराणान्‌ पद्मवेदान” । उत्तरसीमांसा में आया हे कि इतिहास ओर पुराण 
वेदमूलक हैं--“तस्मात्समूलछमितिहासपुराणम्‌” €।१३।३३। महाभारत में तो पुराणों 
की महत्ता के विषय में बहुत कुछ वर्णन मिलता हैं। अनुशासनपव में आया हे 
कि पुराण, मन्वादि स्थृति, अक्लसहित वेद ओर चिकित्साशाश्न--ये सब ईश्वर 
की आज्ञा से सिद्ध हैं। इस कारण कुतक से इनका हनन नहीं करना चाहिये-- 
पुराणं मानवों धमंः साड्ो वेदअिकित्सितम । 
आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुमि! ॥ 


महाभारत के प्रारस्म में ही यह लिखा है कि व्यासजी ने अद्वारह पुराणों 
के बनाने के बाद उनके उपबृंहण स्वरूप महाभारत को बनाया | 
अष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्यवतीसुतः | 
पथ्ाद्भारतमाख्यानं चक्रे तदुपबृंहितम्‌ ॥ 
इसके बाद आदिपव में यह वन भी आया है. कि इतिहास और पुराण 
से वेदों की वृद्धि करनी चाहिये--“इतिहास पुराणाभ्यां वेद॑ समुपबृंहयेत्‌” । 
इसी प्रकार मनु, याज्ञवल्कय, व्यासादि स्मृतियों में पुराणों को धम के 
विषय में वेद की तरह बड़े महत्त्व का स्थान दिया गया हे। याज्ञवल्क्‍य में 
लिखा है कि पुराण, न्याय, मीमांसादि चोदह विद्याएं धर्म के स्थान हैं -- 
पुराणन्यायमीमांसा घमशास्राइमिश्रिताः | 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धम्मस्य च चतुदेश ॥ 


२२४ मालवीय जी के छेख ओर भाषण 


छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ के सप्तम अध्याय के प्रथम खण्ड में नारद ओर सन- 
त्कुमार के संवाद में पुराणों को स्पष्ट रूप से पांचवां वेद कहा हे। “इतिहास 
पुराणः पद्चमो वेदानां वेदः” । धम के विषय में पुराणों के इन सब महत्त्वों 
को लेकर ही महाभारत के आदि पव में यह लिखा हे कि पुराणों की पुण्य कथाएं 
धर्म और अथ से युक्त रहती हैं. अथीत्‌ पौराणिक कथायें धर्म ओर अथ को 
देनेवाली होती हैं--“पुराणसंश्रिताः पुण्याः कथा धम्मोथ संश्रिताः”। श्रुति- 
स्मृति प्रतिपादित सूक्ष्म धर्म का भी बणन पुराणों में किया गया हे। श्रुति- 
स्मृति में जो विषय जटिल थे, उन्हें पुराणों ने सरल ओर स्पष्ट कर दिया हे । 
जहां साधारण रूप से स्मृति ग्रन्थों में यह आया है कि चाण्डछादि शूद्र जाति 
को विशिष्ट धर्मादिका उपदेश नहीं देना चाहिये वहाँ उसी बात को पुराणों में 
इस प्रकार दिखाया गया है कि यद्यपि साधारण प्रकार से जैसे द्विज जाति का 
बालक उपनयन के पू्ब वेदादि के अध्ययन का अधिकारी नहीं रहता हे किन्तु 
उपनयनादि संस्कार से संस्कृत अर गायज्यादि मंत्र से दीक्षित हो जाने पर 
उन बातों का अधिकारी हो जाता है उसी प्रकार चाण्डछादि अन्त्यज साधारणतः 
बहुत अंश में सनन्‍्मानित नहीं रहता है किन्तु जब उसको अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
शौचादि का उपदेश मिल जाता हे ओर जब वह शेव वेष्णवादि मंत्रों से दीक्षित 
हो जाता है तथा मद्य, मांस, द्यूतादि का परित्याग कर नित्य स्नानादि क्रिया 
से पविन्न होकर भक्ति-भाव से युक्त होता हे तो वह भी समाज में सम्मान का 
पात्र होकर देवद्शन, कूप, पाठशाला, तीथे, ब्रत, उत्सव और कथा पुराण श्रवणादि 
सामाजिक सव साधारण कार्यों में भाग लेने का पूरा अधिकारी हो सकता हे। 
यह पुराणों के विधानों से ही स्पष्ट हो जाता है। इस के निणय के ढिये पुराणों 
से बढ़कर दूसरा कोई भी साधन नज़र में नहीं आता है। पुराणों में अनेक 
कथाएं ऐसी आई हैं. कि जो चांडालादि अंत्यजों के देवदशन और पूजन से ही 
विशेष संबंध रखती हैं, जिससे यह मालूम होता है कि देवद्शन करने से किसी 
भी अन्त्यज को इहलोक ओर पैरलोक में कभी भी दुगति नहीं हुई किन्तु सर्वोत्तम 
गति ही हुई । 

इस विषय पर रुकन्दपुराण में बहुत सी कथाय इस प्रकार आई हैं :-- 

स्कन्दपुराण के महेश्वरखण्ड में केदारखण्ड के पांचवें अध्याय में आया 
हे कि पूर्व समय में नन्‍्दी नाम का वेश्य अवन्ती नगर में रहता था। वह 
प्रतिदिन प्रातः तपोबन के एक शिवलिंग की पूजा बड़ी विधि से करता था और 
अनेक प्रकार के फल-फूल मणि-माणिक्य चढ़ाता था। इस प्रकार नन्‍दी ने 
वर्षों तक रुद्राभेषिक और शिवाचन किया। इसी अवसर पर उस घोर जंगल 
में घूमता हुआ अविवेको, भूतहिंसक, पापरत एक शिकारी किरात ( चाण्डाल 
जाति का ) अकस्मात्‌ उस प्रदेश में आ पहुँचा । वह बहुत प्यासा था, 
इस कारण पानी ढूंढ रहा था। इतने में उसने एक तालाब देखा ओर 
उसमें प्रवेश कर कुल्ला करके पानी पिया। ताछाब के सामने ही अद्भुत शिव 


अन्त्यजोद्धार विधि: २२४ 


मन्दिर को देखा ओर उसमें अनेक रत्नों से अलग-अलग पूजित शिवलिंग को 
देखकर पूजा में चढ़ी हुई रत्नादि सामग्री को बटोर कर इधर-उधर कर दिया। 
पास में पात्र न होने के कारण किसी कार मुंह में भरे हुए जल से ही शिवलिंग 
को स्नान कराकर एक हाथ से बिल्वपत्र और दूसरे हाथ से मृगमांस चढ़ाया 
तथा दण्ड प्रणाम कर के सन में यह संकल्प किया कि आज से सावधान होकर 
पूजा करूँगा। हे शंकर जी ! आज से तुम मेरे स्वामो हो और में तुम्हारा भक्त 
हूँ। इस अकार नियमबद्ध होकर किरात अपने घर चला आया। 

“पण्डूपोत्सजनम्‌ कृत्वा पीत्वा तोय॑ च निर्गतः |” 

के दर्द्शाग्र श्रयेमण्डितस्‌ 

शिवालयं ददशाग्र अनेकाश् | 

द्ट सुपूर्जितं लिंगं नानारत्नेः पृथक्‌ एथक॥ 

तथा लिग॑ समालक्ष्य यदा पूजां समाहरत्‌ । 

रल्ाानि विधृतानि इतस्ततः ॥ 

स्रपनं तस्य लिंगस्य कृत॑ गंडषवारिणा । 

३ ( 

करेणकेन पूजारथ बिल्वपत्राणि सोउपयत्‌ ॥ 

द्वितीयेन करेणेव सृगमांस समपेयत्‌ | 

दण्डग्रणामसंयुक्तः संकल्पं मनसा5करोत । 

अद्यप्रभ्ृति पूजां वे करिष्यामि प्रयज्नतः ॥ 

त्वं मे स्वामी च भक्तो5हमद्यप्रमृति शंकर । 

एवं नेयमिको भूल्वा किरातो गृहमागतः ॥ 


इसके बाद हर रोज़ की तरह जब नन्‍्दी पूजा करने आया तो उसने वहाँ 
का वह सब काये देखा जिसे किरात कर गया था। यह देखकर नन्‍्दी बहुत 
चिन्तित हुआ और सोचने लगा कि यह सब काय विघ्न सूचित कर रहा है। न 
मालूम कोन दोष हो गया हे । मालूम पड़ता हे कि मेरे दुर्भाग्य से विन्न आगया 
हे। इस प्रकार बहुत विचार कर शिवमन्दिर को धोकर नन्‍्दी अपने घर 
लोट गया। 


“तथा गतेन मार्गेण नन्‍्दी स्वग्ृहमागतः ।* 


घर में नन्‍दी को दुखी देखकर उसके पुरोहित ने पूछा कि आप क्‍यों 

उदासीन हैं ? नन्‍्दी ने पुरोहित से कहा कि हे विप्र ! आज मैंने शिव के समीप 

अपवित्र वस्तु को देखा, न मालूम यह केसे हो गया और किसने किया ? तब 

पुरोहित ने कहा कि इसमें सन्देह नहीं है कि जिसने रत्नादि सामग्री को इधर- 

उधर फेंका है, वह काय और अकाय को न जानने वाला मूखं ही था। किन्तु 

आप तनिक भी चिन्ता न कर। प्रातः मेरे साथ झिवमन्दिर चलें, में उस दुष्ट को 
२९ 


२२६ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


देखूंगा। यह सुनकर ननन्‍्दी दुःखित मन से घर में बैठा रहा और जब रात्रि 
बीती तो पुरोहित के साथ शिवालय चला गया। वहाँ पर उसने विधिविधान 
के साथ नाना रत्नों से शिव की पूजा की और ब्राह्मणों के साथ दोपहर तक 
शिवजी की स्तुति की। इतने में हाथ में धनुष लिये बली, महाप्रतापी “महाकाल” 
नाम का वह किरात आ पहुँचा । 

आयातो हि महाकालस्तथा रूपो महाबलः । 


कालरूपो महारोद्रो धनुष्पाणि! प्रतापवान ॥ 


किरात को देखते ही नन्‍्दी डरकर विछाप करने रगा ओर ब्राह्मण भी 
भयभीत होगया । तब वह किरात निःसकृलोच होकर पहले की तरह सब सामग्री 
हटाकर शिव जी को बिल्वपत्र, नेवे ओर फल चढ़ा कर दण्डबत प्रणाम करके 
घर चला गया । 
तां पूजां प्रपदाहत्य बिल्वपत्र समपेयत्‌ । 
नैवेध्॑ं तत्फलं चेव किरातः शिवमपेयत्‌ । 
दण्डवत्पतितों भूमावुत्थाय स्वगृहं गतः ॥ 


यह सब देखकर नन्‍्दी पुरोहित सहित शोक से व्याकुल हो गया। ननन्‍दी 
को अपनी रत्नमय सामग्री के आगे एक दीन-गरीब पत्रपुष्प वाली पूजा अभव्य 
छगी ओर उसे वि्नों की आशंका होने छगी । इस कारण उसने बहुत से वेदज्ञ 
ब्राह्मणों को बुठाया ओर कुल घटना सुना दी। नन्‍्दी को अति शंकित देखकर 
सब विप्रों ने यह निश्चय किया कि इस विन्न को देवता भी नहीं रोक सकते, इस 
कारण तुम लिंग को घर ले चछो। यह सुनकर ननन्‍्दी शिव छिंग को उखाड़ कर 
घर ले गया और स्वण-पीठ में विधिपूवक स्थापित कर अनेक प्रकार के उपचारों 
से उसकी पूजा की। इसके उपरान्त जब दूसरे दिन किरात शिवमन्दिर में 
आया तो उसने देखा कि मन्दिर में शिवलिंग नहीं है तो एकाएक चुप हो गया 
ओर एक गम्भीर करुण क्रन्दन के साथ भगवान्‌ शंकर की प्रार्थना इस भ्रकार 
क्रने लगा कि हे शस्भो ! कहाँ चले गये हो । आज ही मुझे दश्शन दो । यदि मैं 
तुम्हारा द्शन न कर सका तो निश्चय आज मैं. अपना शरीर छोड़ दूंगा। हे 
शम्भो ! हे जगन्नाथ ! हे त्रिपुरान्तक प्रभो ! हे रुद्र और महादेव ! अपने आप 
मुझे दर्शन दो | 


अथापरेद्युरायातः किरातः शिवमन्दिरम्‌ । 
यावद्धिलोकयामास लिंगमैश न दृष्टयान ॥ 
मौन विहाय सहसा श्ाक्रोशन्निदमत्रवीत | 

हे शम्मो क्र गतो5सि त्वं दर्शयात्मानमद्य वे । 
न दृष्टोईसि मया त्वं हि त्यजाम्यद्य कलेवरम्‌ । 


अन्त्यजोद्धार विधिः २२७ 


हे शम्भो हे जगन्नाथ त्रिपुरांतकर प्रभो । 
हे रुद्र हे महादेव दशयात्मानमात्मना ॥ 


इस ग्रकार मधुर वाक्यों से शिव को पुकार कर उस वीर किरात ने अपना 
पेट फाड़ा, फिर बाजुओं को ठोककर क्रोध से वोलने लगा कि हे शस्भो ! मुझे 
दर्शन दो, मुझे; छोड़कर कहां जाते हो ? 


एवं साक्षेपमधुरेवाक्येः ज्षिप्तः सदा शिवः । 
किरातेन ततो रंगैवीरोउसो जठरं स्वकम्‌ । 
विभेदाशु ततो बाहुनास्फोटयेव रुपात्रवीत्‌ । 

हे शम्मोी दशयात्मानं कृतो मां त्यज्य यास्यसि ॥। 


इस प्रकार क्रोध से शिव की पुकार मचाकर शरीर से मांस और आंत 
को काटकर शिवलिंगवाले गड्ढे में चढ़ाने लगा । फिर कुछ देर बाद स्वस्थ चित्त 
होकर उसने पास के तालाब में देर तक सस्‍्तान किया ओर उसी भांति शीघ्र ही 
जल तथा बिल्वपन्र लाकर उससे जेसा बन पड़ता था वेसा शिवपूजन कर वहां 
पर शिव के ध्यान में मग्न होकर भूमि में दस्ड के समान गिर गया । 


इति ज्षिप्त्वा ततोंत्राणि मांसमुत्कृत्य सवंतः | 
तस्मिन्‌ गते करेणेव किरातः सहसाक्षिपत्‌ | 
स्वस्थं च हृदयं कृत्वा सस्‍नो सत्सरसि ध्रुवम्‌ । 
तथयैव जलमानीय बिल्वपत्र त्वरान्वितः | 
पूजयित्वा यथान्यायं दण्डवत्पतितो भ्रुवि | 
ध्यानस्थितस्ततस्तत्र किरातः शिव संनिधों ॥ 


यह सब हो जाने के बाद वहां पर कपूर के समान गौरबर्ण और जटाजूट- 
धारी चन्द्रशेखर भगवान्‌ शंकर अपने गणों के सहित अकट हुए और उस दीन 
किन्तु परम भक्त किरात को हाथ से पकड़ कर आश्वासन देते हुए शिवजी कहने 
लगे कि हे महासते और ऊंचे विचारवाले वीर ! तुम मेरे भक्त हो, तुम्हें जो 
अच्छा लगे उसे मांगो । भगवान शंकर के यह कहने पर वह महाकाल नाम का 
क्रात प्रसन्न होकर परम भक्ति के साथ भूमि में दण्ड के समान गिर गया। 
इसके अनन्तर भगवान्‌ शंकर से बोला कि वरदान के विषय सें आपसे मेरी 
यह प्राथना है कि हे शंकर ! इसमें सन्देह नहीं है कि में आप का दास हूँ. और 
आप मेरे स्वामी हैं। आप जन्‍्म-जन्मान्तर में अपनी भक्ति दीजिये। तुम 
माता-पिता, भाई-बन्धु, मित्र, गुरु, महामंत्र ओर सदा मंत्रवेद्व हो; इस कारण 
तीनों लोकों में आप से बढ़कर दूसरा कुछ भी नहीं है । 


श्श्द मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


प्रादुभूतस्तदा रुद्रः प्रमयै! परिवारितः । 

कपूरगोरो ब्रुतिमान्‌ कपदी चन्द्रशेखरः ॥ 

त॑ गृहीत्वा करे रुद्र उवाच परिसान्तयन | 

भो भो वीर महाप्राज्ञ मद्धक्तोडईसि महामते ॥ 

वरं वृणीष्वात्महितं यत्तेडभिलषितं महत्‌ । 

एवमुक्तः स रुद्रेण महाकालो मुदान्वितः ॥ 

पपात दण्डवर्द्भूमो भक्तया परमया युतः । 

ततो रुद्रं बभाषे स वरं सम्प्राथयाम्यहम्‌ ॥ 

अहं दासो5स्मि ते रुद्र त्व॑ं मे स्वामी न संशय: । 

एतदबुद्ध्वात्मनो भक्ति देहि जन्मनि जन्मनि ॥ 

त्वं माता च पिता त्वं च त्वं बन्धुश्व सखा हि मे । 

त्व॑ गुरुस्त्व॑ महामंत्रो मंत्रवेद्योईसि स्वदा ॥| 

तस्माचदपर नान्यत्‌ त्रिषु लोकेषु किंचन । 

महाकाल किरात की इन सब निष्काम बातों को सुनकर आशुतोष भगवान्‌ 

शंकर ने तुरन्त ही उसे अपनी सभा का मुखिया और द्वारपारू का पद दे दिया। 


उस समय चारों ओर से भेरी, डमरू, दुंदुभी और शंखनाद होने छगा। संसार 
में चारों ओर ध्वनि फेल गईं । 


उस समय के हषनाद को सुन कर अति आश्रय के साथ नन्‍्दी शीघ्र ही 
उस तपोवन में गया जहाँ पर अपने श्रमथ गणों के सहित भगवान्‌ शंकर 
विराजमान्‌ थे। नन्‍्दी ने वहाँ पर किरात को बड़े गौर से देखा और आमश्चर्य- 
युक्त होकर बड़ी नम्नता के साथ उससे कहा कि हे परंतप ! तुम भक्त हो, तुमने 
परम समाधि से शब्भु को यहाँ बुलाया है । 


मैं तुम्हारा भक्त होकर यहाँ आया हूँ। मेरे विषय में शंकर जी से 
निवेदन कर दो | 


निष्कामं वाक्यमाकण्य किरातस्य तदा भव: । 
ददौ पाषंदुखूयत्वं द्वारपालत्वमेव च | 

तदा डमरुनादेन नादितं भ्रुवनत्रयम्‌ । 
भेरी-अंकारशब्देन शंखानां निनदेन च ॥ 
“लंदी त॑ नादमाकण्य विस्मयात्वरितो ययौ”' । 
तपोवन यत्र शिवः स्थितः प्रमथसंवृतः । 
किरातो हि तथा दृष्टो नंदिना च तदा भृशम्‌ ॥ 


अन्त्यजोद्धार विधि: २२८ 


उवाच ग्रश्नितो वाक्य स नंदी विस्मयान्वितः । 
किरात॑ं स्तोतुकामो5सो परमेण समाधिना ।। 
इहानीतस्त्वया शंभ्रुस्त्व॑ भक्तोसि परंतप | 
त्वदूभक्तो5हमिह प्राप्तो मां निवेदय शंकरे ॥ 
नन्‍्दी की इस बात को सुनकर वह दयालु किरात जल्दी से नन्‍्दी को अपने 
साथ में लेकर झंकर जी के पास गया। इतने में भगवान्‌ शंकर ने किरात से 
हँसकर कहा कि रुद्रगणों के समीप तुम किसको ले आये हो ? किरात ने कहा, 
भक्तवत्सल भगवान्‌ ! यह नित्य प्रति आपकी पूजा करने वाला, नन्‍्दी नास 
का वैश्य हे, इसको आप मेरा मित्र समझें, क्योंकि यह अनेक पुष्प, धन, धान्य 
ओर नाना श्रकार के रत्नों से तथा अपने जीवन से भी आपकी पूजा करता था | 
जीवितेन धनेनापि पूजितोइसि न संशय: । 
तस्माज़ानीहि मन्मित्र नंदिन भक्तवत्सल ॥ 
यह सुनकर शिवजी ने कहा-हे महासते ! महाकाल ! में नन्‍दी 
वेश्य को नहीं जानता, तुम मेरे भक्त हो और सखा हो। जो मनुष्य उपाधि 
रहित है ओर जो उदार मन के हैं, ऐसे विशिष्ट मनुष्य ही मेरे अत्यन्त प्रिय भक्त 
हैं”। यह सुनकर किरात ने कहा कि भगवन्‌ ! मैं तुम्हारा भक्त हूँ और यह 
नन्‍्दी मेरा हितैषी हे। भगवान्‌ ने किरात की यह विनती सुन लो ओर उन 
दोनों को अपना पाषद बना लिया । इसके बाद वहाँ पर अनेक विमान आये। 
इस ग्रकार भक्ति और ईश्वर की पूजा के द्वारा महाप्रभाववाले उस श्रेष्ठ किरातने 
एक वेश्यका उद्धार किया $-- 
ततो विमानानि बहूनि तत्र समागतान्येव महाग्रभाणि । 
किरातवर्यंण स वैश्यबय उद्धारितस्तेन महाग्रभेण ॥ 
स्कान्द० साहेश खं० ( के० खं० ) अ० ५। 
इसी अध्याय के पहले इस प्रकार का वन मिलता है कि अच्छे आचार- 
विचार वाले जो वर्शाश्रमी ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य, ओर शुद्र गुरु-मुखसे उपदेश 
पाकर शिवपूजा में छगे रहते हैं ओर विश्वको शिवमय देखते हैं. तथा इसी श्रकार 
जो कोई भी पुरुष एवं चाण्डाल भी शिवपूजक हो तो वह शम्सुका अत्यन्त ग्रिय 
होता हे । 
गुरोमुखाच्व संग्राप्तशिवपूजारताश् ये । 
शिवरूपेण ये विश्व॑ पश्यंति कृतनिश्रया; । 
सम्यगबुद्धथा समाचारा वर्णाश्रमयुता नराः ॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः शू द्राश्चान्ये तथा नराः । 


श्रपचो5पि वरिष्ठ: स शंभोः प्रियतरों भवेत्‌ ॥ 


२३० मालवीय जी के लेख और भाषण 


इसी खण्ड के तेंतीसबें अध्याय में आया है कि किसी पुल्कस (अन्त्यज) 

ने प्रसंवश शिवपूजा की। उसने अविनाशी शिव को पाया, तो फिर जो 
मनुष्य श्रद्धा-भक्ति के साथ शिवरूप परमात्मा के लिये पत्र, पुष्प, फछ, चन्दनादि 
चढ़ाते हैं उनके फल के विषय में कहना ही क्या है? वे तो इस संसार में रुद्र के 
ही समान होते हैं. इसमें सन्देह नहीं । स्वल्पबुद्धिवाले “चण्ड” नामक पुल्कस 
ने श्रसंगवश शिवपूजा की तो उसका जीवन सफल हो गया | फिर आगे चल 
कर ८३ श्लोक में यह वर्णन आया है कि भगवान्‌ शद्धर के प्रसाद से श्रपच भी 
वरिष्ठ (मान्य ) होता है। इस कारण प्रयत्न से शह्नर की पूजा करनी चाहिये । 

पुल्कसो5पि तथा ग्राप्तः प्रसंगेन सदाशिवस । 

कि पुनः श्रद्धया युक्ता! शिवाय परमात्मने । 

पृष्पादिक फल गंध तांबूलं भक्तयमृद्धिमत्‌ । 

ये प्रयच्छन्ति लोके5स्मिचलद्रास्ते नात्र संशय: । 

चण्डेन वे पुल्केसेन सफल तस्य चाभवत्‌ । 

प्रसंगेनापि तेनेव कृतं तच्चाल्पबुद्धिना । 

श्रप्चो5पि वरिष्ठ: स्याट्सादाच्छंकरस्य च । 

तस्मात्सवश्रयत्नेन पूजनीयो हि शंकरः ॥। 


इसी अध्याय के तिरासिवें श्लोक में इस भ्रकार की कथा आई हे कि किसी 
चंचला ब्राह्मणी के अधम कर्म से एक चाण्डाल पेदा हुआ। बह अत्यन्त 


हे 


पापी, सुरापी, चोर, ठग, शिकारी, धर्मरहित ओर अत्यन्त दुष्टात्मा था। वह 
एक समय शिवरात्रि के अवसर पर शिवालय में गया ओर शिव के पास उसने 
उपवास रखा। उसको स्वयंभू लिंगरूपी भगवान्‌ शझ्डर के समीप ही अक- 
स्मात्‌ मोक़्े-मोक्ने पर शिवशासत्र का श्रवण भी हो गया। इन सब कर्मों के फलों 
से वह चाण्डाल पुण्ययोनि को प्राप्त हुआ । 

सगयुथ्र दुरात्मासो कमंचाएडाल एवं सः । 

अधमिंष्ठी <द्यसद्वृत्तः कदाचिच्च शिवालयम्‌ ।| 


शिवरात्यां च॒ संप्राप्तो द्युवितः शिवसब्निधौ। 
श्रवर्ण शेवशाख्रस्य यरच्छाजातमंतिके । 
शिवस्य लिंगरूपस्य स्वयंश्रुवो यदा तदा॥ 
स एकत्रोषितों दुष्टः शिवराज््यां तु जागरात | 
तेन कमंविपाकेन पुण्यां योनिमवाप्तवान ॥ 


अन्त्यजोद्धार विधिः २३१ 


इसी माहेशखण्ड में केदारखण्ड के आठवें अध्याय के ११६ व श्लोक में 

यह विधान आया हे कि स्त्री, शूद्र और श्वपचादि अन्त्यज जो कोई भी लिंग 
रूपी सदाशिव की पूजा करते हैं, वे सब दुःख-विनाशक उस शिव को प्राप्त 
करते ही हैं । हि कसी 

ये शिव नित्य लिंगरूपिणमेव च | 

खियो वाप्यथवा शुद्राः श्रपचा छन्त्यवासिनः । 

« शिव जी, ५ 

त॑ शिव प्राप्नुवन्त्येव सवेदुःखोपनाशनस ॥ 


इसी के आगे यह भो वर्णन आया है कि मनुष्य क्या पशु भी किसी 

प्रकार दशनादि करने से परम स्थान को चले गये--'पशबोडपि पर याताः कि 
पुनर्मानुषादय+” ॥ आगे इसी खण्ड के इकतीसवें अध्याय में यह वणन मिलता है 
कि गिरि लोग मे ( पब्रताधिष्ठाद देवता ) कहते हैं कि हे शम्भो! हम तुम्हें 
नमस्कार करते हैं, हम आपकी शरण में आये हैं। आपने अपने दशेन से ख्पचों 
को वरिष्ठ ( मान्य ) किया हे $-- ५ 

वरिष्ठाः श्रपचा येन ऋृता वे दशना्या | 

त्वां भमामी जगद्वन्धुं तवाँ व्यं शरणागताः ॥ 


एक जगह इसी अध्याय में भगवान्‌ शंकर धमराज से कहते हैं :-- 
४ भावोलुवर्त 0 
बहूनां जन्मनामन्ते मयि ते। 
सवभावेन 
प्राणिनां स्वंभावेन जन्माभ्यासेन भो यम ॥ 


तस्मात्सुकृतिनः सर्वे येषां मावो5लुव॒तते । 
जन्मजन्मानुचत्तानां विस्मयं नेव कारयेत्‌ ॥ 
ख्री बाल शुद्राः श्रपचाधमाश्र प्राग्जन्मसंस्कारवशाद्वि धरम । 
योनिं गताः पापिषु वतमानास्तथापि शुद्धा मजुजा भवन्ति ॥ 


अथात है यम ! प्राणियों को जन्म-जन्मान्तर के अभ्यास से अनेक जन्म 
में मेरे प्रति भाव का उदय होता है, इस कारण मुझ में भाव (प्रेम ) रखने वाले 
सभी प्राणियों को पुण्यात्मा सममनां चाहिये। इस विषय में थोड़ा भी आम्य 
न करना चाहिये। हे धमराज ! यद्यपि मनुष्य पूवजन्स के कमोनुसार स््री, 
शूद्र, श्वपच या अधम से भी अधम योनि में पहुँच जाता हे और पाप 
कर्मों में विद्यमान रहता है, फिर भी मुझ में भाव रखने वाले ऐसे प्राणी शुद्ध 
मनुष्य होते हैं अथोत्‌ उन्हें अशुद्ध या घृणित नहीं समझना चाहिये। इस खण्ड 
के १€ व अध्याय में छोमश जी ब्राह्मणों से कहते हैं कि शिव से बढ़कर 
दूसरा पूजनीय देव नहीं है। शिव भक्ति में छगे हुए मूक, अंघ, पंगु, अज्ञानी 


२३२ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


ओर अन्त्यज जाति के चाण्डाल तथा श्वपचादि कोई भी हों वे सब परम गति 
को पाते हैं। इस कारण सब मनुष्यों को सदा शिव की पूजा करनी चाहिये $-- 


शिवात्परतरो नास्ति पूजनीयो हि भो द्विजाः । 
ये मूकास्तथांधाश्र पंगवो ये जडास्तथा ॥ 
जातिहोनाश चंडालाः श्रपचा ह्मन्तजा हासी । 
शिवभक्तिपरा नित्य॑ ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ 
तस्मात्सदाशिवः पूज्य; स्व रेव मनीषिभिः । 
पूजनीयो हि संपूज्यो हाचनीयः सदाशिवः ॥ ६७-६८ ॥ 


केदारखण्ड के ३१ इकतीसव अध्याय में स्वामी कार्तिकेय को शिव का ही 
स्वरूप बताते हुए यह वर्णन आया हे कि सत्यशीछ, शान्त, दानी, वेद-बेदांग पारंगत, 
धमनिष्ठ, जितेन्द्रिय, रागद्वेष रहित और निर्ठोभी याज्ञिक लोग जिस उत्तम गति 
को भ्राप्त करते हैं, हे शम्भो ! आप का दर्शन करनेवाले अधम श्वपच भी उसी 
गति को प्राप्त करते हैं $-- 
ये सत्यशीलाः शांताश्र वदान्या निरवग्रहाः । 
जितेन्द्रिया अलुब्धाथ कामरागविवर्जिता ॥ 


याज्षिका पर्मनिष्ठाथ्वेदवेदांगपारगाः । 
या ग॒तिं यांति वे शम्भो सर्वे सुकृतिनो5पि ते । 
तां गति दशनात्सवें श्रपचा अधमा अपि ॥ २२९-२३-२७ ॥ 


इसी बात को वहीं पर फिर २७ वें श्छोक में भी कहा है $-- 
कुमारदश नात्सवें श्रपचा अपि यांति वे । 
सद्‌गतिं त्वरितिनेव कि क्रियते मया5धुना॥ 


कमे-चाण्डाल की कथा 


इस कथा में जाति-चाण्डाल की अपेक्षा कम-चाण्डाल को अधम दिखाया 
गया है। इस कथा से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जाति-चाण्डाछ के देवदर्शन 
ओर पूजनादि से देवविश्नह में बेसा दोष नहीं होता है जैसा कि कुछ लोग सम- 
झते हैं, किन्तु कमे-चाण्डाल के दर्शन, स्पश और पूजन से प्रतिमा दूषित हो 
जाती है, वह कमचाण्डाल चाहे किसी भी ऊँची जाति का क्‍यों नहो। यह 
कथा स्कन्द्महापुराण के ब्रह्मतरएड के धमोरण्य के २७ वें अध्याय के गोवत्स- 
तीथ के माहात्म्य प्रकरण में इस प्रकार आई है. कि देवताओं ने गोवत्सतीथ में 
एक प्राचीन शिवकिक्क की स्थापना की। स्थापना के बाद, वह लिछ्जडः प्रतिदिन 
बढ़ने लगा। इस अकार की वृद्धि देखकर देवताओं को भय होने छगा । इतने 


अन्त्यजोद्धार विधिः २३३ 


में आकाशवाणी के रूप में यह शिववाणी हुई कि “आप लोग बिलकुल भय न 
करे, किन्तु किसी चाण्डाल को छाकर उसे मेरे सामने स्थापित कर? । यह सुन- 
कर देवता लोगोंने भी वेसा द्वी किया; किन्तु इस पर भी शिवलिक्ल की वृद्धि में 
कमी नहीं हुई; कारण कि देवता छोगों को यह मालूम नहीं था कि यहां पर किस 
प्रकार का चाण्डाल विवक्षित हे, इस कारण वे लोग जातिचाण्डाल को छे आये $- 

हे लोका मा भयं वोउस्तु उपाय; श्रूयतामयम्‌ । 

कश्रिच्चाण्डालमानीय मत्पुरः स्थाप्यतां धरुवम्‌ ॥ 

चण्डालांथ समानीय दरधुदेवस्य ते पुरः। 

तथापि तस्य बृद्धिस्तु नेव निव्तेते पुनः ॥ ३०-३१ ॥ 

इसके बाद पुनः यह आकाशवाणी हुई कि देवतालछोगों में जो कमंचाण्डाल 

हो, उसे मेरे आगे छाओ। यह सुनकर देवताओं को अति आश्चयं हुआ और 
किसी कमंचाण्डाल को नगर तथा गांवों में खोजने छगे। इतने में उन्हें पाप- 
कम में रत ओर अपने को ब्राह्मण बतानेवाला मनुष्य मिज्ा । बह ब्राह्मण भूखे 
प्यासे, दुबल और बोझ से लदे हुए बेैलोों को मध्याह में जोतता था। बिना 
स्नान के भी बासी भोजन करता था। ऐसे कमचाण्डाल को देवता शिवजी 
के आगे ले आये। देवालय के आगे आते ही वह कमचांडाल भस्म हो गया, 
तब से उस जगह का नाम चाण्डालरूस्थछ पड़ गया । उसी समय शिवलिड्ज वृद्धि 
को छोड़कर अपने स्वरूप में आ गया। 

कर्मणा यस्तु चांडालः सोग्रे मे स्थाप्यतां जना; । 

(5 
तच्छुत्वा महदाथयम्तिं चक्रुविलोचने ॥ 


मार्गमाणास्तदा ते तु ग्रामाणि नगराणि च | 

कश्वित्कमंरतं पाप दर्शुर्राह्मसबुवम ॥ 

वृषभान्भारसंयुक्तान्म ध्योहेड्वाइयत्त सः । 

श्षत्तटअमपरीतांश् दुबलान्क्ररमानसः ॥ 

अख्नात्वाउपि पयुषितं भक्षयतीह वे द्विजः 

त॑ समादाय देवेशं जम्मुयंत्र जगद्गुरु। ॥ 

देवालयाग्रभूमी त॑ं स्थापयामासुरादताः । 

भस्मी बभूत्र सहसा गोवत्साग्रे निरूपितः ॥ 

“तदा ग्रभृति तल्लिंगं साम्यभावमुपागत्' | 

इसी त्रह्मबरण्ड के ब्रह्मोत्तर खण्ड में आया हे कि शिवभक्तियुक्त चांडाछ, 
पुल्कस, स्त्री, पुरुष, नपुंसक चाहे जो कोई भी हो वह संसार बन्धन से छूट 
३७० 


२३२४ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


जाते हैं। भक्ति के आगे कुछ, आचार, शील और गुणों से क्या ? यदि मनुष्य 
शमस्भु की भक्ति से युक्त है तो वह सब देहधारियों का वन्य होता है। 
शिवभक्तियुतों मत्यश्रांडालः पुल्कसोडपि च । 
नारी नरो वा पंढो वा सद्यो मुच्येत संखते। ॥ 


कि कंलेन किमाचारे! कि शीलेन गुणेन वा । 
भक्तिलेशयुतः शम्मो स वंद्यः सवदेहिनाम ॥ 
अध्याय ४ । 


दबर की कथा 

जिसकी जेसी भावना ओर श्रद्धा होती है उसको वैसा फल अवश्य मित्रता 
है, इस विषय को लेकर इसी ब्रह्मोत्तर खण्ड के सत्रह्वे अध्याय में सूतजी ने 
ऋषियों से शबर की कथा कही है। शाख्त्र में चांडाल जाति का ही एक भेद 
शबर जाति मानी जाती हे। वह कथा इस श्रकार हे कि पाग्चाल के राजा का 
सिंहकेतु नाम का एक पुत्र था। वह ज्ञात्रधम में तत्पर और सर्वगुणों से युक्त 
था। एक समय वह राजकुमार कुछ नोकरों को साथ लेकर जीव-जन्तुओं से 
भरे हुए जड्जल में शिकार खेलने गया। शिकार के लिये बन में घूमते हुए उसके 
किसी “शबर” नौकर ने जीण, टूठे-फूटे ओर गिरे हुए एक देवाछूय को देखा। 


उसने उस मन्दिर में गिरे हुए आधारपीठ के ऊपर अपने मूर्तिमय भाग्य 
के समान एक सीधा ओर सूक्ष्म शिवलिद्भ को देखा +-- 
आसीत्पांचालराजस्य सिंहकेतुरिति श्रुतः । 
पुत्र: सबंगुणोपेतः क्षात्रधमरतः सदा ॥ 
स एकदा कतिपयेमृत्यैर्युक्तो महाबलः । 
जगाम मगया हेतोबहुसत्त्वान्वितं बनम्‌ । 
तद्भृत्य; शबरः कश्रिद्विचरन्मृगयां वने । 
. दद॒श जीण स्फूटितं पतितं देवतालयम । 
तत्रापश्यद्धिन्रपी॑ पतितं स्थंडिलोपरि । 
शिवलिड्रम्जु सत्तम॑ मृत्त भाग्यमिंवात्मनः ॥ 
११-१२-१३-१४ । 
-पने पूवजन्म के शुभकर्मों से प्रेरित होकर उस शबर ने तुरन्त ही शिव- 


लिड्ज को छाकर राजपुत्र को दिखाया ओर कहने रूंगा कि स्वामिन्‌ ! देखिये, 
यह केसा मनोहर छिल्ग हे ? भमेंने इसको देखा है, इस कारण मैं अपने विभव के 


अन्त्यजोद्धार विधिः २३५ 
अनुसार आदर से इसकी पूजा करूँगा। मुमे इसकी पूजाबविधि बताइये, क्‍यों 
कि भगवान्‌ महेश्वर तो अमंत्रल्न के भी पूजने पर असन्न हो जाते हैं -- 

स तमादाय वेगेन पूवकमग्रचोदितः । 

तस्मै संदशयामास राजपुत्राय धीमते ॥ 

पश्येदं रुचिरं लिंग मया दृष्टमिह प्रभो । 

तदेतत्पूजयिष्यामि यथाविभवमादरात्‌ ॥ 

अस्य पूजाविधि ब्रूहि यथा देवो महेशवरः । 

अमन्रज्ञश्व मंत्रक्ञ। प्रीतो भवति पूजितः ॥ 

१<९०१६-१७ 
निषाद ( शबर ) के इस शकार पूजा-विधि पूछने पर हंसी करने में चतुर 

उस राजकुमार ने हंसकर पूजा की यह साधारण विधि कही कि संकल्प लेकर 
शुद्ध और ताजे पानी से स्नान करके पवित्र आसन पर बैठ कर सुन्दर गन्ध, 
पत्र, पुष्प, धूप ओर दीप से शिव की पूजा करे। भगवान्‌ शंकर चिता- 
भस्मधारी हैं; अतः पूजा के उपरान्त चिता-भस्म का उपहार देवे और अपने 
भोज्य अन्न का नेवेद्य चढ़ावे, फिर धूप-दीपादि सामग्री चढ़ावे, यथाशक्ति बाजा, 
नृत्य और संगीत भी करे । इसके बाद भगवान्‌ को नमस्कार करके प्रसाद 
धारण करे । साधारण रूप में तुम से पूजा-विधि कह दी हे । भगवान शह्डुर 
चिताभस्म से शीघ्र सन्‍्तुष्ट हो जाते हैं :-- 

इति तेन निषादेन पृष्टः पार्थिवनंदनः । 

प्रत्युवाच प्रहस्येन॑ परिहासविचक्षणः ॥ 

संकल्पेन सदा कुर्यादमिपेक नवांभसा । 

उपवेश्यासने शुद्धे शुमैगधाक्षतेनवेः ॥ 

बन्येः पत्रेश्व कुसुमैधूपेदीपेश् पूजयेत । 

चिताभस्मोपहारं च॒ प्रथम परिकल्पयेत ॥। 

आत्मोपभोग्येनानेन नेवेद्यं कल्पयेद्बुघः । 

पुनश्र धूपदीपादीनुपचारान्प्रकल्पयेत । 

नृत्यवादित्रगीतादीन्यथावत्परिकल्पयेत्‌ |। 

नमस्कृत्वा तु विधिवत्मसादं धारयेत्‌ बुध) ॥ 


एप साधारणः प्रोक्तः शिवपूजा विधिस्तव । 
श्दः" "२२ | 


२३६ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


सूत जी कहते हैं कि राजा ने हँसी के साथ यह पूजा का उपदेश दिया 
और चंड नाम के शबर ने राजा के वचनों को नतमस्तक होकर धारण किया। 


स चंडाख्यस्तु शबरो मूध्नां जग्राह तदचः | 


इसके बाद वह शबर अपने घर चले आने पर भी प्रतिदिन लिंगमूत्ति 
महेश्वर की पूजा करता था। पूजा में राजकुमार के उपदेशानुसार धूप, दीप, 
नेवेद्य, गन्ध, अक्षत, पुष्प और चिताभस्म का उपहार चढ़ाया करता था। 
ततः स्वभवन ग्राप्य लिंगमूर्ति महेश्वरम्‌ । 


प्रत्यह पूजयामास चिताभस्मोपहारकृत्‌ ॥ 


इस प्रकार अपनी खत्री के साथ भक्तिपूवंक शिवपूजन करते हुए उसके 
कुछ व सुख के साथ बीते । 
एवं महेश्वरं भक्तया सहपत्न्याभ्यपूजयत्‌ । 
शबरः सुखमासादय निनाय कतिचित्समा। ॥ 


किन्तु राजकुमार ने शिवपूजा के उपहार में चिताभस्म पर विशेष माहात्म्य 
दिखा रखा था ( चिताभस्मोपहारेण सद्यस्तुष्यति शंकरः)। एक दिन ऐसा 
हुआ कि जब शबर शिवपूजा के लिए पवृत्त हुआ तो चिताभस्म से पूरा पात्र में 
जरा भी भस्म नहीं दिखाई दी । 


“न ददशे चिताभस्म पात्रे पूरितमण्वपि |” 


इस पर उसने इधर-डघर बहुत खोज की। जब उसे भस्म नहीं मिली 
तो वह थककर घर चला आया (श्रान्तो ग्रहमगात्पुन। )। उसने अपनी स्त्री 
को बुलाया और कहा कि आज मुझे चिताभस्म नहीं मिली | हे प्रिये ! बताओ, 
अब में क्‍या करूँ मालूम पड़ता है मुझ पापी की शिवपूजा में विघ्त आ गया 
है। जो कुछ हो, परन्तु मैं पूजा के बिना क्षण भर भी जीवित रहने का उत्साह 
नहीं कर सकता । 
शिवपूजांतरायों मे जातोद्य बत पाप्मनः । 


पूजां बिना क्षणम्पि नाहं जीवितुसुत्सहे ॥ 
क्या करूँ, पूजा सामग्री के लुप्त होने पर कोई उपाय नहीं सूझ रहा है । 


समस्त अथ को देनेवाला गुरु का आदेश भी नष्ट नहीं होना चाहिये; अर्थात्‌ 
भस्म नष्ट हो गयी है। उसके बिना ही पूजा करूँ तो गुरु का उपदेश बाधित 


होता हे । 
उपाय नात्रपश्यामि पूजोपकरणें हते। 
न गुरोश्व विहन्येत शासन सकलार्थंदम । 


अन्त्यजोद्धार विधि+ २३७ 


अपने पति को इस भअकार व्याकुल देखकर शबरी बोली कि पतिदेव ! 

डर मत करो, मैं उपाय बताती हूँ। “इस पुराने घर में आग लगाकर मैं अग्नि 
में प्रवेश करती हूँ, उसी से चिताभस्म हो जायगी।” इस पर शबर ने कहा 
कि शरीर धर्म, अथ, काम और मोक्ष का परम साधन है। इस नव योवन 
वाले शरीर को क्यों छोड़ती हो; तुम्हारी सन्‍तान भी नहीं हे, फिर क्‍यों इसे 
जलाना चाहती हो ? पति को उत्तर देती हुई शबरी बोलछी कि जो दूसरे 
के लिये प्राण त्याग करता है तो इससे उसके जीवन ओर जन्म की सफलता हो 
जाती है। इस पर यदि “शिव” के ढिये प्राण॒त्याग दे तो जीवन की सफलता 
के बारे में कहना ही क्‍या है। क्या मैंने पूरे जन्म में घोर तप किया है, दान 
दिया है, कया मैंने सैकड़ों पूर्वे जन्मों में शम्भु का अचन किया हें, कया मेरे 
पिता का कुछ भी पुण्य है, कया मेरे जन्म से माता की कुछ भो कृताथता है 
यदि ये सब बातें होतीं तो यह दुःखद दशा न होती। अतः मैं भगवान्‌ शंकर 
के लिये प्रदीप्त अग्नि में शरीर छोड़ दूंगी । 

एतावदेव साफल्ये जीवितस्य च जन्मनः । 

पराथ यस्त्यजेआआाणाज्छिवार्थे किम्रत स्वयम्‌ ॥ 

किंवा पुण्यं मम पितुः का वा मातुः कृताथता । 

यच्छिवार्थ समिद्धेज्मो त्यजाम्येतत्कलेवरम ॥ 


अपनी पत्नी का दृढ़ निश्चय ओर शझ्लुर में भक्ति देखकर शबर ने भी 
हृढ़ संकल्प होकर शिव की पूजा की। शबरी अपने पति के साथ जाकर स्नान से 
शुद्ध और आमूषणों से अलंकृत होकर घर में अग्नि लगाकर भक्ति से घर की 
प्रदक्षिणा करके अपने गुरु को नमस्कार ओर हृदय में शिव का ध्यान कर के अग्नि 
प्रवेश करने के लिये तैयार होती हुई हाथ जोड़ कर यह बिनती करने छूगी $-- 


पुष्पाणि सन्‍्तु तब देव ममेन्द्रियाणि 
धूपो5्गु रुव॑पुरिदं हृदय प्रदीपः । 
प्राणा हवींषि करणानि तवाक्षताश्र 
पूजाफलं व्रजतु सांग्रतमेष जीवः ।। 
वाज्छामि नाहमपि सवंधनाधिपत्य॑ 
न स्वरगंभूमिमचलां न पद विधातुः । 
भूयों भवामि यदि जन्मनि जन्मनि स्यां 
त्वत्पादपंकजलसन्मकरंदर्भंगी ॥ 
जन्मानि सन्‍्तु मम देव शताधिकानि 
माया न में विशतु चित्तमबोधहेतुः । 


श्श्ट मालवीय जी के छेख और भाषण 


किंचित्तणाधमपि ते चरणारविन्दा- 
ज्ञापेतु मे हृदयमीश नमो नमस्ते || 


अथात--हे देव ! मेरी इन्द्रियाँ तुम्हारे लिये पुष्प हों, यह शरीर अगुरु 
धूप के रूप में हो जाय, हृदय प्रदीप हो, श्राण हृविष हो और कमन्द्रियाँ अक्षत 
हो जायं। इस श्रकार की पूजा के फछ को अब यह जीव ग्राप्त. होवे। में 
सम्पूणा धन की मालकिन होना नहीं चाहती, किन्तु मैं यही चाहती हूँ कि “यदि 
मेरा पुनजन्म हो तो उसमें मैं तुम्हारे पदकमल में सुझोभित पराग को चाहने- 
वाली अमरी बनूँ। हे देव ! चाहे मेरे सैकड़ों जन्म हों किन्तु उन जन्मों में 
चित्त के अन्दर अज्ञान को पैदा करनेवाढी माया प्रवेश न करे ओर हे 
ईश! मेरा चित्त आधे क्षण के लिये भी तुम्हारे चरणारबिन्द से अलग नहो”। 
बस, आपको नमस्कार है। इस अकार शझ्डर को प्रसन्न करके दृह संकल्पवाली 
शबरी जलती हुई अभ्निमें कूद पड़ी और क्षणभर में भस्म हो गई। इधर 
रबर को भी शिवपूजन के आगे संसार का कुछ पता नहीं था, वह जले हुए घर 
के पास पूजा कर रहा था। उसे चिताभस्म भी मिल गई। पूजा करने के 
बाद प्रसाद लेते समय शबर को प्रतिदिन नम्नता के साथ हाथ जोड़कर प्रसाद 
के लिये आनेबाली अपनी स्री का स्मरण हुआ। स्मरण के साथ ही उसने 
कै. खड़ी अपनी त्री को देखा और घर को भी पहले की तरह ज्यों का 
त्यों खा। 


'स्वृतमात्रां तदापश्यदागतां पृष्ठतः स्थिताम्‌”” 


यह सब देखकर शबर को बड़ा आश्रय हुआ । वह सोचने लगा कि यह 
स्वप्न तो नहीं है; अथवा माया तो नहीं है। सन्देह निवृत्ति के लिये श्री से 
पूछने लगा कि अग्नि में भस्म होने पर भी तुम कैसे आगई ओर यह मकान 
केसे खड़ा हो गया ? 
उत्तर में शबरी बोली कि जब मैंने घर जलाकर अग्ति में प्रवेश किया तो 
मुझे अपना कुछ भी ख्यारू नहीं रहा और न अग्नि का ही अनुभव हुआ। 
मुझे बिल्कुल ही ताप मालूम नहीं हुआ। मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि मैंने जर 
में प्रवेश किया हो। मैं ज्ञणभर में सुषुप्ति अवस्था में जेसी पड़ गईं, इतने में 
मैंने घर को बिना जला हुआ जैसा देखा। इस वक्त देवपूजा के बाद असाद 
लेने आई हूँ :-- 
यदा गृह सम्मद्दीष्य प्रविष्ाहं हुताशने । 
तदात्मानं न जानामि न पश्यामि हुताशनम्‌ | 
न तापलेशोःप्यासीन्मे प्रविशया इवोदकम । 
उसे क्षणारेन ग्रबुद्धास्मि पुनः च्णात्‌ ॥ 


अन्त्यजोद्धार विधि+ २३७ 


तावद्भवनमद्राक्षमदग्धमिव सुस्थितम । 
अधुना देव पूजान्ते प्रसाद लब्धुमागता ॥। 
भगवान्‌ भक्तों की परीक्षा के लिए अनेक माया रचा करते हैं। सुदामा 
के मुट्ठी भर तण्डुल के भक्तण से ही भगवान्‌ ने उसका जीवन पलट दिया था। 
ऐसे चम॒त्कारमय रहस्यों से हमारा धार्मिक साहित्य भरा पड़ा हैं। यही बात 
इस हाबर की कथा में समझनी चाहिये। इसके बाद उन दोनों दसम्पतियों के 
सन्‍्मुख एक सुन्दर द्व्य विमान आ पहुँचा। उसमें शिव के चार अनुचर भी 
थे। उन लोगों ने शबर ओर शवरी का हाथ पकड़ कर उन्हें विमान पर बैठा 
ल्िया। देवदूतों के करों का रपश होते ही वे दम्पति शिव के सारूप्य को 
प्राप्त हो गये $-- 
तयोनिंषाददम्पत्योस्तत्वणादेव तद्गपुः । 
शिवद्तकरस्पर्शात्तत्सारूप्पमवापह ॥। 
यह सब कथा सुनाकर सूत जी निष्कष के रूप में कहते हैं :-- 
तस्माच्छुड़ेव सर्वेषु विधेया पुण्यकर्मसु । 
नीचो5पि शबरः प्राप भरद्धया योगिना गतिम्‌ ॥ 
कि जन्मना सकलवशणंजनोत्तमेन 
कि विद्यया सकलशाखत्र विचाखत्या । 
यस्यास्ति चेतसि सदा परमेश्न भक्तिः 
की:न्यस्तत ख़िशुवने पुरुषो5स्ति घन्‍्यः ॥ 


अथीत्‌ सब पुण्य कर्मों में श्रद्धा अवश्य रखनी चाहिये | श्रद्धा के अभाव 
से ही नीच शबर भी योगियों की गति को प्राप्त हो गया । 


सब से ऊँचे वण और जन्म से क्‍या, समस्त शाख्रों में विचारवाली विद्या 
से क्‍या, जिसके हृदय में परमेश्वर के प्रति अटूट भक्ति होती है, उससे बढ़ कर 
इस संसार में और कोन धन्य हो सकता हे ? 


आगे चलकर काशीखण्ड में लिखा हे. कि तुलसीदल से शालिग्राम की 
पूजा करने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय वेश्य, शूद्र अन्त्यजादि चाह्दे कोई भी हो वह 
देवताओं के यहाँ “पारिजात” की माला से पूजा जाता है, विष्णु-भक्ति से युक्त 
ऐसे मनुष्य को विष्णु का भक्त और सव श्रेष्ठ समझना चाहिये । 
शालिग्राम श्िला येन पूजिता तुलसीदलेः | 


स पारिजातमालामिः पूज्यते सुरसग्रनि ॥ 


२४० मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


ब्राह्मण? क्षत्रियों बेश्यः शूद्रो वा यदि वेतरः । 


विष्णुभक्तिसमायुक्तो ज्ञेयः सर्वोत्तमश्र स। ॥ 
श्लो० ६२-६३ आ० श्ट। 


काशीखण्ड के ८२ वें अध्याय के अन्दर वीरेश महालिंग के आवि- 
भांव की कथा' प्रसंग में यह वर्णन आया है कि “मिन्रजिन्न” नाम के राजा के 
राज्य में अन्त्यज भी वेष्ण॒वी दीक्षा प्राप्त कर के झंख चक्रादि से चिह्नित थे ओर 
बे लोग यज्ञ में दीक्षितों के समान हो गये अथौत्‌ दीज्षितों के समान पविन्न आच- 
रण वाले हो गये :-- 
अन्त्यजा अपि तद्वा््र शंखचक्रांकधारिणः । 


संप्राप्य वेष्णवीं दीक्षां दीचिता इच संबंध! ॥ 
प्राचीन काल में चार्डाल पयन्त समस्त अन्त्यज मात्र को तीथ यात्रा करने 
का पूणा अधिकार था। इस विषय पर काशीखण्ड के ८८ बें अध्याय में ५ 
देव जी “महानन्द” नाम के ब्राह्मण की कथा के अन्दर विष्णु से कहते हैं. कि 
महानन्द नाम का कोई ब्राह्मण काशी में रहता था। पहले वह बड़ा शान्त और 
सदाचारो था। कुछ काल के बाद उसका विवाह हुआ। उसकी स्त्री सदा- 
चारिणी नहीं थी। उसके संसग से वह ब्राह्मण भी पतित और अ्रष्टाचारी हो 
गया । इसी अवसर पर पवत प्रान्त से एक धनी चाण्डाल आया । उसने “चक्र” 
नाम के तालाब में स्नान कर के यह घोषणा की कि मैं धन देना चाहता हूँ। जाति 
का चाण्डाल हूं। कोई अतिग्रह लेनेबाला हो तो उसे धन दूंगा। 
अहमस्मि धन दित्सुर्जात्या चांडालसत्तमः । 
अस्ति कश्रित्मतिग्राद्दी यस्मे दद्यामहं धनम्‌ ॥ 
यह घोषणा सुनकर किसी ने इशारे से ब्राह्मण को दिखा कर कहा कि 
यही तुम से अतिग्रह लेगा। यह सुनकर वह अन्त्यज उस ब्राह्मण के पास 
गया ओर दण्डबत अणाम कर के कहने लगा कि हे महात्राद्मण ! मेरा उद्धार 
करो। मेरी तीथेयात्रा सफल करो। मेरे पास कुछ वस्तु है, अनुप्रह के साथ 
उसे ग्रहण करो। 
मामुद्धर महाविश्र तीथ में सफलीकुरु 
किंचिद्वस्ववस्ति मे तत्व॑ गृहाणानुग्रह कुरु ॥ 
इस पर महात्राह्मण ने अन्त्यज से सब धन देने को कहा । चाण्डाल ने 
भी कहा कि कोई चिन्ता नहीं, मैं जितना धन लाया हूं, उसे आप को दे दूंगा। 
आप मेरे लिये विश्वनाथ के समान हैं; क्‍योंकि जो मनुष्य दूसरे का उद्धार 


करते . रे की इच्छा पूत्ति करते हैं और परोपकारशील हैं, वे विश्वेश के 
ञअश औ-+ 


अन्त्यजोद्धार विधि २४१ 


परोद्धरणशीला ये ये परेच्छाप्रपूरकाः । 
परोपकृतिशीला ये विश्वेश्रांशास्त एव हि ॥ 


इस ग्रकार ब्राह्मण की प्राथना स्वीकर करके चार्डाल “विश्वेशः प्रीयता” 
कहकर विश्वेश की बुद्धि से ब्राह्मण को सब धन देकर घर लौट गया । 


तथेति स चकाराशु पव॑तीयों महामनाः । 
विश्वेशः प्रीयर्तां चेति प्रोच्य यातो यथागतः ॥ 


असत््‌ ग्रतिग्रह के कारण ब्राह्मण को अधम थोनि प्राप्त हुईं डसे छोयों 
में अपमानित भी होना पड़ा। पीछे काशी में मरने के कारण मुक्त हो गया। 
किन्तु तीथयानत्रा और दान करनेवाले चांडाल का विरोध किसी ने नहीं किया, 
उसने प्रसन्नतापूबक तीथ यात्रा की । इन ग्रकरणों से यह पता लगता है कि 
पूवकाल में अन्त्यजों के लिये तीथयात्रा की कुछ भी रोक-टोक नहीं थी । 


आगे चलकर आवन्त्यखण्ड में यह वर्णन आया हैं कि महादेव जी पावती 
से कहते हैं. कि आवन्त्य ( उज्जैन ) में मुक्तीध्वर के दशन से एक अन्त्यज जाति 
का व्याध मुक्ति को आप्त हुआ था। वह कथा इस अकार हे $-- 
शिवजो बोले कि हे पावती! मुक्तीश्वर के दर्शनमात्र से भुक्ति हो 
जाती है । है 
“यस्य दशनमात्रेण मुक्तिभंवति पावति । 


पहले रथन्तर मन्वन्तर में मुक्ति नाम का ब्राह्मण था। उसने महाकाल 
वन के समीप योग में तत्पर होकर तेरह वर्ष तक तप किया । बहीं पर महाकाल 
के समीप सुन्दर मुक्तिलिंग भी था। एक समय वह ब्राह्मण शिप्नमा नदी में 
स्नान करने गया, जब वह स्नान करके जप करने रूगा तो उसने अपने _ सन्मुख 
एक भयंकर व्याध को देखा। उसके हाथ में धनुष था, ज्ञाल-लाल अखे थीं । 
उसे देखते ही ब्राह्मण डर गया और नारायणदेव का ध्यान करता हुआ वहीं 
पर खड़ा रहा। 


“ध्यायन्नारायण्ण देव॑ तस्थो तत्रेव स हिजः 


इस प्रकार सन में हरि का ध्यान करने वाले ब्राह्मण को सामने देखकर 

भयभीत होकर धनुषबाण फेककर व्याध ने कहा कि मैं तुम्हें मारने को इच्छा 
' से यहाँ आया था, किन्तु इस समय तुम्हारे प्रभावशाली दरशन से ही बुद्धि 
बदल गई हे। मैंने आज तक जीविका के लिये हजारों ब्रह्महत्यायं और 
स्री-हत्याये को हैं, किन्तु मेरा चित्त कभी भी दु/खी नहीं हुआ-“न च॒ से 
व्यथितं चित्त कदाचिद्पि जायते”, परन्तु अब में तुम्हारे समीप तप करना 
चाहता हूँ; अतः उपदेश देकर मझ पर अनुअह करो । 

३९ 


२७२ मालवीय जी के लेख और भाषण 


इदानों तप्तमिच्छामि तपो5६ त्वत्समीपतः । 
उपदेशप्रदानेन प्रसाद कतुंमहेसि ॥ 
ब्राह्मण ने यह विचार कर-कि यह तो ब्रह्मचाती है और पाप करनेवाः 
है--व्याध को प्राथना पर चुप होकर कुछ भी ध्यान नहीं दिया । 
“एबमुक्तो छयसो विग्नो नोत्तरं प्रत्यपद्यत । 
ब्रह्महा पापकर्मति मत्वा ब्राह्मण पुंगवः | 
किन्तु कुछ न कहने पर भी व्याध वहीं ठहर गया और स्नान कर 
शीघ्र ही मुक्तिलिंग के समीप आ गया। हे देवि ! ब्राह्मण के साथ ही ऊ 
उसने अविनाशी मुक्तिलिंग देव का दशंन किया, उसी समय दिव्य देह होक 
डसी लिग में छीन हो गया ३-- 
प्‌ करे 
अनुक्तोडपि स धमस्तु व्याधस्तत्रव तस्थिवान्‌ । 
खात्वा सद्य।! समायातो मुक्तिलिंगसमीपतः ॥। 
हिजेन सहितो देवि दृष्टा देव॑ सनातनम्र्‌ । 
तत्क्षणादिव्यदेहस्तु तस्मिन्लिंगे लयं गतः ॥ 
हे देवि! यह आश्चय देखकर मुक्तिनामक ब्राह्मण मन ही मन विचार 
लगा कि पापयुक्त और समाधि रहित यह व्याध एकदम मुक्त हो गया है, किन 
घोर तप करने पर भी मैंने न तो परम मुक्ति पाई ओर न भगवान्‌ की भू 
ही पाई +-- 
दृष्ठा तन्महदाश्रय मुक्तिविप्रो निजांतरे । 
चिंतयामास सहसा मुक्तिः प्राप्ता वरानने ॥ 
व्याघेन पापयुक्तेन समाधिरहितेन च । 
९ 
मया पुनः समाचीण तपः परमदुष्करम ।। 
न प्राप्ता परमा मूर्तिमुक्तिनेंव च लम्यते । 
( स्कन्द पु० अवन्स्याबं० अचलछलि० ला० आ० २४ 
यह कथा इस समय हमारे लिये अत्यन्त उपदेशप्रद है। कारण 
वैसी ही स्थिति इस वक्त हमारे सामने है। मुक्ति नामक ब्राह्मण अपनी श्रेष्ठ 
ओर तपस्या के आगे उस अन्त्यज जाति के व्याध को हीन और पतित समझर 
था। किन्तु जब सामने ही स्नानादि से शुद्ध होकर व्याध ने साथ ही द्श 
किया तो उसे व्याध को भगवान्‌ का द्शन और मुक्ति मित्न गई; परन्तु बाह्म 


श्र 
आश्चय से देखता ही रह गया। फिर जछ ले अन्दर जाकर घोर त 
करने लगा $-- 


अन्तजेलगतो ५ 
न भूत्वा चचार विपुल तपः | 


अन्त्यजोद्धार विधिः २४३ 


आगे चलकर इसी प्रकरण के तीरपनवें अध्याय में भगवान्‌ शंकर पावती 

से महाकाल वन ( उज्जेनी ) के विश्वेश्वर के दर्शन के माहात्म्य में कहते हैं कि 
विदर्भ देश का विदूरथ नाम का राजा अत्यन्त पापाचारी था। पापाधीन 
जन्म क्रम के अनुसार ग्यारहवें जन्म में भी वह अवन्त्यक्षेत्र के अन्दर चाण्डाल 
योनि में जन्मा। एक दिल चोरी के लिये ब्राह्मण के घर गया तो तुरंत चोरी 
में पकड़ा गया। उसे लूटठधारी चौकीदारों ने बाँधकर पेड़ में लटका दिया। 
उसके पास ही उत्तर की ओर शूलेश्वर का एक शिवलिंग था, चाण्डार ने उसको 
देख लिया। लिंगदशन के वाद ही वह मरकर स्वर्ग चला गया। वहाँ 
उत्तम ऐश्वय भोग कर पुनः भूतल पर विदम देश में “विश्वेश” नाम का राजा 
हुआ। लिगदशन के पुण्य से पूष जन्म का स्मतो भी था +-- 

एकादशेडपि चंडालो गतोथ्वन्त्यां वरानने । 

द्रब्यस्य हरणाथ बे ग्रविष्टो द्विजवेश्मनि ॥ 

“आनीतो हि वधार्थाय वृक्षाग्रे झवर्ंबितः ।' 

तत्रेव लिंगमासन्न॑ साध्वि शूलेश्वरोत्तरे ॥ 

तस्य दृष्टिपथं प्राप्ममति विक्रृतचेतसः । 

क्षणन निधन प्राप्ः स गतखिदशालयम्‌ ॥। 

तत्र भुत्तवा वरान्भोगानवतीय च भूतले | 

जातःख्यातो विदर्भायां विश्वेशों नाम पार्थिव । 

जातिस्मरत्वमापन्नो लिंगदशनपृण्यतः ॥ 


इसी प्रकार की एक कथा इसी खण्ड के छाछुठवें अध्याय में आई हे। 
संक्षेप में वह कथा शिव जी पावती से कहते हैं :-- 

द्वापर युग में एक चाण्डाल बारूक को किसी के आक्तेप पूरा वचनों से यह्‌ 
पता छगा कि में चाण्डाल योनि का हूँ। उसको अत्यन्त दुःख हुआ ओर वह तप 
के लिये जंगल चला गया। उसने घोर तप किया । उसके ठप से देवता चिन्तित 
होने लगे। इन्द्र ने आकर उसे कहा कि तुम मनुष्य के भोगों को छोड़ कर तप 
क्यों करते हो ? हे मातंग (चाण्डाल ) ! में वरदान देना चाहता हूं, जो इच्छा 
हो मांगो १-- 

मातंग तप्यसे कि त्वं भोगाजुत्सूज्य मानुषान्‌ । 


वरं ददामि ते5हं तु वृणीष्व त्वं यदीच्छसि ॥ 
इस पर मातंग ने कहा कि मैं ब्राह्मण्य चाहता हूँ, इस कारण मैं तप कर 
रहा हूँ । बस इसी वर को मुझे दो | उत्तर में इन्द्र ने कहा कि यह बर कठिन हे, 
तुम इसे प्राप्त नहीं कर सकते हो, तपस्या छोड़ दो नहीं तो अनिष्ट होगा। किन्तु 
उस चाण्डारू ने एक अंगुठे से खड़े होकर सो वर्ष तक घोर तप किया । 


२४४ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


एवमुक्तसतु मातंगः संशितात्मा यतब्रतः । 
अतिष्ठदेकपादेन वर्षाणां शत संख्यया ॥ 
इन्द्र ने आकर फिर वही बातें कहीं। परन्तु मातंग उसी तरह फिर घोर 
तप करने छगा । इस तरह अनेक बार इन्द्र आये। चाण्डाल भी कुछ परवाह न 
कर कठिन तप करता गया। इन्द्र भी पुन+पुनः आकर उसको समभाते गये कि 
ब्राह्मण्य दुलुभ है, तुम्हें वह नहीं मिल सकता है। अतः उसको छोड़ दो कोई 
दूसरा बर भांगो ४-- । 
तदुत्सज्येह दुष्प्राप्यं ब्राक्णण्यमक्रतात्ममिः | 
अन्य वरं वृणीष्व त्वं दुलेभोउ्यं हि ते वरः ॥ 
मातंग ने बड़े फटकारके साथ कहा कि दुःखसे पीड़ित मेरे हृदयको 
क्यों बेधते हो ? मुझ मरे हुए को क्‍यों मारते हो ? मुझे उस पर शोक है कि 
जो ब्राह्मण्यको प्राप्कर उसका पाछन नहीं करता हे । 
किं मां तुदसि दुःखात खत मारयसे च माम । 
त॑ तु शोचामि यो लब्ध्वा ब्राह्मण्यं नानुपालगेत ॥ 


हे इन्द्र ! यदि क्षत्रियादि तीन वर्णों के छिये ब्राह्मण्यभाव दुष्प्राप्य है तो 
बताओ कि विश्वामित्र ने उसे कैसे प्राप्त किया । देखो राजर्षि “वीतहव्य” ने भी 
तप के प्रभाव से ब्राह्मण्य प्राप्त किया था । 


इस कारण में इन्द्र और परिग्रह रहित होकर तप करूँगा और अहिंसा, 
दम, सत्य, धम में स्थिर होकर ब्राह्मण क्‍यों न हो सकूँगा। 


ब्राह्मण्यं यदि दुष्प्राप्यं त्रिमिबंणें: शतक्रतो । 
तपसा च क्थ लब्धं विश्वामित्रेण भ्ृभ्वुजा | 
वीतहव्यश्र राजपिंस्तपसा विप्रतां गतः । 
तस्मात्तपः करिष्यामि निहन्द्रों निष्परिग्रहः । 
'अहिंसादमसत्यस्थः कथं नाहांमि विप्रताम!' । 
फिर नम्नताके साथ मातंगने कहा-हे इन्द्र ! किसी प्रकार पुरुषाथ से देव 
बल को न हटा सका, इतना प्रयत्न करने पर भी विश्रता को प्राप्त न कर सका, 


मेरा कुछ भी पुण्य हो ओर यदि मैं तुम्हारा क्रपापात्र हूं तो हे देव ! मुझे वह 
उपाय बताओ, जिससे मैं विग्न हो जाऊँ और मेरी अक्षय कीर्ति हो जाय | 


“तदुपाय॑ हि में शंस कं विश्नो भवामि वे ।”! 
कीर्िभवे ५ ० 
“यथा ममाक्षया द्वापि पुरंदर ॥ 





अन्त्यजोद्धार विधि+ २४५ 


मातंग के इतना कहने पर इन्द्र ने असन्न होकर शिवलिद्ञ का उत्तम 
माहात्म्य कहा ओर चांडाल को यह आदेश दिया कि महाकाल वन में बअद्याने 
दिव्य मूर्तिधारों सुन्दर लिंग की स्थापना की हे, वह लिंग सिद्धेश्वर के पूब में हे । 
उसके दशन करने से ही तुम विप्रत्व को प्राप्त कर छोगे; अर्थात्‌ ब्राह्मण की 
तरह सदाचारी, सत्यवक्ता, जितेन्द्रिय और मान्य हो जाओगे | 


महाकालवने लिंग॑ स्थापित ब्रह्मणा पुरा । 
दिव्यमूतिधर दिव्यं सिद्धेश्वरस् पूवेतः ॥ 
तस्य दशनमात्रेण विप्रत्व॑ समवाप्स्यसि । 
इन्द्र का उपदेश पाकर सातंग रमणीक महाकाल वन में गया। वहाँ पर 


दूसरे सिद्धक्षेत्र के अन्द्र अशेष फल देने वाले उस लिंग का दशन किया और 
अनेक अकार के पुष्पों से शिवाचन किया :-- 


वासवस्य च वाक्येन मतंगो गतवांस्तदा । 

महाकालवन रम्यं सिद्धक्षेत्रमथापरम्‌ | 

ददश तत्र तब्लिंगमशेषफलदायकम । 

दृष्ठा सम्पूजयामास पुृष्पैनानाविषेस्तथा ॥ 

इस प्रकार मातंग से पूजित भगवान्‌ शंकर बोले-ओह ! तुम बड़े भाग्य- 

शाली हो कि तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया। भूझुवादि सारा त्रह्माण्ड मुझसे 
उत्पन्न हुआ है । में वरदान के योग्य भक्तजनों को वर देने वाला हूँ और दुष्टात्माओं 
को शाप देने वाढछा भी हूँ। मेरे प्रसाद और लिंगदशेन के कारण तुम्हें 
अक्षय विप्रत्व की प्राप्ति होगी। वह चाण्डाल ब्राह्मण्य को पा गया, फिर वह 
द्विज पूजा के अभाव से ब्रह्मलोक में चछा गया। हे देवि ! इस लिंग के अभाव 
से मातंग ने ( चाण्डाल ) दुलभ विम्रत्व प्राप्त किया। इसी कारण ब्रह्मछोक को 
देने वाले उस लिंग को संसार में “मातंगेश्वर” कहते हैं । 

“पूज़ितः प्रत्युवाचेदं मतंग देवसत्तमः ।* 

अहो महात्मन्भाग्योइसि यस्तया तोषितोअस्म्यहम्‌ ॥ 

मत्तः सब समुद्भूतं ब्रह्माण्ड भूज्वादिकम । 

वरदो5स्मि वराहाणां शापदो5स्मि दुरात्मनाम्‌ । 

ब्राह्मरयं मठ्ससादाश्र अक्षय ते भविष्यति ॥ 

ततो5सौ विप्रतां यातों मतंगो लिंगदशनात्‌। 

पुनः पूजाप्रभावेण ब्रह्मलोक गतो द्विजः ॥ 

ब्राह्मण्यं दुलेभ लब्धं लिंगस्पास्य प्रभावतः । 


२४६ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


मतंगेन वरारोहे तस्मादेवी विगीयते । 
मतंगेश्वरको लोके ब्रह्मलोकप्रदायक! ॥। 


इतना ही नहीं शिव जी कलिकाल के ढिये विशेष आदेश करते हैं कि 

कलियुग में जो लोग वर्णाश्रम से ह्वेष रखते हों, पाखण्ड बचनों पर विशेष ध्यान 
देते हों, मर्यादा रहित हों, आचार रहित हों, शंकित, लोढुप, निर्दय, निष्ठुर 
ओर धृष्ठ (उद्धत्त) हों वे लोग भी उस शिवलिंग के दशन से स्वग को जाते हैं। 

वर्शाश्रमेषु विड्विशः पाखंडवर्चने रताः 

निर्मर्यादा निराचारा निःशंकाश्रातिलोलुपाः ।। 

निधेणाः क्ररकर्माणो ध्रष्ठाः कवियुगे नराः 

दशनात्तस्य लिंगस्य तेउपि यांति त्रिविष्टपम्‌ ॥। 


इसी के आगे अठहत्तरबें अध्याय में यह वर्शान आया हे कि राजा 
चित्रसेन की लड़की चित्रसेन से अपने पूर्व जन्म के वृत्तान्त में कहती है कि पूब 
जन्म में मेंने अपने पति को वश करने के छिये ओषधि का प्रयोंग किया था। उस, 
दुष्टकम के फल के कारण क्रमानुसार चाण्डाल योनि में गई । उस में अनेक फोड़ों 
से पीडित रही, मुझ दीन दुःखिया को चारों ओर से कुत्त घेरे रहते थे ओर बार-बार 
नोच खाते थे। इस प्रकार माग में कुत्तों से नोची जाती हुई, मुझ दुष्ट को 
भेड़ियों ने छेक लिया। उनके द्वारा व्यथित को जाती हुई भी मैं किसी प्रकार 
महाकाल वन में चल्ली गई। वहाँ पर भगवान के दशन का अन्वेषण करती हुई 
पिप्पछादेश्वर के नजदीक महादेवजी का दशंन पा गई। बस में भगवान्‌ 
के दशन मात्र से दिव्य विमान से इन्द्रपुरी को चली गई। मैं दिव्यमाला 
द्व्यभूषण ओर दिव्यास्बर धारी हो गई। वहाँ पर देवताओं ने मेरी पूजा 
की ओर बन्दीजनों ने स्तुति की। उसके उपरान्त उस छिंग के दशन के प्रभाव से 
ही अब तुम्हारे घर में पेदा हुई हूँ : - 

किंचित्पातकशुद्भयथ चंडालस्य च वेश्मनि । 


जाताहमतिरूपेण पीडिता विविधेवेश! ॥ 
सारमेयेबृता दीना भक्ष्यमाणा पुनः पुनः । 
दुशा5हं भच्यमाणापि मार्ग रुद्धा व्ृकेरहम्‌ ॥ 
तरह तुशमानापि मदहाकालवनं गता । 

दृष्टो मया महादेवों देवतो सगमाणया ॥ 
समीपे देवदेवस्य पिप्पलादेश्वरस्थ च | 

तस्य दशनमात्रेण गता शक्रपुरं प्रति ॥ 


अन्त्यजोद्धार विधिः २४७ 


विमानेन सुदीध्षेन किंकिशीजालमालिना । 
दिव्यांबरघरा दिव्या दिव्यमाला विभूषणा ।॥। 
तत्राई पूजिता देव; स्तुताहं चारणेस्तथा । 
दशनात्तस्य लिंगस्य जाताहं तव वेश्मनि ।। 


(._ आवन्त्यखण्ड के रेवाखण्ड में एक सो एकतालीसवें अध्याय में तापेश्वर 
तीथ के माहात्म्य के प्रसंग में माकण्डेय युधिष्ठिर से कहते हैं ४-- 
हे युधिष्ठिर ! इसके बाद सर्वोत्तम तापेश्वर तीथ में जाना चाहिए। जहाँ 
पर व्याध से भयभीत हरिणी सिद्ध होकर अपने अंगों को त्यागकर अन्‍्तरिक्ष 
लोक में चली गई । 


यह सब देखकर हरिणी का पीछा करने वाला व्याध भी आश्चय में 
पड़ गया। व्याध ने धनुष-बाण छोड़कर हजारों वर्ष तक तपस्या की। इसके 
बाद महेश्वर प्रसन्न होकर व्याध से बोले कि हे सहाव्याध |! अपनी इच्छा के 
अनुसार वर माँगो | 


ततो गच्छेन्महीपाल तापेश्वरमनुत्तमम्‌ । 
यत्र सा हरिणी सिद्धा व्याधभीता नरेश्वर ॥। 
जले ग्रत्षिप्य गात्राणि हन्तरित्त गता तु सा । 
व्याधो विस्मितचित्तस्तु तां मगीमवलोक्य च । 
विम्नुच्य सशर चाप॑ प्रारेभे तप उत्तमम्‌ । 
दिव्यं वरषेसहस्न॑ तु व्याघेना55चरित तपः ।॥ 
अतीते तु ततः काले परितुष्टो महेथवरः । 
वर॑ ब्रृहि महाव्याध यत्ते मनसि रोचते ॥ 
व्याध ने कहा कि हे देवेश ! यदि आप सन्तुष्ट हैं ओर वर देना चाहते 
हैं तो मुझे अपने समीप वास दीजिये |-- 
यदि तुशे5सि देवेश यदि देयो वरो मम । 
तब पाश्वें महादेव वासो में प्रतिदीयताम्‌ ॥ 
हे व्याध ! ऐसा ही होगा । यह कहकर महादेव अन्तधोन हो गये । 
एवं भवतु ते व्याध यस्त्वया कांक्षितों वरः । 
देवदेवों महादेव इत्युक्तवांतरधीयत ।। 


भगवान्‌ के अन्तधोन हो जाने के बाद व्याध ने महेश्वर की स्थापना की 
आर वह विधिपूबक पूजा करके स्वग को चछा गया | 


श्ष्टद मालबीय जी के छेख ओर भाषण 


तब से वह तीथ तीनों छोकों में प्रसिद्ध हो गया और व्याध के कारण 

वह तीथ तापेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गया । उस तीथ में स्नान करके जो मनुष्य 
शंकर का पूजन करता है वह शिवलोक में जाता हे। 

गते चादशन देवे स्थापयित्वा महेश्वरम्‌ । 

पूजयित्वा विधानेन गतो व्याधस्ततो दिवम्‌ ॥ 

तदा ग्रभ्नृति तत्तीथ त्रिषु लोकेषु विश्रतम्‌ | 

व्याधानुतापसंजातं तापेश्वरमिति श्रुतम्‌ ॥ 

तत्र तीथे तु यः ख्रात्वा संपूजयति शंकरम्‌ । 

शिवलोकमवापोति माम्मवाच महेश्वरः ॥ 


नागरखण्ड में यह कथा आई है कि जब वशिष्ठ के पुत्रों ने त्रिशंकु 
को शाप देकर चाण्डाल बना दिया था उसने चाण्डाल्त्व को छुड़ाने ओर 
यज्ञपूर्ति के लिये विश्वामित्र से प्राथना की । विश्वामित्र ने कहा कि मैं तीथयात्रा 
के प्रभाव से तुम्हारा चांडालत्व छुड़ा दूंगा। इस कारण तुम मेरे साथ तीथ- 
यात्रा करो। तीथयात्ना के प्रभाव से तुम शुद्ध होकर यज्ञक्रिया के भी पात्र 
हो जाओगे। क्‍्याकि संसार में ऐसा कोई भी थाप नहीं हे जो तीथयात्ना 
के प्रभाव से नष्ट न हो सके । ५ 
तस्मादागच्छ भूपाल तीथयात्रां मया सह । 
( + 
कुरु तीथग्रभावेण येन त्वं स्याः शुचिः पुनः ॥ 
तथा यज्ञक्रियाहेथ॒ चंडालत्वविवर्जितः । 
नास्ति तत्पातक य् तीथंखानान्न नश्यति ॥ 


गा प्रकार निश्चय करके विश्वामित्र त्रिशंकु को अनेक तीर्थों में छे गए। 
अन्त में अबुद पवत के अचलेश्वर मन्दिर से बाहर निकलते समय उन्हें माकडेय 
मुनि मिले तो विश्वामित्र ने त्रिशंकु का सब समाचार सुनाया। इस पर माकंडेय 
ने विश्वामित्र से कहा कि इस पवत के नैऋत्य दिशा की ओर आनत देश में 
पाताल के अन्द्र हाटकेश्वर का मन्दिर है, वहाँ पर एक गंगा नदी भी हे; उसमें 
स्नान करके हाटकेश्वर का दशन करने से त्रिश्नुकु शुद्ध होकर चांडालत्व से छुट- 
कारा पा जायगा :--- 


पश्चात्पश्यतु तन्निंगं हाटकेश्वरसंज्ितम्‌ । 
भविष्यति ततः शुद्धआंडालत्वविवर्जितः ॥। | 
विश्वामित्र जी माकण्डेय मुनि के उपदेशानुसार त्रिशंकु को देवमाग से 


पाताछ छे गए। वहाँ विधिपूबक स्नान और दशन करने से ही त्रिशंकु चांडालत्व 
से छूटकर सू् के समान तेजस्वी हो गया। 


अन्त्यजोद्धार विधि: २४८६ 


तस्य तद्दचनं श्रुत्वा विश्वामित्रों मुनीशरः । 

त्रिशंकुना समायुक्तो गतस्तत्र द्रु्तं ततः ॥ 

त्रिशंकु ख्ापयामास विधिरष्टेन कमंणा । 

खातमात्रोथ राजा स हाटकेथरदर्शनात्‌ ॥ 

चंडालत्वेन निमुक्तो वभवाकसमग्युतिः । 

इसके बाद अणाम करते हुए त्रिशंकु से विश्वामित्र वोले कि हे राजेन्द्र ! 

प्रसन्नता की बात है कि अब तुम चाण्डालत्व से मुक्त हो गये हो । 

ततस्त॑ स म्ुनिः प्राह प्रणतं गतकल्मपम््‌ ॥ 

दिष्टथा मुक्तोडसि राजेन्द्र चण्डालत्वेन सांप्रतम ॥ 

अध्याय ४ | 
प्रभासखण्ड के तीसवें अध्याय में आया है। शिव जी पाती से कहते हैं 
कि हे पावती ! द्विज लोग समुद्रस्नान करने के उपरान्त प्रभासत्षेत्र के “कर्पादिं” 
महादेव की पूजा “गणानान्त्वा” इस मंत्रसे करें और शूद्र लोग अष्टाक्षर मंत्र से 
पूजा करे । 
पितंस्तपयि (५. गच्छे देव 
ततःपितुस्तपयित्वा गच्छेददेव॑ कपर्दिनम । 
पुष्पै्ध पैर गन्पेव॑ बे 

था गन्पेवंस्रे: संपूज्य भक्तितः । 

गणानान्त्वेति मन्त्रेण अध्यं चास्मे निवेदयेत्‌ ॥ 

शूद्राणामथ देवेशि मंत्रथाष्टाच्रः स्मृतः । 

तत्र सोमेश्वरं गच्छेददेव॑ पापहरं परम ।। 


आगे चलकर फिर शिव जी कहते हैं कि कारये के अनुसार भगवान्‌ शह्डर 
के अछग-अलग अवबतार होते हैं। प्रभासत्षेत्र के 'सोमेश्वर (जो कि कलियुग में 
कपदों रूप से प्रभासत्तेत्र में अबतीण होते हैं) का दर्शन स््री, स्लेच्छ, शुद्र और 
जो कोई भी अन्त्यजादि करते हैं, वे स्वग जाते हैं। हे देवि ! यज्ञ, दान, स्वाध्याय 
ओर त्रत को न करने पर भी सब मनुष्य शिवालरूय में जाते हैं। सोमनाथ का 
यह प्रभाव देखकर हो अश्निष्टोमादि क्रिया लुप्त होगई हे। बार, बुद्ध, स्री ओर 
शूद्रादि सभी उसका दर्शन करके परम गति को ग्राप्त करते हैं । 


अशबिंशतिमे तत्र देवि प्राप्ते चतुयुंगे । 
कारणात्मा यथोत्पन्नः कपदी तत्र मे श्रुणु ॥ 

पुरा द्वापरसंधो तु संप्राप्ते च कलौ युगे । 

सत्रियो म्लेच्छाश्र शुद्राश्व ये चान्ये पापकारिणः ॥ 


शेर 


श्श्द मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


तब से बह तीथ तीनों छोकों में ्रसिद्ध हो गया और व्याध के कारण 

बह तीथे तापेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गया । उस तीथ में स्नान करके जो मनुष्य 
गंकर का पूजन करता है वह शिवलोक में जाता है । 

गते चादशन देवे स्थापयित्वा महेश्वरम्‌ । 

पूजयित्वा विधानेन गतो व्याधस्ततो दिवम्‌ ॥ 

तदा श्रभृति तत्तीथ त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ । 

व्याधानुतापसंजातं तापेश्वरमिति श्रुतम्‌ ॥ 

तत्र तीथ तु यः खात्वा संपूजयति शंकरम । 

शिवलोकमवाप्ोति मा्नवाच महेश्वरः ॥ 


नागरखण्ड में यह कथा आई हे कि जब वशिष्ठ के पुत्रों ने त्रिशंकु 
को शाप देकर चाण्डार बना दिया था उसने चाण्डालत्व को छुड़ाने और 
यज्ञपूर्ति के छिये विश्वामित्र से प्राथना की । विश्वामित्र ने कहा कि मैं तीथयात्रा 
के प्रभाव से तुम्हारा चांडालत्व छुड़ा दूंगा। इस कारण तुम मेरे साथ तीथे- 
यात्रा करो। तीथयात्ना के श्रभाव से तुम शुद्ध होकर यज्ञक्रिया के भी पात्र 
हो जाओगे। क्याकि संसार में ऐसा कोई भी थाप नहीं हे जो तीथयात्रा 
के प्रभाव से नष्ट न हो सके । हु 
तस्मादागच्छ भूपाल तीथयात्रां मया सह । 
(१ ५ 
कुरु तीथंग्रभावेण येन त्वं स्या। शुचिः पुनः ॥ 
तथा यज्ञक्रियाइंथ्॒ चंडाल्वविवर्जितः । 
नास्ति तत्पातक॑ यच्च तीथखानान्न नश्यति ॥ 


सा प्रकार निश्चय करके विश्वामित्र त्रिशंकु को अनेक तीर्थों में छे गए। 
अन्त में अबुद पवत के अचलेश्वर मन्द्रि से बाहर निकत्ते समय उन्हें माकडेय 
मुनि मिले तो विश्वामित्र ने त्रिशंकु का सब समाचार सुनाया। इस पर मार्कडेय 
ने विश्वामित्र से कहा कि इस पवत के नैऋत्य दिशा की ओर आनत देश में 
पातात्ञ के अन्दर हाटकेश्वर का मन्दिर है, वहाँ पर एक गंगा नदी भी है; उसमें 
स्नान करके दाटकेश्वर का दशन करने से त्रिशंकु शुद्ध होकर चाॉंडालत्व से छुट- 
कारा पा जायगा $-- 

पथ्चात्पश्यतु तन्निंगं हाटकेश्वरसंशितम । 


भविष्यति ततः शुद्धथांडालत्वविवर्जितः ॥ ु 
विश्वामित्र जी माकण्डेय मुनि के उपदेशानुसार त्रिशंकु को देवमार्ग से 


पाताल छे गए,। वहाँ विधिपूवक स्नान और दर्शन करने से ही त्रिशंकु चांडालत्व 
से छूटकर सूथ के समान तेजस्वी हो गया। 


अन्त्यजोद्धार विधि: २४6 


तस्य तद्गचनं श्रुत्वा विश्वामित्रों मुनीश्चरः । 

त्रिशंकुना समायुक्तो गतस्तत्र द्रतं ततः ॥ 

त्रिशंकु ख्वापयामास विधिदृष्टेन कमंणा । 

खातमात्रो5थ राजा स हाटकेधरदशनात ॥ 

चंडालत्वेन निमुक्तो वभूवाकंसमद्युतिः । 

इसके बाद प्रणाम करते हुए त्रिशंकु से विश्वामित्र बोले कि हे राजेन्द्र ! 

प्रसन्नता की बात है कि अब तुम चाण्डालत्व से मुक्त हो गये हो । 

ततस्त॑ स झ्रुनिः ग्राह प्रणतं गतकल्मपम्‌ ॥। 

दिश्था मुक्तो5सि राजेन्द्र चण्डालत्वेन सांग्रतम ॥ 

अध्याय ४ । 
प्रभासखण्ड के तीसवें अध्याय में आया है। शिव जी पाधती से कहते हैं. 
कि हे पावती ! द्विज लोग समुद्रस्नान करने के उपरान्त प्रभासत्षेत्र के “कप्पदि” 
महादेव की पूजा “गणानान्त्वा” इस मंत्रसे करें और शुद्र लोग अष्टाक्षर मंत्र से 
पूजा कर । 
पितं 0 गच्छे देव 
ततःपितृस्तपेयित्वा गच्छेददेव॑ कपर्दिनस्‌ । 
पुष्प पैस्त गन्पैव बे ०» 

था गन्धेवस्रेः संपूज्य भक्तितः । 

गणानान्त्वेति मन्त्रेण अध्य चास्मे निवेदयेत्‌ ॥ 

शूद्राणामथ देवेशि मंत्रथाश्टचरः स्पृतः । 

तत्र सोमेश्वरं गच्छेददेव पापहरं परम || 


आगे चलकर फिर शिव जी कहते हैं कि काय के अनुसार भगवान्‌ शह्डर 
के अछग-अल्ग अबचतार होते हैं। प्रभासक्षेत्र के 'सोमेश्वर' (जो कि कलियुग में 
कपदों रूप से प्रभासक्षेत्र में अवतीण होते हैं) का दशेन स्त्री, म्लेच्छ, शूद्र ओर 
जो कोई भी अन्त्यजादि करते हैं, वे स्वग जाते हैँं। हे देवि ! यज्ञ, दान, स्वाध्याय 
और ब्रत को न करने पर भी सब मनुष्य शिवालय में जाते हैं। सोमनाथ का 
यह अभाव देखकर ही अम्निष्टोमादि क्रिया छुप्त होगई हे। बार, बृद्ध, स्ली ओर 
शुद्गादि सभी उसका दर्शन करके परम गति को आआप्त करते हैं । 


अश्टविंशतिमे तत्र देवि प्राप्ते चतुयुगे । 
कारणात्मा यथोत्पन्नः कपदी तत्र में शुणु ॥ 

पुरा द्वापरसंधो तु संप्राप्ते च कलो युगे । 

खत्ियो म्लेच्छाश् शुद्रात्र ये चान्ये पापकारिणः ॥ 


रै२ 


२४५० मालवीय जी के लेख और भाषण 


प्रयान्ति ख्वग॑मेवेते दृष्ठा सोमेश्वरं प्रशुम । 

न यज्ञा न तपो दान न स्वाध्यायो व्रतं न च । 
कुवेन्तो5पि नरा देवि सर्वे यांति शिवालयम्‌ ॥। 

त॑ प्रभाव विदित्वेबं सोमेश्वरं समुद्भवम । 
अग्निप्टोमादिकाः सवा! क्रिया नष्टाः सुरेश्वारि । 
ततो बालाश्र वृद्धाथ ऋषयो वेदपारगाः । 

शूद्राः ख्रियोउपि त॑ दृष्ठा प्रयान्ति परमा गतिम्‌ ॥ 


एक कथा के अन्दर माकण्डेय मुनि राजा इन्द्रयुमप्न से कहते हें. कि चन्द्र- 
शर्मा नाम के ब्राह्मण के पितामह कमवशात्‌ प्रेतयोनि में चल्ले गये । उनकी मुक्ति 
के लिये चन्द्रशमों तीथयात्रा करने लगा। अन्त में वह सोमनाथ” तीथ में 
पहुँचा। सोमनाथ को तोथयात्रा करने पर उसके पितामह छोग प्रेत योनि से 
छूट गये। इसपर पितामहों ने उससे कहा कि संसार में पुत्रपौत्र धन्य हैं जो 
सोमनाथ को देखकर द्वारिका की यात्रा करके कष्ण का दशन करते हैं । 


इस प्रकार चाण्डाल भी जो सोमनाथ में शझ्गर और द्वारिका में ऋष्ण की 
यात्रा करता है वह पितरों के साथ परम मुक्ति पाता है। 
धन्यास्ते मानुषे लोके पृत्रपोत्रप्रपोत्रका! । 
इृष्ठा श्रीसोमनाथं तु कष्णं पश्यन्ति द्वारिकाम । 
श्पचो5पि करोत्येवं यात्रां च हरिशांकरीम । 
स याति परमां मुक्ति पितृभिः परिवारितः ॥ 
सस्‍्कन्द्‌ पु० प्रभास खं० ( ढ)० मा० ) अ० २४। 
आगे इसी खण्ड में इसी अरकरण के अड़तीसवों अध्याय में प्रह्द अपने 
पौत्र (बलि) से कहता है कि के तीथेयान्रा के प्रसंग से द्वारिका जाने बाले 
श्वपचादि अन्त्यज भी धन्य होते हैं। इस प्रकार पितरों के उद्देश्य से जो लोग 
भगवत्सम्बन्धी तीथ्थों को प्राप्त करते हैं, दान और भक्ति के साथ भगवान की 
पूजा करते हैं, विष्णु के ऐसे भक्तों के सत्कार से हमें जो ठ॒प्ति होती है. वैसी गया 
के पिंड दान से नहीं होती हे। अतः वे संकीणे जातियां भी पवित्र हैं जो 
मधुसूदन के भक्त हैं पर जनादन की भक्ति न करनेवाले वे कुलीन भी स्लेच्छ 
के समान है । । 
शपचादयो5पि ते घन्या ये गता द्वारकां पुरीम । 


प्राप्य भागवतान्ये वे पितृनुद्धश्य पुत्रकाः ॥ 
श्र 


भक्तया सम्पूजयिष्यंति वख्नेदानिश्व भूरिमिः । 


अन्त्यजोद्धार विधि: २४१ 


गयाषिंडेन नास्माक तृप्तिभंवति ताइशी 
याइशी विष्णुभक्तानां सत्कारेणोपजायते ॥ 


संकीणयोनयः पूता ये भक्ता मधुस्दने । 
म्लेच्छतुल्याः कुलीनास्ते ये न भक्ता जनादने ॥ 


( स्का० प्रभास सत्नं० ( द्वा० सा० ) आ० ४३ ) 


५ इस प्रकार स्कन्दपुराण की समाप्ति पर यह वर्णन आया है कि शिव जी 
पावती जी से कहते हैं कि हे सुरसुन्दरि! इधर-उधर बहुत-से शिवलिंगों के दशंन 
से क्‍या प्रयोजन हे, “वरुणेश” को देखने से ही सब तीथोँ का फछ मिल जाता 
हे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, अन्त्यज, मूक, बधिर, बाल ओर ख््री चाहे 
जो कोई भी हों वरुणेश का दर्शन करने से वे सब स्वगंधाम चले जाते हैं । 


को दर्थों बहुमिलिंगैच्ष्टे्ा सुरसुन्दारि । 
वरुणशेन दृष्टेन स्ंतीर्थफर्ल लमेत्‌ ॥| 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या: शूद्रथान्ये वरानने । 
मूकांधवधिरा बालाः खरियश्रेव नपुंसकाः । 
इृष्टा गच्छन्ति ते देवि स्वग घर्मपरायणाः ॥ 


इसी प्रकार पद्मपुराण में भी स्पष्ट रीति से अन्त्यजों का देवदशन और 
पूजन की अनेक कथाएँ देखी जाती हैं! पुराणों में जहाँ कहीं भी भूमिस्थ 
देवताओं का वर्णन आया है वहाँ पर प्रायः इस तरह का वर्णन आया है कि 
“सोराष्ट्र में सोमनाथ, उज्जेन में महाकाल, अमलेश्वर में 3/कार, हिमालय में 
केदार, काशी में विश्वेश ओर सेतुबन्धादि में रामेशादि नाम से शिवलिंग की 
प्रतिष्ठा रहती है” । इन छिंगों के जो माहात्म्य पुराणों में दिये गये हैं उन 
सबों में अधिकांश में इस प्रकार की ही कथाएँ हैं. कि असुक लिंग की पूजा 
अमुक निषाद, चाण्डाछ, या शबर ने की तो उसको परम गति प्राप्त हुई। 
अमुक लिंग के दशन करने से अमुक शबर को भगवान्‌ का दशन हुआ | इन 
माहात्म्यों को लेकर ही वतमान काल में काशी, सेतुबन्ध प्रश्नति स्थानों में 
मन्दिरों के अन्दर शिवपूजा चली आ रही है। अयोध्या, मथुरा शश्वति 
तीथ-स्थानों में विष्णु का निवास तथा उनका माहात्म्य भी पुराणों में उसी प्रकार 
वर्णित है। उनमें भी अन्त्यजों के दशन और गूजन का महत्त्व दिखाया गया 
- है। ऐसा कहीं भी नहीं आया है कि अन्त्यजों के देवदशन करने से मूत्ति 
अपवित्र होती है। इस विषय पर पद्मपुराण में अनेक कथाएँ आई हैं। उनमें 
कुछ इस प्रकार हैं--एक समय रत्नग्रीव नाम का राजा कांचीपुर में राज्य 
करतों था। वह अत्यन्त धमोत्मा और दयाछु था। एक दिन उसने सोचा 
कि में आनन्द के साथ बहुत दिनों तक राज्य कर चुका हूँ अब मुझे; हरिपूजन 


२४५२ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


और तीथयात्रा करनी चाहिए। रात्रि में इस प्रकार ध्यान करके वह सो 
गया। स्वप्न में उसे एक तपस्वी ब्राह्मण दिखाई दिया। प्रातः काछ उठकर राजा 
मंत्रियों के सहित सभा में बैठा। इतने में उसने एक तपस्बी ब्राह्मण को देखा 
और कहा कि आपके दशनों से मेरा पाप छूट गया है । मुझे ऐसा तीथ बताइए 
कि मैं गरभवास के बन्धन से छूट जाऊँ। ब्राह्मण ने कहा कि सब देवों में 
रामचन्द्र सेव्य हैं। हे राजन्‌ ! मैं कांची, काशी, अयोध्यादि अनेक ती्थों में 
या हूँ। परन्तु जो अद्भुत बात मैंने पुरुषोत्तम के समीप नीछ पर्वत पर देखी 
है बेसी २ भी नहीं देखी। जिस पर श्रद्धा करने से पुरुष छोग सनातन जहय 
पा जाते हैं। 


“यच्छुहधानाः पुरुषा यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ 


हे राजन्‌ ! जब मैं घूमता हुआ नीछ पत पर पहुँचा तो मैंने भीलों 
(अन्त्यज विशेषों) को देखा जो चतुभुज (धर्म, अर्थ, काम, भोज्ञ से युक्त) दिखाई 
देते थे। मैं आश्चये में पड़ गया। मैं सोचने लगा कि शंख, चक्र, गदादि 
धारण किए हुए और बनमाला से विभूषित ये छोग विष्णुभक्त से लगते हैं। 


“बनमालापरीताज्ा विष्णुभक्ता इवान्तिके (” 


मैंने सन्देह दूर करने के लिये उनसे पूछा कि आप ढोगों का यह उत्तम 
स्वरूप केसे हो गया ? उन्होंने बहुत हँसी करके कहा कि यह बेचारा ब्राह्मण 
पिण्ड के महत्त्व को नहीं जानता है। मेंने उनसे पिंड का महत्त्व पूछा तो उत्तर 
में किरातों ने कहा कि हे ब्राह्मण ! हमारा एक बालक एक दिन जामुन का फल 
खाता, खेलता ओर कूदता हुआ बालकों के सहित मनोहर गिरि-शिखर पर 
चला गया। वहाँ उसने सोने की भीति तथा नाना रत्नों से जटित एक अद्भुत 
मन्दिर देखा :-- 

तदा तत्र ददर्शाथ देवायतनमद्भुतम्‌ । 


गरुत्मतादिमणिभि! खचितं स्वणभित्तिकम्‌ ॥ 


यह देखकर बालक को बड़ी उत्सुकता हुई कि यह क्‍या है और इसके 
अन्दर क्या चीज है? यह सोचकर बालक बड़े भाग्य से घर ( मन्दिर ) के 
अन्दर चला गया।. 


“'इति संचिन्त्य गेहान्तजंगाम बहुभाग्यतः” | 


बालक ने अन्दर जाकर सुरासुरों से वन्दनीय हरि का दर्शन किया और 

नेवेद्य भक्षण किया। मूर्ति का दशन करने और नेवेय भक्षण करने के कारण बालक 

चतुभुज हो गया (तद्भक्षणं च कृत्वाउथो श्रीमूतिमवल्लोक्य च )। जब बालक घर 

छोट आया तो हम लोगों ने पूछा कि तुम्हें यह स्वरूप कैसे प्राप्त हुआ ? उत्तर में 

बालक ने कहा कि मैं पवत के शिखर पर चला गया था। वहाँ पर मैंने भगवान 
का दशन ओर नैवेद्य अरहण किया था, उसी से यह सब हुआ है । 


अन्त्यजोद्धार विधि: २५३ 
“बिखराग्रे गत: पूत्र तत्र दृष्टः सुरेश्वरः”' 


इसके बाद हम वोगों ने भी उस दुलेभ देव का दश्शन किया और स्वादिष्ट 
अन्नादि का भक्षण किया । तुम भी जाकर दश्शन कर छो | 
अस्माभिरप्यसो दृष्टो देवः परमदुलेभः । 
अन्नादिक तत्र भ्रुक्तं सब स्वाद्समन्वितम्‌ ॥। 
(५ 
गता त्वमपि देवस्य दशन कुरु सत्तम | 
हे राजन्‌ ! यह सब सुनकर मैंने भी देवदशंन किया और उत्तम फल 
पाया। अतः शीघ्र जाकर दर्शन कर आओ । राजा ने ब्राह्मण से यह सन्देश 
सुनकर कहा कि मेरे नगर में रहनेवाले ओर मेरी आज्ञा मानने वाले सभी छोग 


मेरे साथ चलें। मन्त्रियोंने यह घोषणा की कि सब छोग चलकर एापनाशक 
पुरुषोत्तम भगवान का दशन करें| 


“इश्य्ता पापसंहारी पुरुषोत्ममनामधत्‌ । 


यह घोषणा सुनते ही ब्राह्मण से लेकर रजक, चमकार, किरात, मिख््री, दर्जी 
तमोडी प्रश्नति अनुलोम और पतिलोम शुूद्र पयन्त सभी छोग देवद्शन और तीथ- 
यात्रा के लिये पुर से बाहर चले गये । 
निययुर्नाह्मणास्तत्र शिष्येः सह सुवेषिशः । 
शूद्राः संसारनिस्तारहर्षिंतस्वीयविग्रहमः ॥ 
रजकाशरमकाः दौद्राः किराता भित्तिकारकाः । 
सचीवृत्या च जीवन्तस्ताम्बूलक्रयकारकाः ॥ 
पद्मपुराण पाताल खं० अऋ० १६। 


इस प्रकार राजा रत्नग्रीव अनेक तीथ और दानादि क्रिया करता हुआ 
ब्राह्मण से लेकर अन्त्यज पर्यन्त सब छोगों को लेकर नीरूपवत पर पहुँचा। वहां 
पर उसने अनेक सेवकों के साथ भगवान्‌ का दर्शन, स्तुति और पूजा की-! 


इसी पुराण के उत्तरखण्ड में शिवरात्रि के माहात्म्य में आया है. कि एक 
चण्डनास का पुल्कस (अन्त्यज) अत्यन्त कर ओर पापी था। शिवरात्रि के दिन 
राज्रिजागरण और किसी प्रकार उसने शिवपूजा कर छी। उसके प्रभाव से उसे 
परमगति प्राप्त हुई । 


लिंगाचन कृतं यज्च त्वया रात्रो शिवस्य च । 
तेन कमविषाकेन ग्राप्तोउ्सि परमां गतिम्‌॥ 


२५४ मालवीय जी के लेख और भाषण 


शिव जी कहते हैं :-- 
पृष्कसो उपि तदा प्राप्तस्तीथ ख्वानं शिवार्चनात्‌ । 
कि पुनः श्रद्या भत्तया शिवाय परमात्मने ॥ 
पृष्पादिक फल गन्धताम्बूलाक्षममेव च | 
ये प्रयच्छन्ति लोकेउस्मिस्ते रुद्रा नात्र संशयः ॥ 


अथात्‌ चाण्डाछ जाति का एक चण्ड नाम का पुष्कस भी शिवोचन से 
तीथसनान को प्राप्त हुआ तो फिर जो श्रद्धा-भक्ति से ज्िव जी को पुष्पादि चढ़ाते 
हैं वे इस संसार में रुद्र स्वरूप ही होते हैं। इस प्रकार निषाद्‌ की कथा से 
युक्त शिवरात्रि का माहात्म्य छिंगपुराण, शिवपुराण, स्कन्दादि पुराण में बड़े 
विस्तार के साथ वर्णित है। ये सब कथाएँ प्रसिद्ध हैं। उनका विस्तार करना 
व्यथ है। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि निषाद, चाण्डाल, शबर या 
पुष्कस से किसी ग्रकार शिवरात्रि का ब्रत और शिवा्चत हो जाने के कारण 
ही आज शिवरात्रि का ब्रत बढ़े महत्त्व के साथ देश भर में माना जाता है। 
पद्मपुराण में ब्रह्मखण्ड के बीसवें अध्याय में लिखा है कि महापापिनी कलिग्रिया 
नाम को एक शुूद्रा थी। वह अपने पति को जीवित रखना नहीं चाहती थी। 
उसकी दुष्टता से किसी प्रकार उसका पति मर गया और उसके उपपति को भी 
गेंड़े ले खा लिया। इस पर वह अत्यन्त विलाप करने लगी। अन्त में वह 
दूसरे नगर में चली गईं। नगर में जाते ही उसने देखा कि बहुत से पुरुष और 
स्त्रियां धूप-दीपादि से राधादामोदर की पूजा कर रही हैं। कलिग्रिया ने पूछा कि 
आप लोग क्या कर रही हो ? उत्तर में उन में से स्त्रियों ने कहा कि यह कार्तिक 
का मास है। हम सब छोग सवपापहर राधादामोदर की पूजा कर रहीं हैं । 
सबमासोत्तमे चोजें राधादामोदरो गुभो । 
पूजयामों वयं मातः सर्वपापहरो शुभौ ॥ 


यह सुनकर उसने भी मांस का परित्याग करके राधादामोदर की पूजा 
किया। फछतः अन्त में विष्णुपद को प्राप्त कर गई । 
कोटिजन्माजिंतं पाप॑ नष्ट प्राप्त निकेतनम्‌ । 
सपर्यामामिषं त्यत्तवा क्ृत्वा सा हरेदिने ॥ 
“निधनत्व॑ पौणमास्यां गता सा निर्मला तदा” 
राजहंसयुते विश्र विभाने स्वण॑निर्मिते । 
आरूढा सा गता तैस्तु वेष्टिता विष्णुमन्दिर्म ॥। 


उसको विष्णुदूत सुन्दर विमान में बैठाकर विष्णुलोक को छे गए। 
अउराण के उत्तरखण्ड पच्मासीें अध्याय में “दोलोत्सव” का विस्तृत वर्णन 
आया है। यह उत्सव रथयात्रादि उत्सवों के समान ही एक उत्सव माना गया 


अन्त्यजोद्धार विधिः २४५ 


है। इस समय भी यह उत्सव बड़े ससारोह के साथ अनेक स्थानों में मनाया 
में ( धर्मियों 

जाता है। इस उत्सव में अन्त्यज पयन्त सभी सनातन को एकत्नित होकर 

दशनादि का अधिकार कहा गया हैं । 


इस उत्सव का व्णन महादेव जी ने पाचती जी से इस प्रकार किया है। 
हे देवि! अब में तुमसे उत्सवों की विधि कहता हूँ। उसमें सबसे पहले चेत्र 
मास के “दोलोत्सव” को कहता हूँ, उसे सुनो। हे देवि ! चेत्र शुक्त एकादशी 
के दिन दोलारूढ विष्णु का पूजन विशेष रूप से करना चाहिये। जो पुरुष 
दोलारूढ कृष्ण को देखते हैं. वे हजारों अपराधों से मुक्त हो जाते हैं। अधिक 
क्या कहें, कलिकाल में जो मनुष्य दोला में आरूढ भगवान्‌ जनादन को देखते हैं 
वे यदि गोघाती प्रभ्नति पापीजन हों तो भी मुक्त हो जाते हैं फिर ओरों के विषय 
में कहना ही क्या है । ५ 
कलो वे ये प्रपश्यन्ति दोलारूढं जनादनम । 
गोप्नादिकाः प्रमुच्यन्ते का कथा इतरेष्व॒पि ॥ 
दोलोत्सव में विष्णु को देखने के लिये सभी रुद्रादि देवता दोले में चले 
आते हैं। दोले में स्थित विष्णु को देखने से तीनों छोकों का उत्सव हो जाता है । 
“विष्णु दोलास्थितं दृष्टा अलोक्यस्योत्सवी मवेत्‌ ॥।* 
चैत्र, वेशाख में जो मनुष्य दोले में स्थित विष्णु को देखते हैं वे महादेव 
से स्तुत्य होकर विष्णु के साथ आनन्द-क्रीड़ा करते हें । 
दोलायां संस्थितं विष्णुं पश्यन्ति मधुमाधवे । 
क्रीडन्ति विष्णुना साथ देवदेवेन नन्दिताः । 


दोले में दक्षिण ओर मुँह किये हुए विष्णु के दर्शन करने से मनुष्य ब्ह्य- 
हत्या से. मुक्त हो जाता है। अधिक क्या कहें, दोले में स्थित विष्णु सर्व पापहर 
होता हे । जो मनुष्य उनकी पूजा करता है उसकी भगवान्‌ सब कुछ देता है। 
“३७ नमो भगवते वासुदेवाय” इस मंत्र से दोला-विष्णु की पूजा करनी 
चाहिये । नमक के 
किमन्यद्वहुनोक्तन भूयो भूयों वरानने । 
दोलार्या संस्थितो विष्णु) सवेपापापदारकः | 
“पूजितो येनरेः सम्यक्सदा स्व ददाति च 
४३० नमो भगवते वासुदेवायेति मन्त्रेण पूजन तत्र कारयेत' 


पुनः अघ देकर बचे हुए अघ के जल को सब वैष्णवों को देवे। फिर 
वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को विष्णु के दोले (फ्ूले) को कुलाना चाहिये । 


२५६ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 
हे देवि ! उस दिन दोलोत्सव देखने के लिये प्रृथ्वी भर के तीथ और त्षेत्र आते 
हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्रादि अन्य जातियाँ उसे देखने आती हैं। 
उन सबों को शंख चक्रधारी ही समझना चाहिये; अर्थात्‌ दशनाथ आये हुए ब्राह्मण 
से लेकर अन्त्यज पयन्त मनुष्य जाति को वैष्णव समझना चाहिये । 
आन्दोलन ततः सब कतंव्यं च विशेषतः 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि क्षेत्राणि च सुरेश्वरि । 
सर्वाण्येव तु वे तत्र द्रशुमायान्ति तद्दिने 
एवं ज्ञात्वा सदा देवि कर्तव्य उत्सवो महान । 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या: शूद्राद्याथान्यजातयः । 
शंखचक्रधराः स्व ज्ञातव्या नगनन्दिनि ॥ 
। ३३-३४-३५ । 
इसके आगे के अध्याय में भगवान्‌ शह्डर ने “दोलोत्सव” की तरह 
दमनोव्सव की भी विधि ओर माहात्म्य दिखाया है। उसमें भी भगवान्‌ 
शहर कहते हैं कि चैत्र मास की शुक्ल द्वादशी को विधिपूबक दमनोत्सव 
मनाना चाहिये | । 
अस्मिन्चे चैत्रमासे तु कतंव्यों दमनोत्सवः । 
द्वादश्यां तु तथा सम्यग्विधिः कार्यों विशेषतः ॥ 


हे देवि | जो मनुष्य दमनोत्सव के दिन मंजरी से विष्णु की पूजा करता 
है, वह मेरी ही पूजा करता है। मद्यप, मांसभक्षी, स्वशंहारी और न्राह्मणघाती 
दसनोत्सव को देखता हे तो पापों से छूट जाता हे । 


ब्राह्मण, ज्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, अन्त्यजादि किसी का भी कुल क्‍यों न हो 

वह कुल धन्य से धन्य ओर महान्‌ है जो दमनोत्सव में मंजरी से विष्णु की 
पूजा करता हे । 

तातो दमनमज्जर्या यो वे विष्णु प्रपूजयेत्‌ । 

पूजिते वे जगन्नाथे छह वे पूजितः सदा ॥ 

ब्रह्महा हेमहारी च मद्यपो मांसभक्षकः । 

मुच्यते पातकादेबि दृष्टा स दमनोत्सवम्‌ ॥ 

“अग्निद्योत्रं क्ृतं तेन मज्नया पूजितो हरि! । 

तत्कुल तु महज्ज्ेयं ब्रह्म॑ वा चाथ क्षत्रियम्‌ । 

शोद्रं वेश्यं च यज्चान्यड्न्यं धन्यतरं स्मृतम ॥ 


अन्त्यजोद्धार विधि: २५७ 


यस्मिन्कुलेजवतोयाथोत्सवी दमनकः कृतः । 
सच धन्यस्तु घन्‍्यो वे येन विष्णुः ग्रपूजितः ॥ 
आगे चलकर इसी उत्तरखण्ड के एक सो सत्ताइसवें अध्याय में झालग्राम 
शिलाचन ओर दशन के विषय में शिव जी कहते हैं कि शाल्माम को शिल्ा पुण्य 
पवित्र ओर धमकारिणी है । जिसके दशन मात्र से ब्रह्मघाता शुद्ध हो जाता है । 
श्रति के अनुसार वह घर सब तीर्थों में श्रेष्ठ तीथ के समान है. जिसमें शालमाम- 
शिलछा रहती है। ब्राह्मण को पांच, ज्षत्रिय को चार, बेश्य को तीन ओर श॒द्र को 
एक शिलछा पूजनो चाहिये। शाल्ग्राम शिलछा के पूजन मात्र से ही शुद्र मुक्ति को 


ग्राप्त होता हे। हे देवि! अधिक क्या कहें, मुक्ति को चाहने वालछे पुरुषों को 
शालिग्नाम शिछा का पूजन करना चाहिये। 


शालग्रामशिला पुण्या पवित्रा ध्मकारिणी । 
यस्या दशनमात्रेण ब्रक्मह्य शुध्यते नरः ॥ 
ब्राह्मण: पश्चपज्यास्ताथतस्रः क्षत्रियेस्तथा । 
वेश्यैश्व तिस्र: संपूज्या एका शू्‌ द्रेण यत्षतः ॥ 
“तस्याः पूजनमात्रेण शू द्रो मुक्तिमवाप्॒यात्‌ । 
पूजन मनुजेः सम्यक्कतेव्यं मुक्तिमिच्छुमिः । 
भक्तिभावेन देवेशि येअ्चयन्ति जनादनम्‌॥ 
“तेषां दशनमात्रेण त्ह्मद्या शुध्यते जनः । 


इसी अध्याय में आगे चलकर एक सो दो ज्छोक में भगवान्‌ शंकर कहते हैं-- 
भक्तिद्दीनिश्वतुवंद! पठितेः कि प्रयोजनम्‌ । 
श्रपचों भक्ति युक्तस्तु त्रिदशेरपि पूज्यते ॥ 
आगे एक सो चोवालिसवें अध्याय में साअ्मती गंगा के किनारे धवलेश्वर 
तीथ में “धवलेश” के माहात्म्य में स्कन्दपुराणवाली नन्‍्दी और किरात की कथा 
ज्यों की ज्यों आई है । उसके अन्त में भगवान्‌ शंकर कहते हैं-- 
एको नन्‍्दी महाकालो द्वावेतो शिववन्नभो । 
ये पापिनों ध्धमिष्ठा अन्धा मृकाश् पहुचः ॥ 
कुलद्दीना दुरात्मानः श्रपचाद्या हि मानवाः । 
याद्शास्तावशाथान्या आराध्य घवलेश्वरम ॥ 
“गतास्तेडपि गमिष्यति नात्र कार्या विचारणा ।” 
पद्म॒पु० उत्तर खं० १४४ आअ० 


स्श्द मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


अर्थात्‌ इस धवलेश्वर के पूजन और दर्शन से किरात ओर नन्‍्दी शिव के 
द्वारपाल हो गये। अतः कोई भी पापी, अधमरत, अन्ध, दुरात्मा, मूक, पंगु 
और कुलहीन श्रपचादि मनुष्य, चाहे जैसे भी हों, धवलेश्वर की आराधना करके 
उत्तम छोक को जायेंगे और चल्ले भी गये हैं, इस पर सोच-विचार नहीं करना 
चाहिये । 
नन्‍्दी और किरात के कथा की तरह की एक कथा ब्रह्मपुराण के गोतमी 
माहात्म्य के निन्‍यानवेवें अध्याय में आई है। यह बड़ी सुन्दर कथा है। एक 
ब्राह्मण से ब्रह्माजी ने उस कथा को इस प्रकार कहा है $-- 
हे द्विज ! महादेव के चरणों की भक्ति देनेवाछा, रोग और पापनाशक 
“सलल” नाम का एक तीर्थ है, उसकी पुण्य कथा सुनो। गंगा के दक्षिण ओर 
श्रीगिरि के उत्तर तट पर “आदिकेश” नाम का लिंगरूपी महादेव है। वह ऋषियों 
से पूजित और सब कार्मों को देनेवाला है । 
गंगाया दक्षिणे तीरे भ्रीगिरेरुत्तरे ते । 
आदिकेशव इति ख्यात ऋषिभिः परिपूजितः । 
महादेवो लिंगरूपी सदा55स्ते सवकामदः ॥ 


हे द्विज ! परम धार्मिक सिन्धुद्दीप नामक एक ऋषि था। उनके भाई का 
नाम “वेद” था। वह भी परम ऋषि था। 


सिन्धुद्ीप इति ख्यातो मुनि! परमघामिकः । 
तस्य भ्राता वेद इति स चापि परमो ऋषिः ।। 


वह वेद ऋषि उस त्रिछोचन त्रिपुरारि आदिकेश” को मध्याह् में सदा 
पूजता था और भिक्षाटन करने के लिये गांव में चछा जाता था । 
नित्यं पूजयते भक्तया ग्राप्ते मध्यं दिने रबो । 
भिक्षाटनाय वेदो5पि याति ग्राम विचक्षणः ॥ 


ठीक उसी समय एक परम धार्मिक किरात उस पवत पर शिकार के लिये 

आता था और चारों ओर घूमकर अनेक म्रगों को मारकर थका हुआ मांसको 
'. धनुष पर छटकाकर आदिकेश' शिव भगवान के पास जाया करता था। उस 
समय मांसको बाहर ही रख देता था। समीप में ही गद्भापर जाकर मुंह से 
: पानी तथा एक हाथ से जिस किसी पेड़का पत्ता और दूसरे हाथ से नैवे्यके लिये 
मांस लाकर तन्मय होकर आदिकेश के पास जाकर वेद” ऋषि से की गई पूजा 
को पांवसे हटाकर “शिव असन्न होवें? कहकर स्नान, पत्र और मांसके नैवेयसे 
पूजा करता था । 

याते तस्मिद्विजबरे व्याधः परमधार्मिकः । 


तस्मिन्गिरिबरे पृण्ये सगयां याति नित्यशः) ॥ 


अन्त्यजोद्धार विधिः २५6 


न्यस्य मांसघनुष्कोत्यां श्रान्तो व्याघः शिवं प्श्ठम । 
आदिकेश समागत्य न्यस्य मांस ततो बहिः ॥ 
गंगां गत्वा झुखे वारि गृहीत्वाउउगत्य वे शिवम्‌ | 
यस्य कस्यापि पत्राणि करेणाउडदाय भक्तितः ॥ 
अपरेण तु मांसानि नेवेद्या्थ च तन्मनाः । 
स्रापयित्वा शिव देवमचयित्वा तु पत्रकेः । 
कल्पयित्या तु तन्मांस शिवों में प्रीयतामिति ॥ 
शिव-भक्ति के बिना उसको कुछ भी अच्छा नहीं छूगता था ३$-- 
नेव किश्वित्‌ स जानाति शिवभक्ति विना शुभाम्‌ । 


इस प्रकार प्रतिदिन आकर शिव-पूजा करके घर लौट जाता था $-- 
“करोत्येतादइगागत्या55ग॒त्य ग्रत्यहमेव सः ।* 


ब्रह्माजी कहते हैं कि जैसी उसकी अपू्व भक्ति और पूजा थी, शहर भगवान्‌ 
भी उसके लिये वैसे ही प्रसन्न थे। भगवान्‌ की स्थिति ही विचित्र होती हे । 
जबतक वह भील नहीं आता था तबतक भगवान्‌ भी सुखी नहीं रहते थे । 
भछा शम्भु की भक्तों के ऊपर असीम अनुकम्पाकों कौन जान सकता है ? 
“तथापीशस्तुतोषास्य विचित्रा हीश्वरस्थितिः । 
यावन्नायात्यसो भिन्नः शिवस्तावन्न सौर्यभाक्‌ । 
भक्तानुकम्पितां शंभोमानातीतां तु वेत्ति कः ॥। 


इस प्रकार व्याध को पावेती सहित “आदिकेश” महादेव की पूजा करते 
बहुत दिन बीत गये । इधर वेद ऋषि क्रद्ध होकर यह सोचा करते थे कि मंत्र 
और भक्ति से युक्त मेरी शिव-पूजा को अतिदिन कोन पापी नष्ट कर देता है ! 
ऐसा पापी अब मुझसे मारा जायगा। क्योंकि जो गुरु, देव, द्विज ओर स्वामी 
का द्रोही होता है वह मुनि का भी बध्य होता है. फिर यह शिव-द्रोह करने वाला 
तो सब का बध्य हो सकता है । 
“एवं बहुतिथे काले याते वेदअुकोप ह ।” 
पूजां मंत्रवर्ती चित्रां शिवभक्तिसमन्विताम्‌ | 
को नु विध्व॑ंसते पापो मत्तः स वधमामुयात्‌ ॥ 
गुरुदेवद्विजस्वामि द्रोही बध्यों मुनेरपि। 
सर्वस्यापि वधाहोंडसो शिवस्य द्रोहकृचरः | 
इस प्रकार वेद ऋषि विचारने छगे कि न मालूम यह किस दुष्ट पापात्मा 
की चेष्टा है। मैं तो सुन्दर फल, पुष्प, कन्द, मूल से शिव-पूजा कर जाता हूं, 


२६० मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


वह सब हटा कर मांस और पेड़ के पत्तों से दूसरी पूजा कर जाता है। जो 
हो अब, वह बध्य है। 

पृष्पेवन्यभवैदिव्येः कन्देमूंलफले! शुभैः । 

कृतां पूजां च विध्वस्य हान्यां पूजां करोति यः ॥ 

मांसेन तरुपत्रेथ स च वध्यों भवेन्मम । 


यह सब सोच कर वेद ऋषि पूजक का पता छगाने के लिये छिप गये। 

इतने में प्रतिदिन की भाँति वह व्याध “आदिकेश” के पास आया। नित्य की 
तरह पूजा करते हुए उस व्याध से आदिकेश महादेव बार-बार कहने लगे कि 
हे महाबुद्धि वाले व्याध ! क्‍या तुम थके हो ? तुम देरी में कैसे आये ? हे तात ! 
तुम्हारे बिना मैं दुःखित था। हे पृत्र ! में कुछ भी सुख नहीं पा रहा हूं। इस 
कारण तुम थोड़ा विश्राम कर लो। ु 

एवं संचिन्त्य मेघावी गोपयित्वा तन्नुं तदा । 

एतस्मिञ्नन्तरे प्रायाइथाधो देवं यथा पुरा ।” 
नित्यवत्यूजयन्तं तमादिकेशस्तदा<ब्रवीत । 
आदिकेश उवाच 

भो भो व्याध महाबुद्धे थ्रान्तोड्सीति पुनः पुनः । 

चिराय कथमायातत्त्वां बिना तात दुःखितः । 

न विन्दामि सुख किंचित्समाश्वसिहि पुत्रक | 


अह्मा जी कहते हैं कि, इस प्रकार बोलते हुए शिवजी को देखकर वेद 
ऋषि आश्चय में पड़ गया और क्रोध के मारे कुछ भी नहीं बोला । 
“चुकोप विस्मयाविष्टो न च किंचिदुवाच है”! | 
किन्तु ब्याध श्रतिदिन की पूजा करके अपने घर चला गया। 
“व्याधश्व नित्यवत्पूजां कृत्वा स्वभवनं ययौ |” 


वेद मुनि क्ुद्ध हो शिवजी के पास आकर बोले कि हे ईश! यह व्याध 
जो कि पापी, क्रिया-ज्ञान-रहित, जीवहिंसा करनेवाला, ऋर, निदय, नीच जाति, 
. कुछ भी न जाननेवाला, गुरु-परम्परा-रहित, हमेशा खराब काम करनेवाला, 
और अजितेन्द्रिय है, उसको तो दर्शन दिये हो और मुझ से बात तक नहीं करते 
हो। में ब्रती होकर विधानानुसार तुम्हारी पूजा करता हूं, ञ्लरी-पुत्रादि से रहित 
होकर सदा तुम्हारी पूजा करता हूं। किन्तु यह बड़े आश्चर्य की बात हे कि 
वह व्याध दूषित मांस से तुम्हारी पूजा करता है, उसके छिये तो आप प्रसन्न 
हुए हैं और मेरे लिये नहीं । 


अन्त्यजोद्धार विधि: २६१९ 


अय॑ व्याघः पापरतः क्रियाज्ञानविवजितः । 
प्राणिहिंसारतः क्ररो निरदेयः स्वजन्तुषु । 
हीनजातिरकिंचिज्योी.. शुरुक्रमविवजितः । 
सदाउनुचितकारी चानिर्जिताखिलगोगणः । 
तस्या55त्मानं दर्शितवान्न माँ किंचन वक्ष्यसि । 
पूजां मन्त्रविधानेन करोमीश यतव्रतः । 
ल्देकशरणो नित्य भायपृत्रविवजितः । 
व्याघों मांसेन दुष्टेन पूजां च प्रकरोत्यसों । 
तस्य॒प्रसज्नो भगवात्र ममेत्ि महारूतम्‌ | 
इस प्रकार क्रुद्ध होकर वेद ऋषि ने निश्चय किया कि इस अपकारी व्याध 
के श्र में पत्थर मार देता हूं। 
“तस्मादह मूध्नि शिलां पातयेयमसंशयम्‌_” 
ब्रह्माजी कहते हैं +-- 
वेद मुनि के यह सब कह चुकने पर “आदिकेश” महादेव हँसकर बोले-- 
कुलतक ठहर जाओ, तब मेरो शिला को उसके शिर पर सारना । 
आदिकेश उवाच 
““; प्रतीक्तस्व॒ पश्चान्मे शिल्ां पातय मूधेनि ।” 


इस पर वेद मुनि ने भी अच्छा” कहकर हाथ में उठाई हुई शिला फेक दी 
ओर क्रद्ध होकर यह कहा कि अच्छा कल यह काम करूँंगा। 
“उपसंहत्य तं॑ कोप श्र करोमीत्युवाच है ।” 
इसके बाद वेद मुनि अगले दिन आकर स्नानादे करके प्रतिदिन की तरह 


शिवपूजन करने लगे, तो उन्होंने क्या देखा कि शिव जी के मस्तक में बड़ा भारी 
घाव हुआ है और उससे रुधिर की धारा बह रही है। 


ततः प्रातः समागत्य कृत्वा खानादि कर्मच | 
नित्यवत्पूजां (रे * 
वेदो5पि नित्यवत्यूजां कुबन्पश्यति मस्तके ॥ 
लिंगस्य सद्रर्णा भीर्मा घारां च रुधिरप्लुताम्‌ । 
यह देखकर वेद मुनि आश्चय और दजड्डा में पड़ गये। वह सोचने लगे 


कि कोई महा उत्पात तो नहीं होनेवाछा हें। फिर उसने मिट्टी, छुआ, गोबर ओर 
गड्भाजल से उस लिड्ढड को धोकर पूजा को । 


२६२ मालवीय जी के छेख ओर भाषण 


मद्धिथ गोमयेनापि कुशैस्तं गांगवारिभिः । 
“प्र्नालयिच्ष्वा तां पूजां क्ृतवान्नित्यवत्तदा' 


इसी बीच निष्पाप वह व्याध आ गया। उसने जब शिव जी के मस्तक 

पर घाव देखा तो तुरंत ही यह कैसी विचित्र बात हे! कहकर तीखे बाणों से 
अपने दरीर को सैकड़ों बार छेद लिया । 

“आत्मानं भेदयामास शतधा च सहस्रधा ।” 
बह विचार करने लगा कि कोन ऐसा पविन्न हृदयवाला होगा जो कि स्वामी 
की विक्ृत दशा देखकर सहन कर लेगा । अपने को बार-बार धिक्कारने लगा 
कि मेरे जीते जी भगवान की यह दशा हो गई । 

स्वामिनों वेकृतं दृष्ठटा क! चमेतोत्तमाशयः । 

मुहुनिनिन्द चात्मानं मयि जीवस्यभूदिदम्‌ ॥ 


व्याध के इन सब कर्मों को देखकर महादेव जी आश्चय में पड़ गये और 
बेदज्ञों में श्रेष्ठ वेद मुनि से बोले-- 
पश्य व्याध महाबुद्धे भक्त भावेन संयुतम्‌ । 
त्व॑ तु मृद्धिः कुशैरवा्भिमूर्धानं स्पृष्टवानसि ॥ 
अनेन सहसा ब्रह्मन्‌ ममा55त्मापि निवेदितः । 
भक्ति: प्रेमाथवा शक्तिविंचारों यत्र विद्यते । 
तस्मादस्मे वरान्दास्ये पश्चात्तुभ्यं द्विजोत्तम । 


अथात्‌ हे वेद ! भाव से भरे हुए भक्त व्याध को देखो । तुमने तो केवल 
कुश, मिट्टी और जल से मेरा मस्तक छुआ हे पर इसने तो एकदम मेरे लिये अपना 
शरीर भी दे दिया। इसमें भक्ति, प्रेम, शक्ति और विचार विद्यमान है। इस 
कारण सब प्रथम इसको वर दूँगा, फिर तुम्हें दूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि 
महेश्वर ने व्याध से वरदान मांगने के लिये अनुरोध किया। व्याध ने कहा कि 
हे देवेश ! तुम्हारा जो निर्मोल्य है वह हमें मिले और मेरे नाम से तीथ हो जाय 
ओर इस तीथ का ऐसा महत्त्व हो कि इसके स्मरण से ही सब यज्ञों का फल 
हो जाय। शिव जी ने व्याध की प्राथना स्वीकार कर छी। इस कारण वह 
““मभिल्ल” तीथ समस्त पाप समूह का विनाशक हो गया। 


तथेत्युवाच देवेशस्ततस्तीथमुत्तमम्‌ । 
भन्नतीय समस्ताधसंघविच्छेदकारणम्‌ ।। 
इस कथा से यह बात स्पष्ट है कि एक अन्त्यज के पूजने पर भो वेदज्ञ 


ब्राह्मण ने शिवलिज्ञ को अपवित्र नहीं माना। एवम्‌ एक भक्त व्याध अज्ञ होने पर 
पर भी भाव मात्र से शिव-पूजन करने पर सर्वोत्तम फल पा गया। 


अन्त्यजोद्धार विधि: २६३ 


वाराहपुराण में धमव्याध की कथा है । वह अत्यन्त घर्मौत्मा था, पंचयज्ञ 
ओर देवपूजनादि विधियों को जानता था | एक समय व्याध और उसकी लड़की 
के ससुराल वालों से पवित्रता के विषय में झगड़ा चछा । धमव्याघ ने अपने 
लड़की के ससुर “मातद्अ” से कहा कि तुम मुझे झूठे ही हिंसक होने का दोष 
लगा रहे हो। में तो एक ही हिंसा करता हूँ, तुम तो हजारों की हिंसा करते 
हो । तुम्हारे घर में तो आचार, देवपूजा, अतिथि का पूजनादि क्रिया में एक भी 
कम नहीं हे। इस कारण में तुम्हारे घर भोजन नहीं करूँगा। मुझे घर जाकर 
श्राद्धू करना है ।-- 


आचार देवपूजां च अतिथीनां च तपंणम | 
एतेषामेकमप्यत्र कुवन्नपि न दृश्यते ॥ 
तद॒हं गन्तुमिच्छामि पित॒णां श्राद्धकाम्यया । 
इतना कह के व्याध अपने घर चला गया। घर जाकर उसने देवता 


ओर पितरों का पूजन किया। अन्त में घर का भार पुत्र के ऊपर छोड़कर लोक 
प्रसिद्ध पुरुषोत्तम तीथ को यात्रा करने चल्ागया । 


ततो देवान्पितृन्भक्तया पूजयित्वा विचक्षणः | 
+ 0 के 
पुत्र॑ चाजुनक स्थाप्य स्व॒सन्तानं महातपाः ॥ 
तीथ त्रेलोक्यवि 
धरमव्याधी जगामाशु तीथ श्रुतम्‌ । 
वहां जाकर छोकपाठ के साथ तप करने रूगा। 


पुरुषोत्तमाख्यं च परं तत्र मत्वा समाहितः । 
तपश्चचार नियमान्‌ पठन्स्तोत्रमिद धरे ॥ 


इस प्रकार तीथ में जाकर व्याध ने अनेक स्तोज्रों से स्तुति की। उनमें 
सब प्रथम 'छोक यह है -- 
नमामि विष्णु त्रिदशारिनाशन विशालवत्तःस्थलसंश्रितश्रियम्र । 
सुशासन नीतिमतां पराड्रतिं त्रिविक्रमं मन्दरधारिणं सदा |। 
वाराह पु० अ० ८ | 
इस अकार पुरुषोत्तम तीथ में तप और स्तोत्र पाठ करता हुआ वह धर्म- 
व्याध भगवान्‌ का दशन पाकर सनातन पद को पहुँच गया। 
शिवपुराण सनत्कुमार संहिता के पन्द्रहव अध्याय में शिवपूजन के और 
दर्शन के विषय में आया है कि ;-- 
दर्शनाच्छुवणाद्वापि नामसंकीतनादपि । 
प्रमाणश्वेव लिंगस्य श्रुत्वा पापैः अप्नुच्यते ॥ 


२६४ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


खियः पृद्गाश्र म्लेच्छाथ ये चान्ये पापयोनयः । 
अश्वमेघफलं सम्यग लभन्ते नात्र संशयः ॥ 
शिव जी के दर्शन, शिवशासत्र के श्रण और नाम-संकीतन से ख्ी, 


शूद्र और अन्त्यजादि कोई होवे, सब अश्वमेध के फल को पाते हैं और पापमुक्त 
हो जाते हैं । 


इस प्रकार सब पुराणों में अनेक कथाएं आई हैं, जो यह सिद्ध करती हैं 
कि शुद्ध और भावभक्ति से युक्त सनातनधमानुयायी अन्त्यज भी सदा से देव- 
दशनादि का अधिकारी होता आया हे । 


प्राचीन ऋषि, मुनि, महात्मा, सन्त, साधु सभी धर्मोत्मा लोग इन दीन 
असहाय सघर्मी भाइयों के लिये उदार होते आए हैं। मर्यादापुरुषोत्तम भग- 
वान्‌ रामचन्द्र जब बन में भक्तिन शबरी के आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने उससे 
घृणा नहीं की; क्योंकि भिलनी बाह्य ओर आमभ्यन्तर शुद्धि तथा भक्तिभाव से 
समन्वित थी। भगवान्‌ ने अन्त्यज जाति की बुढ़िया की कुटिया में जाने से 
जरा भी घृणा नहीं की । पद्मपुराण में आया है कि भगवान रामचन्द्र शबरी 
के पास गये तो शबरी ने उनका स्वागत और नमस्कार कर उन्हें अपनी कुटिया 
में बेठाया ओर पांव धोकर वन्य फल-पुष्पों से पूजा को तथा अनेक प्रकार के सुन्दर 
मधुर फलमूल दिए। भगवान्‌ ने शबरी के फलों को खाकर उसे मुक्ति दी। 
अभ्यगच्छन्महाभा्गां शबरीं धंचारिणीम्‌ । 
सा तु भागवतश्रेष्ठा दृष्टा तो रामलक्ष्मणो ॥ 
प्रत्युद्हम्य नमस्कृत्य निवेश्य कुशविष्टरे । 
+ श्ने 
पादप्रक्षालनं कृत्वा वन्य; पुष्पे! सुगन्धिभिः ॥ 
| 
आचयामास भक्तथा च हपेनिभरमानसा । 
फलानि च सुगन्धीनि मूलानि च मधुराणि च ॥ 
निवेदयामास तदा राघवाभ्यां दृढ्व्रता । 
के मुक्ति 
फलान्याखाद्य काकुत्स्थस्तस्ये मुक्ति ददो पराम्‌ ॥ 
पद्मपु० उत्तर ख० २६६ आ०। 


इतना ही नहीं भगवान्‌ व्यास ने तो इन दीन भाइयों के उद्धार के छिये दी 
भारत और पुराणों का संकछन किया । 


भागवत में आया है :-- 
ख्रीशूद्रद्विजबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा । 


कमश्रेयसि मूढ़ानां श्रेय एवं भवेदिह ॥। 
भा० १४। 


अन्त्यजोद्धार विधि: २६५ 


“इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतस | 
अथोत्‌ ख्री, शद्र ओर ह्विजबन्धु (अन्त्यज) के कान तक श्रृति नहीं पहुँच 
सकती हे; किन्तु किसो प्रकार उन्हें अपने घर्मं, अ्थ और कामादि पदार्थों की प्राप्ति 
हो, इस कारण व्यास मुनि ने उनके कल्याणार्थ भारत जेसे वेद्सारमय ग्रन्थ की 
रचना की। इस बात को व्यास जी ने अपने ही मुख से उसी ग्रन्थ में इस वचन 
से ओर भी स्पष्ट कर दिया है -- 


भारत व्यपदेशेन द्याम्नायाथेश्र दर्शितः । 
दृश्यते यत्र धर्मादि स्री शुद्रादिभिरप्युत ॥ 


अर्थात्‌ मेंने महाभारत के व्याज से वेदों का भी अर्थ दिखा दिया हे 
जिसमें कही हुई धमोदि विधि से ख्री शुद्रादि भी अधिकारी हो जाते हैं। इन 
सब बातों के पर्याछोचन से यह स्पष्ट हे कि महाभारत तथा पुराणों की रचना 
द्विजों के हित के अतिरिक्त विशेषतया श्री और शुद्रादि जाति के कल्याण के लिये 
ही की गई हे । 


यही बात है कि विष्णुपुराणादि अन्धों में पुरुष सूक्त जैसे वेदिक मन्‍्त्रों 
को कुछ हेरफेर करके रखा गया है। एवं ज्रेवर्शिक सम्बन्धी गायत््यादि मन्त्रों 
की दीक्षा के बदले इन भाइयों के लिये पुराणों में पडक्षर, पच्चाक्षर, अष्टाक्षुर 
ओर द्वादशाक्षर जेसे बहुत से मन्त्रों का विधान दिया गया हँ। इस विषय 
में मेंने “मन्त्र-महिमा” ओर 'सनातनधमस प्रदीप” में कुछ विस्तार के साथ वन 
किया है। इसी प्रकार पुराणादि ग्रन्थों में आये हुए स्तोच्र तथा माहात्म्य ग्रन्थों 
के पढ़ने के विषय पर शूद्रादिकों के लिये स्पष्टर॒प से आया है कि यदि शुद्र इस 
स्तोत्र को पढ़े तो उसे सद्गति प्राप्त होती हे। नमदा स्तोज्न के बारे में मत्स्यपुराण 
में छिखा हे $-- 
वैश्यस्तु लभते लाभ शुद्रः प्राम्नेति सदगतिम । 
मूखस्तु लभते विद्यांत्रिसंध्यं यः पठेन्नरः । 
म॒० पु० अ० १९४ । 
वैश्यस्तु लभते लाभ॑ शूद्रथव शुभां गतिम ॥ 
स॒० पु० ९१६० | 
खेद हे कि इस पर भी कुछ निबन्धकारों ने शूद्रों के पुराण पढ़ने के विरुद्ध 
सम्मति दी हे। लोकमान्य बालगजन्लाधर तिछक भी पौराणिक विधान के द्वारा 
ख्री, शूद, अन्त्यजादि जाति के उद्धार के विषय में गीता के नर्वें अध्याय ओर 
गीतारहस्य में स्पष्ट सम्मति दे गए हैं.। 


कलियुग में शुद्रों के लिये भक्ति मुख्य कही गई है। कुछ लोगों की यह 
धारण है कि शुद्रों को जप और तप का अधिकार नहीं है. अन्यथा “शम्बूक 


२६६ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


को रामचन्द्रजी नहीं मारते । किन्तु ऐसी धारणा पर यह समझ लेना 
अत्यावश्यक है कि युग-भेद से धम-भेद ओर च्रुगानुसार अधिकारी का भी भेद 
माना गया हे । 


मनु-स्मृति में आया है कि सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग में विभिन्न 
धर्मों की प्रधानता रहती हे। सत्ययुग तप-प्रधान होता है, त्रेता ज्ञान-प्रधान 
द्वापर यज्ञ-प्रधान अर कलियुग में दान ही मुख्य धम होता हे 
तपः पर कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते । 


द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेक कलो युगे । 


उस समय ब्राह्मण, क्षत्रियादि त्रवर्रिक तप ओर ज्ञाननिष्ठ होते थे। उनकी 
सेवा से ही शूद्र भी संसगोनुसार धमं, अथोदि पुरुषाथ का भागी हो जाता 
था। अतः उस युग के विरुद्ध स्मात्तं तप करना शूद्र के लिये उचित नहीं समझा 
गया। किन्तु कलियुग में तो यही कहा गया है कि शूद्र ओर ब्राह्मणादि वर्ण 
भी विष्णु, शिवादि देवपूजन और भगवन्नाम-कीत्तन से मुक्त हो सकते हैं 
गरुड पुराण में आया हे कि कलियुग में हरिको्तन से श्रेय होता हे (“कलत्ो 
तद्धरिकीतनात्‌” ) । इस कारण हरि का ज्ञान, ध्यान ओर पूजन करना चाहिये ।-- 
“तस्माज्ज्ञयों हरिनित्यं ध्येय! पूज्य शौनक ।” 
गरुड पु० २९७ आ० | 
पद्मपुराण उत्तरखण्ड में आया है कि कलियुग में विष्णु के ध्यान में लगे 
हुए शूद्र धन्य होते हैं। वे इस लोक में सुख भोग कर परलोक में विष्णु पद 
को पाते हैं $--- 
“कलो धन्यतमाः शुद्रा विष्णुध्यानपरायणाः । 
इहलोके सुर भ्रुक्तवा यान्ति विष्णोः सनातनम्‌ ।।' 
८७४ आअ० 
जिस समय में जो नियम विशेष रूप से रहता है, उसके विरुद्ध करने पर 
ही दण्ड मिलता है। किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं हे कि शूद्रों को पहले 
कोई अधिकार ही नहीं था | 


शूद्र के लिये यह कहीं नहीं आया है कि वह सेवाधम के सिवाय अन्य कोई 
धम न करे। किन्तु जहाँ कहीं भी शूद्र को सेवाधर्म का विधान किया गया है 


वहाँ पर सेवाधम मुख्य धर्म समझा गया है अथात्‌ बृत्ति के लिये शुद्र का सेवाधम 
ही मुख्य धम है । 


यदि शूद्र को सेवाधम के अतिरिक्त अन्य धर्म वर्जित होते तो स्मृति ग्रन्थों 
में शूद्र के दस या बारह संस्कार विहित न होते । 


अन्त्यजोद्धार विधिः २६७ 
व्यासस्मृति में आया है कि गर्भाघान से लेकर ब्रतादेश संस्कार-पयन्त 
दस संस्कारों को शूद्र करे किन्तु वेद-मंत्र-रहित विधि से । 
गर्भाधानं पुंसव्न सीमन्तो जातकर्म च | 
नामनिष्क्रमो उन्रप्राशन वपनक्रिया ॥ 
कणवेधो व्रतादेशों वेदारम्भक्रियाविधिः । 
केशान्तः खानसुद्राहों विवाहाग्रिपरिग्रह! ॥ 
त्रेताभिसंग्रहश्वेव॒ संस्काराः पोडश स्घताः | 
“नवैताः कशणवेधान्ता मन्त्रवज ख़रियाः क्रियाः 
विवाहो मन्त्रतस्तस्याः श्‌ द्वस्यामन्त्रतो देश 
व्यासस्मृति १ आ०। 


हे निणयसिन्धु में उद्घृत शाकह्घर का वचन है कि द्विजों के सोलह संस्कार 
हैं ओर शुद्र के बारह । 


ढिजानां षोडशैव स्युः शुद्राणां द्ादशेव हि 
मदनरलत्र में शूद्रों के जातकम, नामकरण, निष्कमण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, 
विवाह ओर पंचमहायज्ञ ये ग्यारह संस्कार कहे गये हैं | 
“खियाः जातकर्म नामकरण निष्कमणान्नप्राशनचूड़ाविवाहाः पट | 
शुद्रार्णा तु पढ़ेते पशञ्चमहायच्ञाश्रेत्येकादश 


विष्णुस्थृति में आया है कि पद्चमहायज्ञों का विधान शुद्र के लिये भी 
कहा गया है ओर उसके लिये नमस्कार मंत्र कहा गया हं-- 


“पंचयज्ञविधानन्तु भृद्॒स्यापि विधीयते'' 


इन सब वाक्यों की संगति को लेकर यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ पर 
शाख्रों में यह आया है कि शूद्र का कम केवल सेवाघम ही है. उसका अभिप्राय 
यही है कि सेवाधर्म शूद्र का वृत्ति के छिये प्रधान धम् हे, जेसे कि बृत्ति के 
लिये ब्राह्मण का अध्यापन, याजन और प्रतिग्रह मुख्य घम हैं न कि दूसरे के 
लिये। किन्तु इन विधानों का यह अभिप्राय नहीं है कि ब्राह्मण अध्यापनादि के 
सिवाय और कमे करे ही नहीं। यही बात शूद्र के सेवाध् में भी चरिताथ 
होती है । 

अतएवब मनु के-- कि है 

४६ $ ' 
एकमेव तु शद्रस्य ग्रछुः कम समादिशत्‌ 

इस शछोक की टीका में कुल्लक भट्ट ने लिखा हे कि एक ही! कहने से प्राधान्य 

का निर्देश होता है क्योंकि दानादि कम भी उसके लिये विहित हें । 


श्क्ष्द् मालवीय जी के लेख ओर भाषण 
“एकमेवेति ग्राधान्यप्रदशनाथ दानादेरपि तस्य विहितचात्‌ । 


इसी प्रकार अन्त्यजों के लिये भी धम और कम का विधान कहा गया है। 
क्योंकि अन्त्यज जाति भी श॒द्रवण के ही अन्तगंत हे। शुचि और 
अञ्चि का तारतम्य छेकर ही उनको कहीं-कहीं पर एक जाति 
या अवबर्ण कहा गया है। किन्तु शात्रों में अनेक जगह अन्त्यजों को भी 
शूद्वर्ण में भी गिनाया है। कुछ लोगों का यह कहना हे कि विजातीय 
संयोग से पैदा होने वाली यह जाति वश के अन्दर नहीं आ सकती है। यदि 
इस न्याय से ही इस जाति को वण न माना जाय तो कोई भी श्‌ द्र जाति ऐसी 
नहीं हे कि जो शाख््रतः संकर सिद्ध न होती हो। अतः शाझ्रों में श्द्रव्ण को 
ही दो विभागों में कर दिया हे। उसमें अन्त्यज वह वर्ग है जिसकी गर्भ ओर 
शरीर सम्बन्धी अशुचि अधिक रहती हे । इसी कारण इन्हें असच्छूद्र कहा गया 
हे। किन्तु वृत्ति-नि्मित्ततस सामाजिक काय को स्पष्ट करने के लिये ही कहीं 
कहीं पर शात्रों में इनका वरणंतरादि स्वतंत्र रूप से प्रतिपादन किया गया है किन्तु 
ये सब श॒द्र वण में ही हें। इसीलिये शासत्रकार सच्छूद्र ओर असच्छूद्र की 
परिभाषा इस पअकार करते हैं कि जो श॒द्र पद्चयज्ञ करता हो, द्विजाति सेवा, 
करता हो, वह सच्छूद्र है। इसके अतिरिक्त मनमानी करने वाढा असच्छूद् है । 


द्विजशुअश्रषणपरः पाकयज्ञपरान्वितः 
छूट्र त॑ विजानोयादसच्छूद्रस्तोउन्यथा ॥ 


तात्पय यह कि अन्त्यज भी गशद्र श्रेणी की ही एक जाति हे। अतः उसे 
भी श॒द्रों के तुल्य अनेक समान धार्मिक अधिकार कहे गए हैं। इस विचार 
को लेकर ही अनेक जगह अनन्‍्त्यजों के संस्कार भी कहे गए हैं। शाह्लंधर में 
आया हे कि गर्भाधानादि पांच संस्कार अन्त्यजों को भी विहित हैं 


“पश्चव मिश्रजातीनां संस्काराः कुलघमंतः ।”' 
इसी प्रकार अन्त्यज पर्यन्त सभी शद्रों को ब्राह्मणादि वर्णों के समान ही 
अहिसादि का उपदेश मनुस्म॒ति में दिया गया हे 
अहिंसासत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियनि ग्रह; 
एत॑ सामासिर्क धम चातुरव॑ण्येंडब्रवीन्मनु) ॥ 
अथोत्‌ अहिंसा, सत्य, चोरी न करना और पवित्रता ये धर्म ब्राह्मण से 
लेकर अन्त्यजपयन्त सभी के लिये हैं 
प्रकरणसामर्थ्यात्संकीर्णानामप्ययं धर्मो वेदितव्यः । 
७ | 


आगे चल कर मनु ने पुनः यह कहा है कि जितने भी व्यभिचार-जन्य 
प्रतिछोम संकर हैं वे सब श॒द्रों के सधर्मा हैं। 


अन्त्यजोद्धार विधि: २६८ 


“शुद्वाणां तु सघर्माणः सर्वेष्पध्वंसजाः स्मृताः |” 
( सनु० अ० १० ) 
यही बात है कि याज्ञवल्क्य ने अन्त्यजपर्यन्त सब गदों को अहिसा, 
सत्य, अस्तेय, शोच, इन्द्रिय-निम्रह, दान, दम, दया और श्ञांति धर्म का उपदेश 
किया है $-- 
“अहिंसासत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 
दान दमो दया शांतिः सर्वेषां घमंसाघनम्‌ ।” 


गद्कमरछाकर में छिखा है कि “अहिंसादि” धर्स सबके लिये समान है :-- 
“अहिंसादिश्व धर्म; स्वेतुल्यः । 
इसीलिये निबन्ध-अ्रन्थों में शूद्र के तुल्य ही अन्त्यजों को भी महीने सर 
का अशौच कहा है। 
“प्तादीनां च ग्रति़ोमार्ना मासमाजोचः ।” 
शूद्रकमलाकर । 
शूद्र ओर हिजाति के सधम्मो होने के कारण ही पुराणादि शाम्रों में 
अन्त्यजों के लिये तीथे, ब्रत, देव-पूजनादि का अधिकार कहा गया है | 
नूसिह पुराण में लिखा है -- 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः ख्रियः शुद्रान्त्यजातयः । 
संपूज्य त॑ सुरश्रेष्ठ नरसिंह वुघरं। 
मुच्यन्ते चा शुभभवि जेन्मकोटि समुद्भवेः ॥ 


यही खछोक ब्रह्म पुराण के पचपनवें तथा उनसठवें अध्याय में भी आया है । 

पुनः इसी पुराण के कृष्णस्नान प्रकरण वाले बासठवें अध्याय में आया है कि ज्येष्न की 
पूर्णिमा के दिन कृष्ण के स्नान के छिये उत्तम मंच बनाना चाहिये, उसपर सुभद्रा, 
राम और कऋष्ण को मूर्ति को स्थापित करना चाहिये और उस मंच पर स्थापित 
कृष्णादि की मूर्ति जब धूप-दीपादि तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और अनुछोम-अतिलो- 
मादि शूद्रों से तथा हजारों ख्त्री-पुरुषों से घिरी रहती है तब गृहस्थ, स्नातक, यति 
और ब्रह्मचारी लोग बलराम के सहित भगवान्‌ को स्नान कराते हैं। ऐसे अवसर 
पर जो मलुष्य पुरुषोत्तम भगवान्‌ को देखते हैं, वे अविनाशी पद प्राप्त करते हैं । 

ब्राह्मण) चत्रियैव॑श्येः शूद्रेशान्यैश्वजातिमिः । 

अनेक शतसहस्रबंत खरीपुरुषै ह्विंजाः ॥ 

गृहस्थाः स्लातकाश्ेव यतयो ब्रह्मचारिणः । 

खापयन्ति तदा क्ृष्णं मंचस्थं सहलायुधम ॥ 


२७० मालवीय जी के लेख और भाषण 


“तस्मिन्काले तु ये मर्त्याः पश्यन्ति पुरुषोत्तमम््‌ । 
बलभद्रं सुभद्रां च ते यान्ति पदमव्ययम ॥! 
इसी तरह ब्रत के बारे में देवीपुराण में आया है कि स्नान किए हुए और 
हु चित्त वाले भक्तियुक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, अन्त्यजादि शुद्र, म्लेच्छ, ख्री और 
जो कोई भी हो, वे सब ब्रत के अधिकारी हैं। किन्तु वेश्य ओर शूद्र दो रात्रि से 
अधिक उपवास न करे । 
“ब्वातेः प्रमुदितदष्टे त्राह्नण: चत्रियैनृमिः । 
वैश्येः शूद्रेभेक्तियुक्तम्लेच्छेरन्यैथ्र मानव: । 
खीमिशथ॒ कुरुशादंल तदिधानमिद शरण । 
वेश्यशुद्रयोस्तु ढिरात्राधिकोपवासो न भवति ॥।”' 
यहाँ पर उपवास का निषेध महातप के विषय में समझना चाहिये, न कि 
सब ब्रतों में। ईशानसंहिता का बचन हे कि शिवरात्रि का ब्रत सब पापों को 
नाश करने वाला है, उसका अधिकार ब्राह्मण से छेकर चाण्डाल तक सबको है। . 
शिवरात्रिवत नाम सवपापप्रणाशनम्‌ । 
आचाण्डालमनुष्याणां भ्रुक्तिमुक्ति प्रदायकम्‌ ॥ 
देवछ का कथन है कि सभी वर्ण के मनुष्य ब्रत, उपवास और शारीरिक 
कृष्ट सहन (तप) से पाप-म॒क्त हो जाते हैं। 
“ब्रतोपवासनियमः शरीरोत्तापनैस्तथा । 
वर्णा; सर्वे विश्युच्यन्ते पातकेम्यो न संशयः ।। 
व्यासस्मृति का वचन है कि चतुथ बण होने पर भी शूद्व में बणात्त्व होने 
के कारण वह धर्म का अधिकारी हे-- न 
“शूद्रो व्णश्रतुर्थों पपि वर्णत्वाइममहेति ।”” 
यहाँ पर यह आशंका हो सकती है कि स्मृतिप्रन्थों में अन्त्यजों में से जिन्हें 
अस्पृश्य कहा गया हे, वे केसे देवदशंनादि धर्म के अधिकारी हो सकते हैं ? 
ऋषि ओर शास्त्र के तात्पय के अनुसार इस आशंका पर पौराणिक विधानों 
के अनुसार यह समझ लेना उचित है कि कोई शूद्र जाति गर्भ, बीज और वृत्ति 
सम्बन्धी अशुचिता के कारण किसी अंश में कभी अस्पृश्य भी हो, तो जब बह 
सदुपदेश का पालन करे और पौराणिक मन्‍्त्रों से दीक्षित हो जाय; अथवा उसमें 


उत्कृष्ट भक्ति जग जाय, सदाचार, अमेध्य भक्षण का त्याग, स्वकम में रत ओर 
स्‍्नानादि से पवित्र जीवन बिताने लगे, तो वह “निषाधस्थपति” न्याय से उपयुक्त 


अन्त्यजोद्धार विधि: २७१ 


बातों का पूण अधिकारी हो सकता हे का अन्यथा चांडालादि विषयक समस्त 
माहात्म्य कथादि विधान निरथक हो जायँगे। ऐसी जगह अथंवाद की कल्पना 
करने पर शिष्टों का यह वचन है कि भगवान्‌ के नाम में जो मनुष्य अथवाद 
की सस्भावना करता है, वह नरक में गिरता है । 

“अथवादं हरेनाम्नि सम्भावयति यो नरः । 


स पापिष्ठटो मनुष्याणां निरये पत॒ति स्फुटम्‌ ।* 


इस पर भी अर्थवाद की आशंका की जाय तो कोई हेतु नहीं हें कि सभी 

पौराणिक विधानों में अथवाद न माना जाय | क्योंकि तीथ, स्नान, अतादि 
सभी कृत्यों का महत्त्व उसी प्रकार वर्णित हैं जेसे चाण्डालादि के देवपूजन 
और दशनादि अधिकार की कथा । ऐसे विधानों का सब जगह यही अभिम्राय 
रहता है कि पहले मनुष्य में स्वाभाविक या नैमित्तिक चाहे कोई भी दोष क्‍यों 
न हो या समझा जाय किन्तु वह मनुष्य के पवित्राचरण, वाह्म-आभ्यन्तर शुद्धि 
और भगवद्धक्ति होने पर दूर हो जाता हे । तात्पय यह कि मनुष्य चाहे 
स्वाभाविक या अस्वाभाविक्र चाहे किसी तरह के दूषण से युक्त क्यों न हो, 
यदि वह सत्कर्म और भगवद्धक्ति की ओर चलने लगता हे तो उसके दूषण 
धीरे-धीरे छुप्त होने लगते हैं। वह फिर अपने जातिकाय और उसीमें रहते हुए 
भी दिन-दिन ऊँचा उठता जाता है। लोक में सम्मानित ओर आदरणीय होकर 
अन्त में परम पद को प्राप्त होता हे । इन आशयों को लेकर ही भगवान्‌ गीता 
में कहते हैं । ५ 

मां हि पाथ व्यपाश्रित्य येअपि स्थुः पापयोनय३ । 

खियो वेश्यास्तथा शुद्रास्तेडपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 

अपि चेत्सुदूराचारों भजते मामनन्यभाक्‌ । 

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितों हि सः । 

क्षित्रं मवति धर्मात्मा शश्रच्छान्ति निगच्छति ॥ 


यही बात है कि भगवान्‌ रामचन्द्र एक अन्त्यज जाति की बुढ़िया स्री शबरो 
के जी्-शीर्ण कुटी में गये ओर उसके अधे, फल, फूछादि को भहण किया। 
यही बात है कि जाजली जैसा तपस्वी ब्राह्मण एक बनिया (तुलाधार ) 
के पास धर्मोपदेश सुनने गया और एक तपस्वी ब्राक्षण घर्मोपदेश लेने के 
लिये धर्मव्याध के पास गया । 


ऐसी-ऐसी कथाओं, विधानों और माहात्म्यों का यही तात्पय रहता हे 
कि मनुष्य पहले चाहे कैसा ही स्वाभाविक या नैमित्तिक दोषों से युक्त क्यों न 
हो, यदि वह मन्त्रदीक्षा, भक्तिभावना और सदाचार से सम्पन्न द्वो जाता हे 
तो वह दोषनिर्मक्त होकर सम्मान्य, आदरणीय और स्ववर्ग का सामाजिक 


२७२ मालवीय जी के छेख ओर भाषण 


साधारण धर्माधिकारी हो जाता है। इतना ही नहीं बल्कि उसकी बीज सम्बन्धी 
ओर हारीर सम्बन्धी अपविन्नता चली जाती है, जेसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैश्य ह्विजातियों की गर्भ और रजबवीय दोष की अशुद्धि नामकरण, 
चूड़ाकमं, उपनयनादि संस्कार से दूर हो जाती हे तथा स्वाध्याय, मद्य-मांस 
त्याग का ब्रत, होम, ज्योतिष्टोमादि यज्ञ, ओर पंचमहायज्ञों से शरीरस्थ आत्मा 
ब्रह्म प्राप्ति के योग्य हो जाता है। इस बात को मनु ने स्पष्ट रूप से स्वीकार 
किया है। मनु के द्वितीय अध्याय में आया हे कि ट्विजातियों को बेदिक कर्मों 
से गर्भाधानादि संस्कार करना चाहिये, क्‍योंकि वह इस लोक ओर परलोक 
में पाप क्ञयकारी होता हे । 


. बरेदिके! करममिः पृण्यैनिषेकादिद्विंजन्मनास । 
कार्य! शरीरसंस्कारः पावनः ग्रेत्य चेह च ॥ २।२६ 


यहां पर कुल्लूक लिखते हैं. कि परछोक में यज्ञ सम्बन्धी फल (स्वग) के 
साथ सम्बन्ध होता हे, इस कारण संस्कार परलोक का पावन है । इस लोक में 
वे संस्कार के द्वारा वेदादि के अधिकारी हो जाते है $-- 
प्रेत्य परछोके संस्क्ृतस्य योगादि फल सम्बन्धात्‌ , इह छोके च वेदाध्यय- 
नायधिकारात्‌ ” । ह 
पुनः मनु कहते हैं -- ५ है 
गार्मे होमेजातकर्म चौडमौश्लीनिबन्धने । 
बैजिक गामिक चेनो द्विजानामपमृज्यते । 
स्वाध्यायेन बते होमेस्रेविग्रेनेज्यया सुतेः । 
. भहायज्ञेश्र यज्षेश्र ब्राक्मीयं क्रियते तनु) । 


अथोत्‌ गभोधान जातकमादि संस्कारों से द्विज छोगों का गर्भ और बीज 
सम्बन्धी पाप दूर हो जाते हैं। इस शुद्धि के बाद द्विज बालक अशुद्धि के कारण 
अब तक जिन स्वाध्यायादि कार्यों में अनधिकारी या अस्पृश्य था, उन स्वाध्यायादि 


कार्यों का अधिकारी हो जाता है। इस प्रकार शुद्ध ब्राह्मणादि द्विज की आत्मा 
ब्रह्म-प्राप्ति के योग्य हो जाती हे । 


बस इसी प्रकार अन्त्यजादि शूद्र भी पुराणादि विह्वित मंत्रदीक्षा, कथा, 
पुराणादि श्रवण, सदाचार और भक्ति-भावादि से सम्पन्न होकर उत्तम शुद्र हो 
सकते हैं ओर अनेक कार्यों के अधिकारी हो सकते हैं। इन सब बातों को लेकर 
दी पुराणों में अन्त्यजादि शूद्रों के लिये अनेक विधान देखे जाते हैं। ध्षृत्ति की 
प्रधानता छेकर ही कहीं-कहीं पर अन्त्यजों का बन शूद्रवर्ण से अलग देखा 
जाता है। इसी प्रकार काय उत्पत्ति क्रम की प्रधानता को लेकर ही शुद्वों में उत्त- 
सादि भेद का विधान देखा जाता हे। वस्तुतः अन्त्यज भी शूद्ध बण की ही 


अन्त्यजोद्धार विधिः २७३ 


अवान्तर जाति है। जेसे ब्राह्मण से ब्राह्मणी में उत्पन्न त्राह्यण कहा जाता है और 
वह कान्यकुब्ज आदि अवान्तर जाति का भी कहा जाता हे । उसी प्रकार शुद्रा 
से उत्पन्न सन्‍्तान शूद्र और अन्त्यजादि अवान्तर शुद्ग जाति में उत्पन्न होने से 
अन्त्यज शूद्र कह्या जा सकता हैं। अन्त्यजादि की गणना शुद्रों मेंन हो तो 
शाब्ों में सच्छूद्र का योगिकाथ बोधक लक्षण कभी न किया होता, किन्तु ऐसा 
पारिभाषिक लक्षण किया होता कि गोपनापितादि अम्क जाति से अमुक जाति तक 
सच्छूद्र हैं ओर शेष असच्छूद्र हैं। किन्तु सब जगह सच्छूद्रका योगिकाथ सूचक 
लक्षण ही किया गया हैं। यही बात चारों वर्णों के अवान्तर माननीय वर्ग 
विशेष के लिये भी शात्रों में कही गई ह। जेसे कि श्रोत्रिय ब्राह्मण या पंक्ति- 
पावन ब्राह्मण नाम किसी कान्यकुब्जादि वर्ग विशेष के लिये नहीं कहा गया हे 
किन्तु वेदज्ञों में श्रेष्ठ और वेद्विहित कर्मों में संलग्न ब्राह्मण विशेष को ही ओत्ि- 
यादि शब्दों से कहा हे । यह दूसरी बात हे कि बेसे ब्राह्मण के कुल को एक 
श्रोत्रिय जाति मान लिया गया है । 
इसी भ्रकार शाख्रों में सच्छूद्र का जो विस्टृत वरान मिलता है, वह 
किसी शुद्वान्तगंत वर्ग विशेष के लिये नहीं कहा गया है। स्कन्दपुराण में सुन्दर 
वेज्ञानिक ओर शास्त्रीय ढंग से सच्छूदों का निरूपण किया गया है । इस विषय 
में स्कन्द के पूछने पर शिव जी बोले कि +-- 
धर्मोढा यस्य पत्नी स्यात्स सच्छूद्र उदाहतः । 
समान कुलरूपा च दशदोषविबजिता ॥ 
उद्गोढ़ा वेदविधिना स सच्छूद्रः प्रकीतितः । 
अक्लीबा5व्यंगिनी भ्रस्ता मद्दारोगागदूषिता ॥ 
अनिन्दिता शुमकला चच्मुरोगविवजिता । 
वाधियहीनाअचपला कन्या मधुरभाषिणी ॥ 
दृषणदशमिहीना 
दृषणेद्शमिहीना वेदोक्तविधिना नरेः । 
विवाहिता च सा पत्नी गृहिणी यस्य सवेदा ॥ 
सच्छूद्रः स तु पिन्नेयों देवादीनां विभागकृत्‌ ॥ , 
ना० खं० २४१ अ० 
सच्छूद्र वही है जिसकी पत्नी धर्म की मयोदा ओर वेद्‌ मार्ग से 
विवाहिता हो, समानकुछ और रूपवालो हो तथा सच्छूद्र वही है जिसकी 
पत्नी वेदोक्त रीति से विवाहिता हो और नपुंसकत्व, हीनाँगता दस दोषों से 
रहित हो। है ५ 
इनमें विवाह्यादि बहुत-सी मर्यादा की बातें अन्त्यजों में पूर्णहप से भी 
विद्यमान हैं। शाम्रों में अन्त्यजों की विभिन्न परिभाषा देखी जाती हे। 
व्यासस्मृति में तो ग्वाले, नाऊ आदि को भी अन्त्यज कहा है। 
३५ 


२७४ मालवीय जी के खेख ओर भाषण 


इन बातों के विचार से यह सिद्ध होता है कि अन्त्यज शब्द अस्पृश्य 
का बोधक नहीं है किन्तु शूद्रों के बग विशेष को अन्त्यज कहा है। उसमें भी छुछ 
स्मृतियों को छोड़कर शेष में अन्त्यज की गणना में व्रोध है । यह भी नहीं है कि 
सभी प्रतिलोम शूद्र अन्त्यज कद्दे जाते हों; क्‍योंकि यम, अग्नि और अंगिराके 
मत से रजकादि सात जातियाँ ही अन्त्यज हैं $-- 


रजकश्रमंकारथ नटो बुरुठ एव च । 
कैवतमेदमिल्लाथ सम्ते अन्त्यजाः स्घृताः ॥ 


इन जातियों में अब एकाध को छोड़कर अन्य अस्प॒श्य नहीं मानी जाती 
हैं। उदाहरण के लिये कैवत्त ( मल्‍लाह ) को कोई भी अस्पृश्य नहीं मानता 
है। किन्तु रजक जैसी एकाधथ जाति को कहीं-कहीं पर अंशतः अस्पृश्य मानते 
हैं। वह भाव भी धीरे-धीरे हट रहा है। मलुस्म॒ति में अन्त्यज की परिभाषा 
कहीं नहीं की है। दशवें अध्याय में केवछ अन्त्यावसायी शब्द दिया है । उसमें 
भी दो-चार जातियों की गणना नहीं है, किन्तु निषाद की स्त्री में चाण्डाल से 
उत्पन्न को अन्त्यावसायी ( डोम ) कहा हैं। मनु के अनुसार अन्त्यज कोई 
परिगणित जाति नहीं है। संकर जाति का निरूपण करनेवाले दशवें अध्याय 
में अन्त्यज शब्द नहीं आया है। किन्तु कए सौ दसवें श्छोक में शूद्र का बोधक 
“अन्त्यजन्मा” शब्द आया है ( “शूद्रादप्यन्त्यजन्मनः” )। इसी प्रकार यह भी 
विधान देखने में नहीं आता है कि जितने भी 'प्रतिलोम" श्र हैं, वे सब अस्पृश्य 
हैं। नहीं तो सूत, मागघ, बेदेह, प्रश्नति प्रतिकोम शूद्रों को उत्तम शूद्र नहीं 
सममा जाता। सूत जाति में उत्पन्न होकर ही सूत जी ने ऋषियों को 
पुराण सुनाया था। यद्यपि कूमपुराण और अग्निपुराण में पुराण के वक्ता सूत जी 
ब्रह्मा के यज्ञ के प्रषदाज्य से पैदा हुए थे, तथापि पुराणों ,में अनेक जगह 
यह भी वर्शन आता है कि वही सूतजी शूद्र जाति केथे। इस विषय में 
स्कन्दपुराण नागरखण्ड के १९४ अध्याय में आया है कि जब सूत जी ने ऋषियों 
से कहा कि दिन, रात, युग और ब्रह्मादि पद सभी अनित्य हैं। ब्रह्मादि पद 
से भी एक समय लौटना पड़ता है, किन्तु त्रह्मज्ञान प्राप्ति ही नित्य वस्तु है। 
उसकी प्राप्ति के बाद पुनजन्म नहीं लेना पड़ता है । 


“ब्रह्नज्ञानाव्परं प्राप्य पुनजेन्म न विद्यते ।” 


तब इस पर ऋषियों ने ब्रह्मज्ञान, की भ्राप्ति के बारे में सूतजी से पूछा कि 


किस प्रकार मनुष्यों को ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती हे? यदि जानते हो तो 
हमसे कहो ! 


तद्माज्ञानस्य सम्प्राप्तिमेर्त्यानां जायते कथम्‌ । 
एतन्नः सवमाचक्व यदि त्वं वेत्सि ख़तज ॥ 


अन्त्यजाद्धार विधि र्ज 


उत्तर सें सूत जी बोले कि मेरी शक्ति ही क्या है जो में त्रह्मन्ञान कह सकूं । 
जो खुद नहीं जानता वह दूसरे से कैसे कह सकता है ? 


'स्वयमेव न॑ यो वेत्ति स प्रस्य वर्देत्कथम ।।' 


किन्तु अपने पिता के आदेश से मैं हाटकेश्वर तीथे में गया। वहां पर 

कक 2५ पाढुकाओं की मैंने पूजा की । उसी से मुझे ज्ञान हो गया और जो कुछ 
भी मेंने पुराणों का उत्तम तत्त्व सुना है, वह सब और वतमान तथा भविष्य को 
मैं पाढुका के असाद से जानता हूँ। किन्तु मैं वेद का पढ़ना नहीं जानता कारण 
कि मैं सूत जाति का हूँ, मुझमें सूतत्व विद्यमान हैं। फिर भी वेद के सब अथ 
को में जानता हूँ । 

तस्यादेशादहं तत्र गतः संवत्सरं स्थितः । 

पादुके पूजयामास ततो ज्ञानं च संस्थितम्‌ ॥ 

यत्किश्विद्वा श्रुतं लोके पुराणाग्रयं व्यवस्थितम्‌ | 

५5 ० ० 

वर्तमान भविष्यश्च तदहं वेग्रि भो द्विजाः ॥ 

तत्प्रसादादसंदिरध॑ प्रमाण चात्र संस्थितम । 

मुत्तवेक वेदपठनं छतत्वं च यतो मयि ॥ 


तस्यापि वेश्मि सर्वार्थ मेयज्ञो यथा मुनिः । 
नागर खंड १९४॥४६-५८ 
यहाँ पर सूत जी ने अपनी स्थिति या जाति को स्वतः वशान किया है । 
इन सब विचारों को लेकर यही सिद्ध होता है कि अनुलोम संकरत्व या प्रतिल्ञोम 
संकरत्व किसी जाति के अस्पृश्यता का हेतु नहीं है, बल्कि व्यभिचार के कारण 
ही किसी-किसी को कहीं-कहीं पर अस्पृश्य कहा गया है। मनु चाहते थे कि 
व्यभिचार फैलने न पावे | आज भी व्यभिचारजन्य सन्‍्तान को हेय दृष्टि से देखा 
जाता है। सांकय को रोकने और लोकमयोदा को स्थिर करने के लिए ही 
मनु को इस प्रकार के दण्ड का विधान करना पड़ा। यह बात मल के दसवें 
अध्याय के संकर प्रकरण के अन्तिम भाग से सूचित होती है। किन्तु अब 
उन अन्त्यजों में अनन्त काल से विवाहादि मर्यादा बँध गई है ओर वे लोग 
शूद्र जाति का सेवादि मुख्य कम करते आ रहे हैं । इस पर उन्हें सदुपदेश, पुराण 
बातो, और मंत्रदीज्षाद्‌ दी जाय तो उन्हें भी उत्तम शूद्र की तरह आदरणीय 
ओर देव-दशनादि के अधिकारी मानना चाहिये। इस पर भी कुछ लोगों का यह्‌ 
कहना है कि मनु के निम्नलिखित वचनों के अनुसार 
न शद्राय मति दर्यान्नोच्छिष्ट न हृविष्कृतम्‌ । 
न चास्योपदिशेद्धम न चास्य व्रतमादिशेत्‌ ।। 
अध्याय ४-८ । 


२७६ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


विग्र सेवैव शृद्रस्य विशिष्ट कर्म कीत्यते । 
यदतोअन्यद्धि कुरुते तद्भुवत्यस्यथ निष्फलम्‌ ॥ 


दे अध्याय १०-१२३ | 
न शूट्रें पातक॑ किंचिन्न च संस्कारमहेति । 


नास्याधिकारों धमं5स्ति न धर्माठ्नतिषेघनम्‌ ।। १२६॥ 


अथौत्‌ शूद्र को धर्म-त्रतादि का उपदेश नहीं देना चाहिये। सेवाकर्म 
ही उसका मुख्य धर्म है, इससे कम निष्फल हो जाता है। शूद्र को कोई पातक 
नहीं रूगता, उसके लिये कोई संस्कार नहीं है, इसको धर्म का भी अधिकार नहीं 
है। “ब्री शूद्र पतनानि पट”, “प्रतिछोमास्तु धमहीनाः”, “सर्वधमंबहिं- 
ध्कृतः” इत्यादि स्मृक्त्यन्तर के बचनों और इसी प्रकार के पुराणों के बचनों के 
अनुसार शूद्रों को या अन्त्यजों को किसी प्रकार के धरम का अधिकार नहीं है। 
किन्तु ऐसी आशंका पर प्राचीन निबन्धकारों ओर व्याख्याकारों ने यही समाधान 
किया है कि शूद्रादि के लिये साधारणतः धममात्र का निषेध नहीं है, किन्तु उसी 
धम या उपदेश का निषेध हे जिसका सम्बन्ध वैदिक तथा स्मात विधानों से है जो 
कि केवल वेदमंत्र पूवंक उपनयन-संस्कारयुक्त द्विजों को भ्राप्त है। यदि उसको 
धरम मात्र का उपदेश वर्जित होता तो स्थ्रति और पुराणादि भ्रन्थों में पंचयज्ञ का 
विधान, विध्णुपूजन, शिवपूजन और द्वादश संस्कारादि का विधान शुद्र के लिये 
कभी न किया होता। ऊपर १२३ वें शोक में कुल्लूक ने लिखा हे कि सेवा- 
धम का ही उपदेश अन्य धरम की निवृत्ति के लिये नहीं है। क्योंकि उसके लिये 
पाकयज्ञ भी कहे गये हैं। अतः “सेवेव” यह विधान सेवाधम की स्तुति के लिये 
है। फिर आगे “न शूद्रे पातक किख्ित्‌” इस श्लोक पर कुल्डूक ने छिखा है। न 
पातके किख्ित्‌ का अभिश्नाय यही है कि जिस छहसुन आदि के भक्षण में ब्राह्मणादि 
को पाप माना गया है, वह पातक शुद्र को नहीं लगता है । इसका यह अभि- 
प्राय नहीं हे कि ब्रह्महत्यादि पंच महापातकों का दोष शूद्र को लगता ही नहीं । 
एवं “न संस्कारमहंति” इसका यही अभिप्राय है. कि वैदिक मंत्रपूबक होने वाढे 
उपनयनादि संस्कार शूद्र के लिये नहीं होते। “नास्याधिकारोडधमडस्ति” 
इत्यादि वाक्यों का यही अभिपश्नाय हे कि अग्निहोत्रादि बैदिक कर्म का उसको 
अधिकार नहीं हे । 

पू्वस्तुत्यथ न त्वन्यनिवृत्तये । 
“पाकयज्ञादीनामपि तस्य विहितत्वात्‌ ।* 
लशुनादि भक्षणेन शूद्रे न किंचित्पातक भवति । न तु बह्मवधा- 

दावपि । “अहिंसा सत्यम” इत्यादेआतुवण्य साधारणत्वेन विहितत्वात्‌ । 
न चाप्युपनयनादि संस्कारमहँति । नास्याभिहोत्रादि धर्मेंडघिकारो5स्ति । 


अन्त्यजोद्घार विधिः २७७ 


इसी प्रकार जहाँ पर यह कहा गया हैं कि “सब वहिष्कृतः” वहाँ पर भी 
यही अभिप्राय है कि अन्त्यज आदि अपने आचरण और धम में न हों तो ऐसे 
उन्मत्त, उदण्ड, उच्छुल्लल और मयौदा रहित को धर्म उपदेश न दे। किन्तु जो 
अपनी मयोदा और आचार पर स्थिर है उसे स्मृति ओर पुराणादि विहित धर्मों 
का उपदेश अवश्य दे। अतएव अन्त्यजादि शूद्रों को लक्ष्य करके ही मनु कहते 
हैं कि यदि प्रतिछोम शुद्र निर्लोम होकर शुद्ध भाव से गो, ब्राह्मण, ख्ली ओर वालक 
में से किसी एक की रक्षा के लिये अ्र॒ण दे दे तो स्वग प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त 
करता है । लव 

ब्राह्मणार्थ गवाथें वा देहत्यागोअनुपस्कृतः । 


ख्रीबालाभ्युपपत्तो च बाह्यानां सिद्धिकारणम ॥६२ 


8 पी 


फिर इस श्छोक के आगे ही मनु ने सवके लिए अहिंसादि का विधान किया 

है। इनसे स्पष्ट हे कि अन्त्यजादि किसी के लिये भी साधारण रूप से धर्मोपदेश 
का निषेध नहीं है। जहाँ मनुने “न शूद्रे पातक किख्ित्‌” यह विधान दिया है, 
उसके आगे ही छिखा है कि जो धमज्ञ शुद्र धरम की प्राप्ति चाहते हैं, वे आचार- 
वान्‌ छोगों का आचरण करते हुए वैदिक मन्त्ररहित किन्तु नमस्कारमन्त्रपूवक 
पंचयज्ञादि क्रिया का अनुष्ठान करते हैं तो उन्हें विन्न नहीं आता है । इस लछोक 
और परलछोक में प्रशंसा पाते हैं. रा 

धममप्सवस्तु धमज्ञाः सतां बृत्तमनुप्ठिताः । 

मंत्रवज्य न दुष्यन्ति प्रशंसां आप्लुबन्ति च ॥ १०१२७ 


कुछ लोग त्रिस्थली सेतु में दिये हुए--“यः शूद्रेणाचिंतं लिड्ढ विध्णुं वा 
प्रणमेन्न३। न तस्य निष्कृतिद्वंष्टा प्रायश्चित्तायुतैरपि” इत्यादि नारदीय वचनों को 
लेकर कहा करते हैं कि शूद्र को पूजनादि का अधिकार ही नहीं है । इस पर भी 
बहुत कुछ समाधान पहले दे दिया है फिर भी $-- 
शूदः कर्माणि यो नित्य स्वीयानि कुरुते प्रिये । 
तस्याहमर्चा गृह्ामि चंद्रखण्ड विभूषिते॥ 
“ध्चतुवणेस्तथा विष्णुः ग्रतिष्ठाप्यः सुखार्थिमि: स्कन्द | 
देवीपुराण । 
इत्यादि शतराः शूद्र-पूजा-विधायक वचनों के अनुसार यह संगति सिद्ध 
होती है कि शुद्वादि के द्वारा बिना मंत्र के प्रतिष्ठापित देव का पूजन नहीं करना 
चाहिये। कारण कि वह प्रतिमा बेद्क मंत्रों से अतिष्ठित नहीं रहती ह्ढे। 
यहाँ पर यह बविवक्षित नहीं है कि शूद्र छ्विज से प्रतिष्ठित सावजनिक मूर्ति 
की पूजा न करे। इन सब तात्त्विक विचारों से यह स्पष्ट है कि शद्को ह्विज 
सेवा के अतिरिक्त, श्राद्ध, देवपूजन, दर्शन, गर्भाधानादि द्वादश संस्कार, श्रत, 


र्ध्ट मालवीय जी के लेख ओर भाषण 
उपवास, तीथ-यात्ना, पौराणिक मंत्र-जप, मालाधारण, स्तुति, दया, दान और 
अहिंसादि अनेक धर्म का पूर्ण अधिकार है। 
महाभारत में कहा हल 
श्राद्धकमंनयश्रेव सत्यमक्रीध एवं च । 
स्वेषु दारेषु संतोष! शोच नित्यानसयता ॥। 
+ हे 
आत्मज्ञानं तितिजा च्‌ धर्म! साधारणो नृप । 
श्राद्ध, न्याय, सत्य, क्रोध, स्वदार-सन्तोष, शोच, अनसूया, आत्मज्ञान, 
सहनशक्ति-यह शूद्रपयन्त सभी मनुष्यों का धम है। हेमाद्रि में विष्णुका 
बचन हे कि क्षमा, शोच, दम, दान, इन्द्रिय-संयम, सत्य, अहिंसा, गुरुसेवा, 
तीथंयात्रा, दया, नम्नता, अछोभ, देव ओर ब्राह्मण का पूजन तथा डाह न 
करना-न्ये सामान्य धरम हैं; अर्थात्‌ ब्राह्मण से लेकर अन्त्यज पयन्त के ये 
सब धम हैं। 
क्षमा शोच दमो दानंसत्यमिन्द्रियसंयमः । 
अहिंसा गुरुशुभ्रषा तीर्थानुशरणं दया ॥ 
आज लोभशून्यत्वं देवत्राह्मणपूजनम । 
अनभ्यस्या च तथा घमः सामान्य उच्यते ॥ 
पुराणों में तो अन्त्यजपयन्त शूद्रों के लिये अत्यन्त स्पष्ट और मनोहर रूप 


में विधि और विधान दिए गए हैं। क्यों न हो, पुराणों के निर्माण का विशेष 
उदृेश्य ही इन दीन भाइयों को उठाने के लिए हुआ है। भविष्य में छिखा हे-- 


धमंशाख्राणि राजेन्द्र धृणुतानि नृपोत्तम । 
विशेषतस्तु शूद्राणां पावनानि मनीषिभिः ॥ 
अष्टादशपुराणानि चरित॑ं राघवस्य च । 
रामस्य कुरु शादंल घमकामार्थसिड्ये ॥ 
तथोक्त भारत वीर पाराशरयेण धीमता । 
वेदाथ सकल योज्यं धर्शास्राणि च प्रभो ॥ 


कि विशेषतया श॒द्टों के धम, अर्थादि की प्राप्ति के छिये व्यास जो ने बेद और 
धमंशात्र का सार भर कर पुराण ओर भारत को बनाया । 


अतएब भागवत द्वितीय स्कन्द के चतुथ अ्रध्याय के १८ वें श्छोक में 
कहा गया है कि जिस भगवान्‌ के भक्तों के आश्रय पर रहने से ही किरात, 
हूणादि जाति और भी जो कोई पतित से पतित क्‍यों न हो शुद्ध हो जाती है 


अन्त्यजोद्धार विधिः २७६ 


ऐसे भगवान्‌ को नमस्कार हे। यह सब अन्त्यज़ादि असंस्कृतजनों को सगवद्‌- 
भत्त्या शुद्ध करने के लिये ही कहा गया है। यदि उनके लिये भी हम भगवान 
का दशन रोक दें तो परमात्मा जाने हमें कहाँ स्थान मिलेगा ? इस गअकार 
उत्तम ओर संस्कृत शूद्र के लिये बड़ा ही सुन्दर प्रकरण स्कन्दपुराण में देखा 


जाता हे । 
शिवजी कहते हैं +-- 
भार्यारतिः शुचिश्रेव भृत्यपोषणतत्परः । 
भाद्भधादिकारको नित्यमिशपूर्तत्रसाधकः ।। 
नमस्कारान्त मन्त्रेण नामसंकीतनेन च | 
देवास्तस्य च तुष्यन्ति पश्चयज्ञादिकेः शु्भः ॥ 
ख्रानं च तपंणं चैव वह्दि होमोउप्यमन्त्रकः | 
ब्रह्मयज्ञोउतिथेः पूजा पंचयज्ञात्र संत्यजेत । 
काय ख्लीमिश्व शृद्रेश्व ह्मंत्र पंचयज्ञकम्‌ ॥ 
नागरखं० २४१। 
शूद्र को अपनी भायो में प्रम, शुद्धि, नोकरों का पोषण, नित्यश्राद्ध- 
क्रिया, अग्निहोत्रादि रूप इष्ट क्रिया करना, पंचयज्ञ, स्नान, तपंण, अभ्रि में मंत्र 
रहित होम, ब्रह्मययज्ञ ओर खत्री के साथ अतिथि-पूजा करनी चाहिये। आगे इसी 
अध्याय में अन्त्यज जाति का धर्म इस प्रकार विशेष रूप से आया हैं । 
तासां ब्राह्मणशुश्रषा विष्णुध्यानं श्िवाचनम | 
अमंत्रात्पुएयकरणं दाने देयं च वे सदा॥ 
न दानस्य क्यो लोके श्रद्धया यट्मदीयते ॥ 
अहिंसादि! समादिशे घमस्तासां महाफलः ॥ 


यहाँ पर पहले शिल्पी, नतंक, रजकादि अटद्वारह जातियां प्रकृति नाम 
(अष्टाइशमितानीचप्रकृतीनाम्‌ ) से कही गई हैं इस कारण तासां! शब्द उसो प्रकृति 
के ज्िणए आया है। अतः शिल्पी, रजक, नतक, चाण्डाछ, वधकि, मत्स्यघाती 
प्रशृति जातियों को ब्राह्मण की सेवा, विष्णु का ध्यान, मंत्ररहित शिवाचन 
तीथस्थानादि पुण्यक्म और दानकम करना चाहिये। क्योंकि श्रद्धा से दुष्ट दान 
का क्षय कभी नहीं होता है । इस प्रकृति जाति के लिये अहिंसादि घम का भी 
उपदेश दिया गया हे । 


पुनः इसी अध्याय में आया हे--(गृहस्थ शुद्ध का लक्षण) 
एतान्येव झ्यमन्त्राणि शद्र! कास्यते सदा 
नित्यं पड़ दैवतं श्राउ्ं हन्तकारो5म्रितपंणम्‌ ॥ 


र्‌ट० मालवीय जी के लेख और भाषण 


देव द्विजाति भक्तिश्व नमस्कारेण सिद्धथति । 
शद्रीईपि प्रातरुत्थाय कृत्वा पादाभिवंदनम । 
विष्णु भक्तिम्याललोकान्पठन्विष्णुत्वमामुयात्‌ | 
वार्षिकवतकृल्रित्य॑ तिथिवाराधिदेवतः । 
अन्नदः सबंजीवानां गृहस्थः शूद्र ईरितः । 
आमंत्राण्यपि कर्माणि कुव॑न्नेव हि अच्यते । 
चातुर्मास्यव्र॒तकरः शूद्रोडपि हरितां बजेत । 


शूद्र नित्य षड़्देवत श्राद्ध और हन्तकारपूबंक अग्निपूजन बिना मंत्र के करे, 
देव-द्विज को नमस्कार ओर उनमें भक्ति करे | आतश्काल उठकर देवादि का 
पादाभिवंदन करके विष्णुभक्ति के शछोकों को पढ़ने से विष्णुत्व को श्राप्त होता है । 


साल में होने वाले ब्रत करनेबाला, तिथि, वार ओर देवता के बारे में 
विचार रखकर चलनेवाला और जीबों को अन्न देनेवाला शूद्र गृहस्थशद्र कहा 
जाता है । 


अमंत्रपूवक कम करता हुआ भी शूद् मुक्त हो जाता है और चातुर्मास्य ब्रत 
करने बाला शूद्र भी हरिभाव को पहुँचता है । 


इस भ्रकार स्वृति, पुराण, भारतादि इतिहास ग्रन्थों में उदारता के साथ 
बहुत से सामाजिक विधान और कथाएँ हैं जिनका अधिकार द्विजाति की तरह 
अन्त्यजादि शूद्र भाइयों को भी है। इस पर भी आत्मबर की कमजोरी के 
0 आजकल बहुत सी बातों में उन्हें अनधिकारी समझकर रथयात्रा जैसे 
कई एक “देवोत्सवों” में परस्पर बिवाद और दृषमय झगड़ा चल जाता है। 
किन्तु ऋषियों का हृदय उदार था । उन्होंने रथयात्रादि जैसे देवोत्सवों में 
शामिल होने का अधिकार उन्हें भी दे रखा हे। वे भी द्विजातियों की तरह सनातन- 
धर्मी हैं। उनके सबंसाधारण सामाजिक कार्यों में प्रवेश करने में संकोच नहीं 
करना चाहिए। ऐसे अवसर के लिए ही तो शार्रों का कथन है कि यदि कोई 
अपने सधमों भाई को हर समय अस्टृरय समझता हो तो उसके लिये यह समझ 
लेना उचित हे कि देवयातन्रा, विवाह, यज्ञअ्रकरण ओर समस्त उत्सवों में स्पृश्या- 
स्पृश्य नहीं रहता हे :-- 

“देवयात्राविवाहेषु यज्ञप्रकरणेषु च | 


उत्सवेषु च सर्वोषु स्पृष्टास्पष्ट न विद्यते ॥! 
अतन्रि, २४६। 
इसी प्रकार बृहस्पति का बचन है कि तीथ, विवाह, यात्रा, संग्राम, देश- 
विप्लव, नगर और प्रामदाह के समय छुआछूत से कुछ भी दोष नहीं होता है । 


अन्त्वजोद्धार विधि: र्ट१ 


तीथें विवाहे यात्रायां संग्रामे देशविप्लवे | 
नगर गआमदाहे च स्पृष्टास्पृष्टिन दुष्यति ॥ 


मु हे बूहस्पतिः । 
इस अकार शातातप का भी वचन मिलता हैं $-- 


“ग्रामे तु यत्र संसृश्टियात्रायां कलहादिषु । 
ग्रामसंदूषणे चेव स्पृष्टिदोषो न विद्यते ॥ 
केवल विधान ही नहीं किन्तु ऋषि छोगों ने इस तरह के नियमों का पूरा 
पाछन भी किया था | 
स्कन्दपुराण नागरखण्ड के सरसठवें अध्याय में यह वर्णन आया है कि 


परशुराम ने सहख्लाजुन पर इन अन्त्यजों की सुसज्जित सेना से ही चढ़ाई 
की थी $-- ह 


आशोचांतमासादय रामः क्रोधसमन्वितः | 

तीच्णं परशुमादाय माहिष्मत्युन्मुखं ययो । 

सर्वेस्तेः शबरेः साथ पुलिन्देमेंदके स्तथा | 

बद्ध गोधांगुलित्राणबेरबाण घनुधरे । 

ततस्तु संमुखों दृष्टो युद्धाथ स विनिर्ययों । 

साध नाना विधैयों पैः सबे देवासुरोपमेः ॥ 

अथाभवन्महायुद्ध पुलिन्दानां दविजोत्तमाः ॥ 

हेहयाधिपते योंधेः साध चैव सुरोपमेः । 

ततस्ते हेहयाः सर्व शरेराशीविषोपमेः । 

बध्यन्ते शबरे: संख्ये गजमानेमुहुमृहुः ॥ 

पित अशोच से मुक्त होकर तीक्षण परशु और पुलिन्द, मेदक भिन्नादि की 

सुसज्जित सेना लेकर परशुराम जी सहस्नाजुन से लड़ने गये।. उस लड़ाई में 
वीर शबरों ने सहस्राजुंन की सेना को परास्त कर सैनिकों को बांध छिया था। 
फिर इसके आगे के अध्याय में भी आया है कि पुनः जब ज्ञत्रियों ने उपद्रव मचाया 


तो फिर भी पुलिन्द, शबर, मेदकादि अन्त्यजों की सेना लेकर परशुराम युद्ध 
के लिये निकल पड़े । 


ततो रामः क्रधाविष्टो भूयस्तेः शबरेः सह । 
पुलिन्देमेंदकैश्चैव क्षत्रियांताय निययो ॥ 


ना० खं० ञझ्र० ६६। 
१६ 


श्दर मालवीय जी के लेख और भाषण 
जब वशिष्ठ जी ओर विश्वामित्र जो में घोर युद्ध हुआ 
तो बिक जा अन्त्यजों ने बड़ी वीरता के साथ लड़ाई में 
विजय पाई :-- 
तस्य हुंकार शब्देश्व निष्क्रान्ताः सायुधा नराः । 
शबराश्र पुलिंदाश्र म्लेच्छाः संख्याविवजिताः ॥ 
तैश्व भ्ृत्या हताः सर्वे विश्वामित्रस्य भूपते! 
ना० खं० अ० १६७। 
अथोत्‌ गाय के चीत्कार को सुनकर वशिष्ठ की तरफ से असंख्य शबर, 
पुलिदादि लड़ाई के लिये निकल पड़े और उन छोगों ने विश्वामित्र जी की सेना का 
नाश कर दिया। यहाँ यह ध्यान रहे कि जिन पुलिन्द, शबर, भेद प्रश्नति 
जातियों को लेकर परशुरामादि वीरों ने लड़ाई छड़ी थी वे सब चाण्डाल जाति 
के ही भेद माने जाते हैं| 
चण्डालप्व मातक़् दिवाकीति जनहृुमाः ) 
निषाद श्रपचावन्तेवासि चाण्डाल पुकसाः ॥ 


अर्थात्‌ स्व, मातंगादि चाण्डाल कहे जाते हैं। इसी के बाद फिर आया 
ददेकि किरात, शबर, पुलिन्द--ये तीन मलिन जातियाँ भी चाण्डाल के ही भेद हैं -- 
“भेदाः किरातशबरपुलिन्दा स्लेच्छजातयः ।” 
अम० शूद्रवर्ग १९-२०। 
अब यहाँ पर यह विचारना चाहिये कि यदि उस अवसर पर इन्हें अस्पृश्य 
माना जाता तो केसे सम्भव था कि वे छोग परशुरामादि का साथ देते या स्पर्श- 
दोष को सानकर भी सेना का संचालन कर लेते, एवं पुलिन्दादि से क्षत्रिय 
लोग लड़ने आते--इत्यादि। इसी प्रकार रथयात्रादि जैसे देवोत्सवों में भी 
अन्त्यज्ञादि सनातनधर्मी शूद्र भाइयों के शामिल होने में कोई दोष नहीं समझा 
गया है। रथयात्रा के विषय को लेकर ही पद्मपुराण में आया है :-- 
रथस्थितं त्रजन्तं त॑ महादेवी महोत्सवे | 
ये पश्यन्ति झ्रुदा भत्तया वासस्तेषां हरेः पदे ॥ 
सत्य सत्यं पुनः सत्य॑ प्रतिज्ञातं डिजोत्तमाः । 
नातः श्रेयः पदो विष्णोत्सवः शास्त्रेषु सम्मतः ॥ 
महादेवीं व्रजन्तं त॑ रथस्थं पुरुषोत्तम । 
बलभद्रं सुभद्रां च दृष्ठा मुक्तिन चान्यथा।॥ 


अथोत्‌ रथ में बैठे हुए पुरुषोत्तम भगवान्‌ ओर बल्भद्र, सुभद्रादि देवियों 
को जो पुरुष देखता है, बह विष्णु लोकबासी होता है और मुक्त हो जाता है । 


अन्त्यजोद्धार विधिः स्दरे 


का बाद आया है कि रथयात्रा में द्विजादि लोग स्तोत्र-पाठ करते हुए 
जाते हैं और सूतमागध प्रश्गति छोग कृष्ण की कीत्ति गाते हुए जाते हैं.। 
“सूतमागघममख्याश्र कीति कार्ष्णी मृदा जगुः 


हे पुनः आया है कि रथयात्रा के समय जो लोग भगवान्‌ को प्रणाम करते 

, वे मुक्त होते हैं; और जो लोग पीछे-पीछे चलते हैं वे देवता के समान शरीर- 
वाले होते हैं; और जो छोग जय शब्द करते नाचते और गाते हुए जाते हैं, वे 
छोग उत्तम वेष्णवों के संसग के कारण मुक्त हो जाते हैं ६-- 


ये प्रणाम ग्रकुवन्ति तेईपि मोक्षमवाम्नुयुः । 
अनुगच्छन्ति ये क्ृष्णं ते देवतुल्यविग्रह्मः ॥ 
कै कर 
ते वे जयन्ति पापानि जयशब्देः स्तुवन्ति ये । 
नत्तेनं कुबते वाषि गायन्त्यथ नरोत्तमाः । 
के ध्शवोत्तमसंसगान्युक्ति श् ही प्राम्रोत्यसंशयम्‌ 
वष्णवोत्तमसंसगोन पंशयम्‌ ॥ 


ये सब स्पष्ट वाक्य हैं। इनमें संकोच करने का कोई कारण नहीं हे । 
अतः इन वचनों के अनुसार कम-से-कम साधारण रीति से अन्त्यजादि सभी 
जाति के सनातनधर्मियों को रथयात्रादि जैसे साधारण देवोत्सवों में शामिल 
होने का अधिकार शाश्र से श्राप्त हे | 


अन्त्यजों का विद्याधिकार 


विद्या के बिना किसी देश या जाति की उन्नति असस्भव है। अन्‍्त्यजों 

में जो कुछ भी त्रुटि समझी जाती है उसका सबसे प्रबछ कारण उनमें विद्या-पचार 
की कमी है । शाख्रों में विद्या के अनेक भेद हैं। परन्तु यहाँ पर विद्या का 
अभिप्राय लिपिबोध द्वारा स्कूल में शिक्षा अहण करना हे। इसका भी अधिकार 
अन्त्यज भाइयों को पूर्णतया प्राप्त है। ढुःख है कि अभीतक इस बात का विशेष 
प्रबन्ध नहीं हो सका। समाज में धर की विपरीत भावना ने ऐसा कुप्रभाव जमा 
रखा है कि कुछ छोगों ने इन भाइयों के स्कूल में पढ़ने का विरोध किया हे । 
ओर फलस्वरूप अन्त्यज भाइयों को कष्ट सहन करना पड़ा । इसके लिये मुझे 
बडा सन्‍्ताप है। धार्मिक भावना को लेकर जिनकी यह धारणा है कि अन्त्य- 
जादि जाति को पढ़ाना उचित नहीं है. उनको शास्तरोय सिद्धान्तों का स्मरण करा 
देना अन्त्यजों की शिक्षा में उपकारी होगा। इस पर पद्मपुराण ओर देवीपुराण 
के विद्यादान के प्रकरण में सर्वोत्तम विस्दृत वर्णन मिलता है। उनमें से परम 
सारभूत ओर सर्वोपकारी कुछ वचन ये हें; के 

विद्यादानात्‌ परं दानं न भूत न मविष्यति । 

येन दत्तेन चाप्नोति शिव परम कारणम्‌ | 


श्८छ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


विद्या च भ्रूयते लोके स्वंधम्मंग्रदायिका | 
तस्मादिया सदा देया पंडितेघांमिकेदिंजे! । 
'. पद्योत्तर खं० ११७ आ०। 
अ्थात्‌ विद्यादान से बढ़कर परम दान न तो हुआ हे और न होगा। 
विद्यादान से परम कल्याणस्वरूप शिव जो की प्राप्ति होती हे । विद्या सब घमम को . 
देनेवाली कही जाती है। इस कारण धार्मिक द्विज परिडतों को उचित हे कि वे 
सदा विद्यादान दें। 


इसी प्रकार देवीपुराण में आया हे कि विद्या कुलकी, जातिकी, रूपकी ओर 
पुरुष सम्बन्धी पात्रता की परवाह नहों करती हे । किन्तु जो कोई भी पढ़े, विद्या 
उसका उपकार ही करती है । 
न हि विद्या कुलं जातिरूप पोरुषपात्रताम | 


वशते स्वेलोकानां पठिता उपकारिका ॥ 


यहीं पर यह शछोक बड़े गोरव का है $-- हे 
अन्त्यजा अप यां ग्राप्य क्रीडन्ते ग्रहराक्षस: | 
सा विद्या केन मीयेत यस्या। को5न्य! समोडपषि न ॥ 


अथात्‌ जिस विद्याके प्रभाव से या विद्या को पढ़कर अन्त्यज भी चन्द्र सूर्यादि 
प्रह ओर पराक्रमशील राक्षसों के साथ खेला करते हैं, और जिसके बराबर इस 
संसार में ओर कोई भी नहीं हे, उस विद्या की उपमा किससे हो सकती है । 


इस प्रकार शिक्षा देने के विषय में शिवधर्म में आया हे । 
संस्कृतेः प्राकृतेवाक्येः शिष्यं चेवानुरूपतः । 
देशभाषाबुपायैश्र बोधतेत स गुरु स्मृतः ॥ 


अर्थात्‌ गुरु वही हे जो कि संस्कृत, श्राकृत और देशभाषा के द्वारा चाहे 
किसी प्रकार से भी शिष्य को बोध करा दे। बस, इस विषय में इतना ही 
दिखाना सव सन्‍्तोषजनक होगा । 


« इस पर उदारता के साथ शुद्ध हृदय से मनन करने की आवश्यकता है कि 
सवंभूतहितेरत' ऋषियों का आशय सदा उदार और सब उपकारी रहा। उन्होंने 
सब जातियों की भछाई और सब समय के लिए उपयोगी विधान अपने अक्षय धर्म 
ग्रन्थों में रख दिए हैं । उस पर भगवान्‌ व्यास से जितना हो सकता था उतना 
अगाध धार्मिक साहित्य हमारे लिये रख छोड़ा है। आज हिन्दू-जाति जीवित है 
तो व्यास जी की दी हुई धार्मिक अम्रत संजीवनी बूटी से । आगे भी यदि हमें धम- 


प्‌ 


पूबक जीवित रहना है तो व्यास जी के ही वचनाम्रत पीकर जीवित रह सकते हैं। 


अन्त्यजोद्धार विधि: स्ट्ः 


उसके सिवा ओर कोई ग्रवल शरण नहीं है। व्यास जी की दृष्टि में जेसे द्विजाति 
थे उससे भी बढ़ कर असमर्थ दीन अन्त्यजादि शूद्र माई थे। उनको शायद 
हमसे भी इन पा रक्षा की अधिक चिन्ता थी। इसी कारण उन्होंने तीथ- 
माहात्म्य ओर देव कार्य में किसी-न-किसी प्रकार अन्त्यज भाई को भी 
शामिल कर रखा है। बस, उनकी इस सुक्म दृष्टि को पहचानना ही सनातनधर्मियों 
के लिये परम कल्याणकारी होगा। अन्त में, व्यासजी की इस अमृत वाणी को 
स्मरण कर इस विषय को यहीं सम्माप्त करता हूँ । 

येन येन प्रकारेण परेषाम्ुपजीवनम्‌ | 

कण के 4 

भविष्यति च तत्कायें घीमता पुरुषेण हि ॥ 

खियापि चेवं तत्काय परोपकरणान्वितम्‌ । 

यदुक्त करुणासारेः सार किं तदिद्ोच्यताम्‌ । 

धर्मार्थी मनुजो यश्व न स वार्यों महात्ममिः ॥ 


स्कन्द पु०। 
श्री विश्वनाथ; प्रसीदतु ॥ 


सवर्ण विवाह की व्यवस्था 


संसार में भारतबष ही एक ऐसा पुण्य देश है जहाँ चारों पदार्थ अथौत्‌ 
धरम, अथ, काम और मोक्ष का उत्तम साधन चार वर्ण अथौत्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
ओर शुद्ध तथा त्रह्मचये, गाहस्थय, बानप्रस्थ ओर सन्‍्यास चारों आश्रमों का 
क्रम स्थापित है। इन चारों वर्णों में ब्राह्मणों की संख्या सबसे अधिक हे। 
किन्तु आ्राह्मणमात्र का वर्ण एक ही होने पर भी देश के विभागों से ये मिन्न-मिन्न 
नाम से पुकारे जाते हैं । | 
, इनमें दस नाम प्रधान हैं :-- 
सारस्वताः कान्यकुब्जा गौड मेथिलकोत्कलाः । 
पंचगोडा इति ख्याता विन्ध्यस्योत्तरासिनः ॥ 
स्क० पु० । 
अथात्‌ जो ब्राह्मण पंजाब में सरस्वती नदी के तट पर बसनेवाले थे 
वे सारस्वत नामसे पुकारे जाने रंगे, इसी प्रकार से कान्यकुब्ज प्रदेश में बसने- 
वाले ब्राह्मण कान्यकुब्ज कहे जाने लगे, गोड़देश के ब्राह्मण गौड़, मिथिला के 


ब्राह्मण मेथिछ्ठ ओर उत्कत्न ( उड़ीसा ) आन्त में बसनेवाले ब्राह्मण उत्कख नाम 
से पुकारे जाने छगे। इसी प्रकार $--- 


कर्णाठाश्वैव तैलडगा गुजरा राष्ट्रवासिनः । 
आन्ध्राश्च द्राविड़ाः पंच विन्ध्यदक्षिणवासिनः ।। 
स्‍्क० पु० । 
कर्णोटक देश में बसनेवाले तेलंग कहे जाने लगे और गुजर प्रान्त में 


बसनेवाले गुजर, महाराष्ट्र में बसनेवाले महाराष्ट्र और द्रविड़ देश में बसनेवाले 
ब्राह्मण द्राविड़ नाम से प्रसिद्ध हुए । 


इन दस नामों के अतिरिक्त ओर कितने नाम ब्राह्मणों की श्रेणियों के हैं । 
इनकी संख्या भी बहुत हे ओर प्रतिष्ठा भी अधिक हे । 


पहले भिन्न-भिन्न श्रेणी के ब्राह्मणों में परस्पर विवाह-संबंध होता था और 
अब भी कहीं-कहीं होता है, जहां कि आन्तों की सन्धियां हैं। किन्तु सामान्य 
रीति से यह प्रणाली चल गई हे कि जो जिस देश के ब्राह्मण हैं, वे उसी देश के 
ब्राह्मणों के साथ विवाह-संबंध करते हैं। अब यह रूढ़ि सी हो गई है किन्तु जैसा 
कि शास्त्रियों की व्यवस्था से स्पष्ट है, यह रूढ़ि शा्र-यूलक नहीं है । एक श्रेणी 
या भ्रान्त के ब्राह्मण को दूसरी श्रेणी या प्रान्त के आह्षण के साथ विवाह-संबंध 


सवण विवाह की व्यवस्था २5७ 


करन! शास्त्रानुकूल है, इसलिये कि ब्राह्मणमात्र परस्पर एक ही वरण हैं और शास्त्र 
में सवण विवाह की ही प्रशंसा है। हां, भिन्न-भिन्न श्रेणियों में विवाह- 
संबंध परस्पर उन्हीं में होना चाहिए जो परम्परा से ब्राह्मण माने गए हैं ओर 
स्वजाति में व्यवह्वत हों और कुलाचार के अनुकूल हों । 


गोड़आहाण-महासभा ने यह निश्चय कर दिया है कि गौड़ों का विवाह- 
संबंध अन्य पंच गोड़ों के साथ अथीत्‌ सारस्वत, कान्यकुब्ज़, मेथिल और उत्कल 
के साथ हो; किन्तु सबर्ण-विवाह की प्रथा को प्रचलित करने के लिये यह 
आवश्यक है कि इस विषय में शास्त्र का क्या उपदेश है, इसका ज्ञान सब 
श्रेणी के ब्राह्मणों में फेलाया जाय और जो इस प्रथा के चलाने में कठिनाइयाँ 
हों, उनको दूर करने का उपाय सोचा जाय । विवाह का क्षेत्र संकुचित होने 
के कारण बहुत से ब्राह्मणों को विवाह के विषय में बड़े संकटों का सामना करना 
पड़ता हे ओर कितनी जगह धस के विरुद्ध, न केवल सगमोत्र और सपिंड में 
विवाह होने लगा हे, किन्तु असवरं-विवाह की संख्या भी दिन-दिन बढ़ रही है । 
इसी श्रकार के संकटों को दूर करने के लिये विद्वानों ने सबर्ण-विचाह की 
व्यवस्था दी हे। 


“पाणिग्रहणसंस्कारः सवर्णासूपदिश्यते'” मनुः । 
विवाह-संस्कार सवर्णों में ही हो । 


युगान्तर में अनुलोम विवाह भी (त्राह्मण की क्षत्रियादि के साथ और 
क्षत्रिय का बश्यादि के साथ ) शास्र-सम्मत माना जाता था। किन्तु ऋषियों 
ने असवर्ण विवाह के दोषों को विचारकर कलियुग में उसे वर्जित कर दिया है 
तथा कुल, शील और आचारादिके अनुसन्धानपृवषक सवरणं विवाहका ही क्रम 
स्थिर रक्खा । 


मध्यकाल में देश के ऊपर नेतिक, धार्मिक ओर सामाजिक अनेक प्रकार 
की आपत्तियों के आजाने तथा चिरकाल् तक देश-देशान्तर में आने-जाने 
की असुविधा के कारण छोग अपने ही प्रान्तों में अपनी ही श्रेणी में समानाचार- 
विचार वा्ों के साथ ही आ्रायः विवाह-सस्बन्ध करने लगे। धीरे-धीरे यह्दी 
प्रथा समाज में प्रचलित हो गई। कुछ लोग इसीको धरम मानने छंगे और 
विभिन्न श्रेणियों में विवाह निषिद्ध समझा जाने छूगा । 


यद्यपि प्रचलित समश्रेणी का विवाह शाद्न-विरुद्ध नहीं हे तथापि इस नियम 
के कारण कुछ श्रेणियों की सीमा इतनी संकुचित हो गई हे कि विवश होकर 
उन्हें सगोत्र और सपिण्ड में भी विवाह करना पड़ रहा है। इस नियम के 
कारण कहीं-फहीं मातुल-कन्या परिणय एवं असवणं-विवाद्द की प्रवृत्ति चल पड़ी 
है जो कि सवंथा धम-विरुद्ध हे । 


श्व्ट मालवबाय जा के छख आर भाषण 


इन अनर्थों को दूर करने के छिये बहुत दिनों से सनातनधर्मी कतिपय 
उदात्त आत्माओं के भीतर यह विचारधारा चल रही है कि ब्राह्मणादि द्विजातियों 
का अपने ही बा के भीतर श्रेण्यन्तर के साथ विवाह-सम्बन्ध शाखत्र-सम्मत है 
या नहीं ? इस विषय पर काशी तथा अन्यत्र के शाख्ज्ञ विद्वानों से परामर्श 
करने पर यह निष्कष निकला कि अवान्तर श्रेणियों का परस्पर विवाह-सम्बन्ध्‌ 


प्‌ 
सवथा शाख्र-सम्मत है । 
गौड-महासभा तथा बडगीय-बह्यण सम्मेलनने भी पंचगोड़ों के परस्पर 
विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया है । 


कुछ लोगों ने स्कन्दपुराण के परिशिष्टकल्प-सद्याद्विखण्ड और अप्रचलित 
तथा अप्रसिद्ध किसी एक निबन्ध के कतिपय वाक्यों के आधार पर शासत्र-सम्मत 
ओर प्रामाणिक ऐसे प्रकरृत विषय पर भी विरोध प्रकट करने का प्रयत्न किया 
हे, किन्तु बोधायन पयन्त प्रचलित ओर समुपत्रब्ध इकतीस स्मृति ग्रन्थों में तथा 
हेमाद्रि आदि प्राचीन निबन्ध ग्रन्थों में श्रेण्यन्तर विवाह के विरुद्ध एक भी 
वचन उपलब्ध नहीं ग्रत्युत हेमाद्वि जेसे आचीन और सर्वमान्य धर्मग्रन्थ 
में श्राद्ध-सम्बन्धी ब्राह्मणों के विचार के असु्गञ में. इस विषय की व्यवस्था भी 
स्पष्ट अ्रतिपादित हे । 


सर्व साधारण के सन्देह को दूर करने के लिये शास्रानुमोदित सबरण- 
विवाह की व्यवस्था ओर हेमाद्रि की व्यवस्था मान्य होनी चाहिए । 


सवर्ण विवाह के सम्बन्ध में विचार 


'उद्ठहेत द्विजो भार्या सवर्णा लक्षणान्विताम ।' 


“सारे देश के ब्राह्मण-आह्यण का, ज्षत्रिय-क्षत्रिय का एवं वेश्य-वेश्य का 
बह शाखमयादा के अनुकूछ हो सकता है या अतिकूल”, इस विचार पर यही 
ध्कूष निकलता हे कि स्पृतिमात्र में सवण विवाह ही भप्रशस्त माना गया हैँ, जसे 
स्मृति-चन्द्रिका के संस्कारकांड के कन्या-लक्षण प्रकरण में आया हैँ कि सबर 
कन्या लेनी चाहिए- “सा च सवर्णो म्राहया” एवं व्यास ने भी कहा हैं कि 
गरावतन-सम्बन्धी स्नानोत्तर ही छक्षणयुक्ता सवणों कन्या से विवाह करे | 


“स्तात्वा समुद्हेत्कन्यां सवर्णा लक्षणान्विताम ।” 


मनु ने भी कहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य के रिये विवाह काय में 
बणा प्रशस्ता होती हे $--- 
सवांग्र द्विजातीनां दारकमंणि 
| द्विजातीनां प्रशस्ता दारकमंणि ।' 
मिताक्षरा में आचाराध्याय के विवाह प्रस्ताव में भी आया हे कि ब्राह्मण 
नया के लिये सवर्ण श्रोत्रिय वर होना चाहिए। इस बचन में मुख्यतः सब 
| ही दिखाया गया है +-- 
सवर्णीः श्रोत्रियो बरः |--या० व० १५४५ वहीं पर यह भी कहा गया है कि 
ब में प्रधानतः सवर्णो ही उचित होती है $-- 
“सवर्णा पुनः सर्वेषां मुख्या स्थितेव । 
इति च वर्णितम | “सवर्णांग्रे द्विजातीनाम ॥ 


इस मनु-बचन के व्याख्यान में मेघातिथि ने सबण का अथ समानजातीय 
हा है (/सव्णो समानजातीयेति”)। यहां पर साजात्य त्राह्मणत्वादि रूप से 
। लिया गया है न कि अन्य रूप से | क्योंकि शाल्रों में अन्य जाति का वन 
प्र्थात्‌ आद्यणायन्तगंतकान्यकुब्जत्वादि) देशिक भेद के अतिरिक्त रूप में कहीं 
ऐ नहीं मिलता । यहां पर कुल्लूक ने भी त्राह्मणादिक के प्रथम विवाह करने में 
वर्ण को ही श्रेष्ठ माना है $-- 
“ब्राह्मश॒क्षत्रियवैश्यानां प्रथमे विवाहे कतव्ये सवर्णा श्रेष्ठा भवतीति ।” 

इसी प्रकार याज्ञवल्क्य के आचाराध्याय के सत्तावनवें श्छोक में अपराक 
' सब॒णों को ही सुख्य रूप से मानकर अपना आशय प्रकट किया है :-- 

“स॒वर्णा पुनश्रतुर्थी म्रुख्या स्थितैवेति ।* 

विद्वानों की सम्मति के लिये पूज्य मालवीयजी द्वारा प्रकाशित “धर्मेपरिषत्‌ स्थापतन 

यत्न का द्वितीय निबन्ध 
३७ 


यहां पर चतुर्थी सब का अतिपादन आ्राचीन काल के अनुसार, जब कि 
ब्राह्मण चारों वर्णों से विवाह कर सकता था, किया गया है; अर्थात क्षत्रियादि 
कन्या की अपेक्षा चोथी सबर्णों ब्राह्मणी मुख्य समझी चाहिए। इसी प्रकार 
माधवाचाय ने पराशरभाष्य के आचाग्काण्ड में लिखा है कि सब और 
असवणों रूप दो प्रकार की कन्या से विबाहू करना चाहिए। उसमें सबया को 
ही श्रेष्ठ समकना चाहिए। जैसा कि मनु ने कहा है कि द्विजानियों की दारक्रिया 
के लिये सबरणा श्रेष्ठ हे। यहां पर अग्रे का अर्थ स्नातक के प्रथम विवाह के 
लिए आया है। दारकम का अभिप्राय अग्निहोत्रादि धर्म से है। श्रतः 
सबण का अथ-- 


वरेण समानो वर्णो ब्राह्मणादिय स्या: सा--.! 


इस व्युत्पति के अनुसार यही अथ होताहे कि जिस कन्या का आ्राह्मणादि 
रूप, वर्ण वर के समान है वह कन्या सवर्णा हैं। जैसे ब्राह्मण के लिये ब्राह्मण की 
कन्या सबणो, ज्ञत्रिय के लिये ज्षत्रीया एवं बेश्य के लिये वेश्या सबर्णा प्रशस्त है | 
इस प्रकार सब प्रथम घमनिमित्तक विवाह सवर्णा से करके फिर बासनात्मक 
आवृत्ति को लेकर अपने से हीनवण की स्त्री से क्रमशः विवाह कहा गया है। 
जेसे कि याज्ञवल्क्य पुराण में आया है कि ब्राक्षण तीन (आश्वर्गी, ज्षत्रिया, वैश्या 
से), क्षत्रिय दो ( ज्ञत्रिया और बैश्या से ) वेश्य दृ। (बैश्या और शुद्रा से) और 
शूद्र अपने वरण में ही विवाह कर सकता है। इसी प्रकार मनु ने भी कहा हैं | 


पक्ृत में उदाहरण देने का तात्पय सबरण का सबर्णा के साथ पुष्टि दिखाने 
तक हो समझना चाहिए, न कि असवर्णाकी पुष्टि या बहुविबादह के लिये । यह 
व्यवस्था युगभेद से स्मृत्यन्तरों में स्पष्ट है। द्विजातियों का असवर्णा के साथ 
विवाह का विधान सम्बन्धी व्यवस्था उपक्रम और उपसंदार के अनुसार कलि- 
वर्जित युगान्तरों के लिये कही गई है। क्योंकि शास्तरोंमें द्विंजानि यो के लिये 
असवण का उपक्रम करके अन्त में बुद्धिमानों के द्वारा कलियुग में ये धर्म वर्जित 
हैं? ऐसा प्रतिपादन देखा जाता है । 


'उद्दहनीया कन्या द्विविधा। सबरणों चा सवर्णो च। तयोराद्या प्रशस्ता | 
तदाह मनु 


सवर्णाग्रे द्विजातीनां प्रशस्ता दारकर्मणि । 
फामतस्तु प्रवत्तानामिसाः स्थ॒ुः क्रमशो वराः ॥ हति ॥ 


अग्रे स्नातकस्य अथमविवाहे। दारकर्मणि अग्निहोत्रादो धमं । सबर्णा 
बरेण समानो वर्णों ब्राह्मणादियेस्था: सा । यथा आाइस्य क्षत्रिया, प्राह्मणी, क्षत्रियस्य 
वेश्यस्य वैदया प्रशस्ता। धर्माथमादौ सवणोमुद्वाह्म पश्चाद्रिरंसबश्चेत्तदा तेषाम 
बराः होनवणोः इसमाः ज्षत्रियाद्रा: क्रमेण भाय्या स्वृताः तथा व याश्ञवल्कयः - 


सवण विवाह के सम्बन्ध में विचार २६१ 


तिख्नो वर्णानुपृव्येश हे तथेका यथाक्रमम्‌ । 
त्राह्मगत्तत्रियविशां भार्या सवा शूद्रजन्मनः ॥ इति । 
मनुरपि $-- 


पर 
शूद्रव भायो शूद्स्य सा च सवा च विशः स्मते । 
ते च सवा चेव राज्ः स्युः ताश्च सवा चाग्रजन्मनः ॥ इति । 


युग भेदेन व्यवस्था च स्पृत्यन्तरे स्पष्टीकृता --असवर्णासु कन्यासु विवाहश्र 
द्विजातिमिः । इत्यादि ऋरमसनुक्रस्य 'कलोयुगे त्विमान्‌ धर्मान्‌ वच्यानाहुमनी- 
षिणाः। इत्युपसंहारात्‌”--पाराशरसाधव | 


इस प्रकार कलियुग में असवरणों ( ब्राह्मणादि का जक्षत्रियादि के साथ ) 
का पाणिग्रहण निषिद्ध देखा जाता हेँ। परन्तु सवर्ण के साथ पाणिग्रहण 
निश्चय रूप से सवधा निरबाध है। तात्यय यह कि सभी आन्‍न्त के न्राह्मण 
परस्पर में समान वशणावाले हैं। ब्राह्मणों के लिये पंजाब, बंगालादि देश-भेद से 
विभिन्न प्रान्तीय होने पर भी सजातीयों से (सवर्णों से) कन्यादान ओर प्रतिग्रह 
लेना या देना शात्र-विरुद्ध नहीं होता हे, यहाँ पर यह आइंका हो सकती 
है। वीरमित्रोदय में आए हुए $-- 


“पाया; सजात्या सर्वेपां घममे: ग्राथमकल्पिकः | 


इस यम के वचन से यह ज्ञात होता हैं कि समान जातीय वालों में ही 
विवाह करना चाहिए। सजातीय कौन है ? इस पर भी बाचस्पत्यादि कोष 
ओर आनन्दभदटकृत वल्लालचरित में आए हुए स्कन्दपुराण के-- 


सारस्वताः कान्यकुब्जा गौडमेथिलकोत्कलाः । 
पंचगोडा इति ख्याता विन्ध्यस्योत्तरवासिनः ॥ 
कर्णटाश्चैव तैलदूगाः गुजरा राष्ट्रवासिनः । 
आन्धाश्च द्राविड़ा। पंच विन्ध्यदक्तिणवासिनः ॥ 


इन बचनों के अनुसार ब्राह्मणों की सारस्वत, कान्यकुब्जआदि अवान्तर 
जावियाँ स्पष्ट मालूम होती हैं। जेसे कि शूद्रों में गोप, नापित आदि अवान्तर 
जातियाँ हैं। अतः सतीय पद से सारस्वतआदि विशिष्ट रूप समानजातीय 
क्‍यों न छिया जाय ? इत्यादि बातों को लेकर ही गोप नापितादि शूद्रों में शूद्र॒त्व 
रूप से सजातीय होने पर भी परस्पर विवाह इसीलिये नहां होता हूँ कि उनके 
आपस में शद्रत्व व्याप्त गोपत्व और नापितत्वादि रूप अवान्तर जाति का भेद 
पड़ जाता है एवं आधुनिक शिष्टजनों की मर्यादा भी ऐसी ही देखी जाती है । 
इस समुचित आशंका का समाधान यह है कि गोपादि जातियों में समान रूप से 


२6२ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


शुद्॒त्व धर्म विद्यमान होने पर भी उनके लिये जन्म-कर्म सम्बन्धी अवान्तर-जाति 
भेद शाख से जाना जाता है। जेसे कि पराशर में लिखा भी है : - 
“शूद्कन्यासमुत्पन्नो ब्राह्मणेन तु संस्कृतः । 
संस्कारात्ु भवेद्सः असंकारात्त नापितः ॥ 
क्षत्रियात्‌ शूद्रकन्यायां समुत्पन्नस्तु यः सुतः । 
से गोपाल इति ज्ञेयः ॥* 
पा० स्म० प्र० का० ११, १२,२३ | 
इसी प्रकार थाज्ञवल्क्य स्मृति के आचाराध्याय के एक सो छाछठवें श्लोक 
के व्याख्यान के अवसर पर मिताक्षरा में भी कहा है -- 


“गोपालो गयवां पालनेन यो जीवति । नापितो ग्रहव्यापारकारयिता ॥” 


किन्तु शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं आया है कि इस प्रकार की उत्पत्ति वाले 
ब्राह्मण कान्यकुब्जादि होते हैं । 


सारस्वतादि जाति-भेद निमित्तक अवान्तर संज्ञा केवल सरस्वती के 
तटादि देश में निवास करने के कारण ही ब्राह्मणों में आई है, न कि वास्तविक 
जाति-भेद को लेकर जाति और कम का भेद है। यदि यही बात होती तो सभी 
देश के ज्ाह्मणों के वंश-प्रवतक वात्स्य, गौतम्‌ , चसिष्ठादि ऋषि न होते । परन्तु 
विभिन्न देशीय आाह्मणों के बंश के प्रवतेक बात्स्य गौतमादि ऋषि ही समान रूप 
से देखे जाते हैं। एवं सभी ब्राह्मणों के संस्कार और यजन-याजनादि कर्म भी 
शास्रृतः समान ही देखे जाते हें। इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि ब्राद्मणों में 
जो सारस्वतादि भेद देखा जाता है. वह उसके पूर्वजों की जन्म-भूमि के कारण 
/ न कि वास्तविक सारस्वत-आदि रूप अवान्तर जाति को लेकर | यही बात 
क्षत्रियादि द्विजजाति के लिये भी समझनी चाहिए। इस भ्रकार यह स्पष्ट हो 
जाता है कि सभी भ्रान्तों के ब्राह्मणादि बर्णों का परस्पर अपने अन्तगंण से 
भिन्न किन्तु ब्राह्मणादि सदाचार से सम्पन्न एवं शाम्रोक्त समान गोत्र-प्रवरादि से 
रहित अन्य भ्रान्तीय ब्राह्मणादि सबर्ण के साथ अथोत्‌ सारस्वत, कान्यकुब्जादि 
ब्राह्मणों का परस्पर विवाह सम्बन्ध निःसन्देह शास्रानुमोदित ही मालूम पड़ता है। 
इस अकार शाख्रतः सदाचार, समान गोत्र, प्रवरादि का ही अनुसन्धान करके सबणो 
के साथ विवाह सम्बन्ध करने पर केवल त्राह्मण॒त्वादि वर्ण साम्य को छेकर 
विवाह की प्राप्ति न होने से यहां पर सबर्ण के साथ विवाह सम्बन्ध विधान में 
'पत्यो जीवति कुण्डश्स्यान्मृते भतरि गोलकः इत्यादि मनु प्रतिपादित- कुण्ड 
गोलकादि के साथ वैवाहिक सम्बन्ध प्राप्ति की आशंका ही नहीं उठ सकती। इस 
समय सवरणों का परस्पर विवाह विच्छेद का मूल कारण यही है कि मध्यकाल 
में समय ओर राज्य परिवर्तन के कारण आप्त हुए दोषों से पीड़ित द्विज छोग, थोड़े 


सवरण विवाह के सम्बन्ध में विचार २८३ 


समय में दूसरे प्रान्त में पहुँचने बाले शीघ्रगामी ( सवारी ) यानादि साधनों का 
अभाव हो जाने के कारण अन्य प्रान्तोय सवर्णों के साथ दार-सम्बन्ध नहीं करते 
थे। तदनुसार गतानुगतिक न्याय का आश्रय लेकर ही वर्तमान काल में भी 


कप ओर कान्यकुब्जादि ब्राह्मण लोग अन्योन्य में परिणय-सम्बन्ध नहीं 
करते। 


स्रात्वा समुहहेत्कन्यां सवर्णा लक्षणान्विताम्‌ । (व्यास) 
उड्हेत्‌ दिजो भार्य्या सवर्णां लक्षणान्विताम्‌ | (मनु) 


. इत्यादि विधिवाक्यस्थ सवणो पद में स्वावान्तर जातीय कान्यकुब्जादि 
सवणो भाव से संकोच नहीं हो सकता है । क्‍योंकि संकोच के अनुकूल श्रुति-स्द्र॒ति 
के अभाव में पारस्परिक व्यवहार को निहतुक हो जाने से विधिवाक्य में संकोच 
करना सवंथा अयुक्त ही होता है। यदि वतमान कालिक व्यवहार, देश, काल, 
कुछाचार ओर शिष्टाचार को लेकर विधि-वाक्य में संकोच करना समुचित 
समझा जाय तो तब भी सवण के साथ परिणय-बाधक विधिवाक्य में संकोच 
प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि श्रति और स्मृति का विरोध न रहने पर ही समाजस्थ 
शिष्टाचारादि धर्म को ग्रामाण्य होता है, अन्यथा नहीं! जेसे कि कुमारिल 
भट्टने तन्त्रवातिक के शिष्टाचाराधिकरण में कहा भी है कि शिष्टाचार तभी तक 
ठहर सकता है और धरम में प्रसाणत्वेन मान्य होता है, जबतक कि श्रुति-स्व्वति 
के साथ विरोध नहीं होता। यदि श्रुति और स्घ्रति के साथ विरोध पढ़ता हो 
तो शिष्टाचार की प्रमाणता चली जाती हे । 


“शिष्ट यावत्‌ श्रुतिस्मृत्योस्तेन य्न विरुध्यते । 
तच्छिष्टाचरणं धरम प्रमाणत्वेन गम्यते ॥ 
यदि शिष्टस्थ कोपः स्याह्रिघ्येत प्रमाणता । इति 


इस प्रकार शाखीय निशय हो जाने पर भी समानशीलन्यसनेषु सख्यम्‌'' 
इत्यादि न्याय के अनुसार अपने सदृश आचारवाले सवणो कुछ में परिणयादि 
सम्बन्ध परिणाम में सुखद हो सकता है। अतः गोतज्रप्रवरादि विचारपुर्वक 
खसहृशाचारवाले अन्य प्रान्तीय सवर्ण के साथ विवाह-सम्वन्ध करना चाहिए | 
इस पर भी हेतु के न होने से यह आवश्यक ही नहीं है कि सारस्वत कान्‍्य- 
कुब्जादि ब्राह्मण अन्य आनन्‍्तीय ब्राह्मणों के साथ विवाहादि सस्बन्ध अवश्य 
करें, किन्तु अभिश्राय इतना ही है कि जो छोग वैसा करना चाहते हों या जिन्हें 
देशान्तरीय सवरश-सम्बन्ध अच्छा मालूम दे, तदलुसार सम्बन्ध कर लेने पर 
यही ठीक मालूम पड़ता है. कि उनके लिये शास्त्रीय या मुनि वचन का कोई भी 
विरोध प्राप्त नहीं होता हे । 


“धर्म परिषद्‌” का यह ह्वितीय_ निबन्ध प्रश्नोत्तर का विषय बहुत काल 
से समाज और विहृज्जनों में निरशयाथ भ्रस्तुत हुआ है। लेशमात्र भी शास्त्रीय 


२८९४ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


विरोध न होने के कारण इस विषय में तत्तत्‌ प्रान्त के बहुत से शाम्रज्ञ परिडतों 
ने संवत्‌ १९८४ में ब्राह्मण सम्मेलन के $-- 


“ब्राह्यणादिजातिषु अवान्तर श्रेणीनां परस्पर 
विवाहसम्बन्ध! शाख्सम्मतो नवा' 


इस समालोचनीय पंचम प्रश्न पर अधिकांश में यही शास्त्रीय सम्मति 
प्रकट की है कि ब्राह्मणादि जाति का अवान्तर श्रेणी में परस्पर विवाह (सव॒रण 
विवाह) शाब्र विरुद्ध नहीं है, किन्तु सबंथा शाख्रसम्मत ही है । 

इसके विपरीत जिन पण्डितों ने विरुद्ध मत अकट किया है, उन्होंने 
भी प्रायः इस विषय में अविरोध शास्तर-सम्मति को स्वीकार करते हुए केवल 
इतनी ही बात को लेकर अरुचि प्रकट की है कि यह विधान वर्तमान आचार 
या शिष्टाचार के विरुद्ध पड़ता है। ऐसे महानुभावों के मत से भी यही 
सूचित होता है कि “ब्राह्मणादि सबर्णों का सबरण विवाह में शाश्रीयः दोष 
कुछ भी नहीं है, केवल मध्यकालागत्‌ वर्तमान अथा या किसी श्रकार से 
सम्भावित वर्तमान कालिक शिष्टाचार के साथ विरोध की आशंका ञ्राती है ।” 


परन्तु प्रकृत में जिज्ञासित व्यवस्था के विपय में शिष्टाचारादि अपबवादों 
को लेकर जितने भी दोष समझे जा सकते हों उन सबों का निराकरण उपयक्त 
निबन्ध में संक्षेप रूप से किया गया है। अतः इस विषय में विशेष विस्तार 
को आवश्यकता नहीं जान पड़ती। तदनुसार यह आग्ंका नहीं रह जाती हे 
कि “अवान्तर श्रेणी के साथ सबर्णा विवाह का पक्ष बतंमान प्रथा या शिष्टाचार 
रूप-धरमोदि विरुद्ध पड़ता है, एवं सवशनियमाक्रान्त होने के कारण “कुरुड” 
ओर गोलकादि रूपहीन ब्राह्मणों में संबंध करा देगा तथा समाज में सांकर्य 
ला सकता है--इत्यादि ।” 

जिन विद्वानों ने ब्राह्मण महासम्मेलन के उपयुक्त पंचम प्रश्न के उत्तर में 
अपनी शास्त्रीय सम्मति व्यवस्था के रूप में लेख द्वारा स्पष्टरूप से निःशंक होकर 
प्रकट की है, उनमें से कुछ सम्मतियों को यहाँ पर उद्धृत करना समुचित होगा 
जिससे विद्वजनों के निणय में सहायता पहुँच सकेगी। ये निर्णय सं० १९८५ के 
त्राह्मण सम्मेलन के प्रश्नोत्तर पुस्तक के अ्रथम भाग में छपे हुए हैं । 


उसमें मेदिनीपुर के सुवादि ब्राह्मण पण्डितों की व्यवस्था हे कि +-- 
'अवान्तरश्रेणीनियमपरित्यागो न दोषाय” 


अर्थात्‌ अवान्तर श्रेणी का नियम परित्याग में शास्त्रीय दोष नहों हे। श्री 
दुगोसुन्दर भट्टाचाय की व्यवस्था है कि अवान्तर श्रेणियों में विवाह हो 


सकता है $-- 
_अवान्तर श्रेणीषु विवाहो भवितुमहंति” । 


रच क्र कर्क 
सवण विवाह के सम्बन्ध में विचार र्दर 


इसी प्रकार श्री सीतानाथ, श्री कुमुद्चन्द्र काव्य-व्याकरणतीथ, श्री नाथचन्द्र 
काव्यनाथ, द्वारकानाथ वेदान्ततीथं, श्री विनोद विकास वेदतीथे, श्री रासपद- 
गा और श्री भूतनाथ वेदान्तशासतत्री जी की व्यवस्था है कि अवान्तर 
श्रेणियों सें परस्पर विवाह-सन्वन्ध उचित नहीं है। ऐसा कोई शाखीय वचन 
नहीं मिलता हे $-- 
“अवान्तर श्रेणीनां परस्परं विवाह सम्वन्धों न योग्य इत्यन्न वचन 
नोपलभ्यते” एवं पूर्वस्थली ब्राह्मण महासम्मेलन की उपसमिति के पण्डितों की 
सम्मति है कि अवान्तर श्रेणी का विवाह शात्र-विरुद्ध नहीं हे जेसे ब्राह्मण के 
यहां ब्राह्मण का भोजन शास्तर-विरूद्ध नहीं हैं :-- 

अवान्तर श्रेणीनां विवाहों न विरुद्ध), भोजनवत | 


श्री आनन्दकुमार तकबागीश सहोदय की सस्मति है कि कान्यकुठज्ञ 
सारस्वतादि अवान्तर ब्राह्मण श्रेणियों के परस्पर विवाह में कोई दोष नहीं हे । 
“अवान्तर श्रेणीनां परस्परविवाहे न कापि क्षतिः । 


श्री चट्चलग्राम धममण्डली परिडित-सभा की यह व्यवस्था हू कि--“कान्य- 
कुब्ज, मेथिली, वेदिक और वारेन्‍्द्र श्रेणीय ब्राह्मणों का परस्पर विवाह सम्बन्ध 
शास्तसे निषिद्ध नहीं हे; किन्तु जो ब्राह्मण चाण्डाल के पुरोहित हैं, उनके साथ 
इतर ब्राह्मणों का विवाहादि . सम्बन्ध शास्त्र निषिद्ध हैं ”-- 
| मेथिलानां वैदिकानां | श्रेणियानां क् 
कान्यकुब्जीयानां मेथिलानां वेदिकानां वारेन्द्र च्‌, 


परस्पर विवाहों न शासत्रतों निषिद्धः । 


किन्तु चाण्डालादि पुरोहितानां ब्राह्मणाना तदितिरेषां च परस्परं विवाहादि 
सम्बन्धः शास्त्र निषिद्ध एव ।! श्री गुरुचरण स्म्रतिरत्न महोदयकी व्यवस्था हे 
कि अवान्तर श्रेणीमें विवाह-सम्वन्ध शाश्ष-विरुद्ध नहीं हे । 
अवान्तर श्रेणीषु विवाहो न शासत्रविरुद्धः । 


बड़ोदा राजकीय परिडितों की यह व्यवस्था है कि आयोवत देश में रहने 
वाले बहुत से ब्राह्मण छोग एकत्रित होकर सुखी जीवन बिताने के लिये देशान्तर में 
जाकर वहां इकट्ठे होकर सुख के साथ समय व्यतीत करते थे। उन दिलों में एक 
देश से दूसरे देश को जाने के छिये सवारी की सुभीता न होने के कारण उन-उन 
देशों के लायक वेष, भाषा और आचारादि की व्यवस्था करके रहते थे। समय 
के फेर से वे ही आयवतंवासी ब्राह्मण छोग तत्तद्ेशक नाम से वबंग, तैलंग, 
आन्ध्र, द्रविड़, कनौटक, महाराष्ट्र, कोंकण और माध्व कहे जाने रूगे अथात्‌ देशों 
के नाम से ही ब्राह्मण भी प्रसिद्ध हो गए। इन सब कारणों को लेकर ब्राह्मणों 
में अवान्तर जाति की कल्पना करना असंगत ही हे। इस गकार अवान्तर 
जातीय विवाह-सम्बन्ध करने में यह मालूम नहीं होता हें कि शाख्र का कोन 
सा निषेध है? 


२९६ .... मालवीय जी के लेख और भाषण 


आयावतवासिनो बहवो ब्राह्मणाः सम्मिलिताः सुखोपजीवनार्थ देशान्तराणि 
गत्वा तत्र समुदायी भूय सुखेन कार नयन्तिस्म। तदानीं देशादेशान्तरगमने 
वाहनादि सोकर्याभावन्‌ तत्तहेशीचितवेषभाषाचारादीन्‌ कल्पयित्वा न्यवसन । 
कालपरिणामेन वंगाः तैलंगाः आन्ध्राः द्राविड़ाः कर्नाटक महाराष्ट्राः कोइकरणाः 
माध्वा इति प्रथकुप्रथक्‌ तत्तद्‌ देश नाम्ना प्रसिद्धि गता+, तस्माद्‌ ब्राह्मरोषु 
अवान्तरजाति कल्पनमसंगतमेब । तेषां विवाहादि सम्बन्धकरणे को वा शाम्र 
प्रतिषेध इति न ज्ञायते । इत्यादि । 


यहाँ केवल उदाहरण के लिये कुछ व्यवस्थाएँ उद्धृत की गई हैं। इस 
प्रकार की ओर भी बहुत-सी_ व्यवस्थाएँ अनेक परिडितों की हैं। आशा है 
विज्ञजनों के लिये इतना निदशन ही पर्याप्त होगा । 


३० ओर ३१ दिसम्बर १९३७ को दो दिन विद्वानों की सभा हुई और सब्चे- 
सम्मति से यह प्रस्ताव पास हुआ, फिर महाराज ने अपने पौत्र-पौत्रियों का विवाह 
दूसरे ब्राह्मणों से करना आरस्भ कर दिया। 


, यह ब्राह्मणों की सभा सवण विवाह की व्यवस्था को स्वीकार करती है 
ओर घोषित करती है कि परम्परा से त्राह्मण॒त्वेन स्वीकृत अपनी श्रेणियों में 
व्यवह्त ज्ञात कुलशीलाचारबाले ब्राह्मणों की विभिन्न श्रेणियों में परस्पर विवाह 
सम्बन्ध करना सवंथा शाद्बसम्मत है ।” 


गोरक्षा का संकल्य 


१५ सितम्बर को कलकत्ते के “अल्फेड थियेटर” में ४ बज्षे से गोरक्षा 
पभा का काय आरम्भ हुआ। गणमान्य सज्जनों में गोभक्त हासानन्द बसों, 
व० घनश्यामदास बिड़छा, बा० रामकुमार सिंह, वा० रायवहादुर विश्वेश्वर 
लाल, बा० देवी प्रसाद खेतान, बा० चुन्नीछाल वसु और श्रीमती गंगासरस्वनी 
बाई उपस्थित्‌ थीं। सभा के सभापति माननीय प्‌० मदन सोहन सालवीयजी 
का भाषण बड़े महत्व का था। आपने कहा कि इस समय गौओं और उनके 
बछड़ों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, इस अनर्थ को हटाना हमारा परम कतत्य 

| यदि हम भगवान्‌ के बल को धारण कर उनमें अपना मन छगाकर आज 
भी सत्युग लावेंगे ; तो हमारी सफलता अवश्य होगी। कलि के नाम से हम 
अम में पड़ गए हैं। मुसलमानों के शासन में भी इतना गो-वध नहीं होता था 
जितना आज होता है। अंग्रेजी राज्य का स्थापित होना, हमारे हृदय की 
3तता बढ़ाना, आध्यात्मिक शक्ति का हास होना आदि गो-रक्षा न कर सकते 


प्रधान कारण हैं। बौद्ध और जैन धरमावलंबियों ने जीव-दया के लिये 
कोन से उपाय छोड़े थे ? 


इन बड़ों को देखिए। इनकी कैसी दशा हो रही है ! ग्वाले इन्हें भी 
साइयों के हाथ बेंच देते हैं। इन गौओं ओर बचछड़ों को सिफ हमारे दूध के 
लए दुख हो रहा है। ग्वाले दूध बेचने के लिए वहुसंख्यक गायें कलकत्ते 
ते हैं। पर जहाँ दूध सूखा कि उन्हें कसाइयों के हाथ बंच देते हैं। इसलिए 
प्राप संकल्प करलें कि हम ऐसे ग्वात्ञों की गायों का दूध कभी न पीयेंगे। ज्वालों 
ग दूध पीना महापाप है। जब तक हम ग्वाछों का दूध नहीं छोड़ते हमें पातक 
गता है। हनुमान जी ने अण किया था किया तो सीता माता को खोज 
कालूगा या ग्राण ही दे दूँगा । ऐसा ही आप भी संकल्प करे कि या तो गौओं 
) रक्षा करेंगे या मर जायंगे। इस काम के लिए पांच आदमी ऐसे नियुक्त किए 
यय॑ जो खबेरे से संध्या तक गो-रक्षा, गो-वंश-बृद्धि, दूध कैसे सस्ता हो, इन्हीं 
ग़यों में छगे रहें। गोरक्ञा--मंडल बनाकर उसके हाथ में यथेष्ट धन दे 
जिए। अब सोने का समय नहीं, चेतिये और एक करोड़ रुपये में एक कम्पनी 
ना छीजिए जो गोरज्ञा का काम अपने हाथ में ले । 


गो की रक्षा : राष्ट्रीय सम्पत्ति 


छः वर्ष पूर्व सनातनघर्म सभा ने, जिसके सभापतित्व का गौरव मुमे प्राप्त 
हुआ था, गो-सप्ताह-उत्सब में देश से अनुरोध किया था कि अति वष गोवधल- 
पूजा से गोपाष्टमी तक गो-सप्ताह मनाया जाथ। जिसमें विशेष परिश्रम द्वारा 
व्याख्यान, पुस्तिका, पच, भजन, सभा, जुलूस, कथा तथा अन्य उपदेशात्मक 
प्रचार द्वारा लोगों को यह स्मरण कराया जाय कि गो मनुष्य की कितनी हिते- 
षिणी है। साथ ही लोगों को गौ के प्रति दया ओर स्नेह पोषण के व्यवहार 
तथा उसको दुःख न पहुँचाने के लिये तथा जनता के लिये दूध की वृद्धि और 
सस्ता बेचने के लिए कत्तव्य भी सुझाया जाय । 


यह विचार बहुत लोगों ने पसन्‍्द॒ किया और इसके लिये सतारा जिला 
के श्री चोंडे जी महाराज ने सबसे अधिक उत्साह दिखाया। उनसे उत्साहित 
ओर संचाछित बम्बई की गोवर्धन संस्था ने उस विचार को कार्य रूप में परिणत 
करने के लिये बहुमूल्य सेवा की। यह गो-सप्ताह गत व भारत के चार सी भिन्न- 
. भिन्न स्थानों में मनाया गया। मैं आशा करता हूँ कि इस वर्ष यह और भी अधिक 
स्थानों में मनाया जायगा। यह १6 अक्तूबर से २६ अक्तूबर तक होगा । 


हिन्दू छोग तो गोरज्षा को धार्मिक कत्तेव्य मानते हैं. किन्तु हिन्दू, मुसल- 
मान, ईसाई, पारसी, यहूदी तथा सभी गौ की अनन्त कृपाओं के ऋण हैं। वह 
स्वयं घास और भूसा खाकर रहती है जो मनुष्य के भोजन की बस्तुएँ नहीं हैँ 
फिर भी मनुष्य जाति को सबश्रेष्ठ और अत्यंत बलवधक भोजन --दुध देती 
है। अतः मानव जाति के हित के छिये और उसकी कृपा के पतिदान में 
हम सब को एकत्र होकर गो की रक्षा करनी चाहिये तथा दूध की राष्ट्रीय खपत 
को बढ़ाना चाहिए। * 


मि० मेकोलन तथा केलाँग जैसे विश्व-विश्रुत वेशानिक और भोजन-विज्ञान 
विशारदों ने यह सिद्ध कर दिया है कि बहुत से ऐसे भोजन हैं जो मांस का स्थान 
ले लेते हैं और मनुष्य बिना मांस के काम चला सकता है किन्तु दूध का स्थास 
कोई पदाथ नहीं ले सकता । 


अभी हाल ही में रायछ एग्रीकल्चरछ कमीशन ने अपनी रिपोट में इस 
बात की ओर ध्यान आक्ृष्ट कराया है. कि भारत में ताजे दूध की खपत अमेरिका 
के संयुक्त राज्य, र्वीडेन, डेनमाक तथा स्वीजरलैण्ड आदि देशों की अपेक्षा कम 
है। फल यह है कि एक ओर तो बच्चों की सृत्यु-संख्या अधिकाधिक बढ़ती 
जा रही है और दूसरी ओर औसत आयु घटती जा रही है। कमीशन ने सम्मति 
दी है कि बहुसंख्यक छोगों के शाकाहारी होने के कारण स्वास्थ्य के लिये दूध' 
अत्यंत आवश्यक हे । अतः म्युनिसिपल्टियों को चाहिए कि वे दूध को सस्ता कराने 


िलिननन+- न. (2७ 


सनतातनधषर्म वर्ष, १ अंक १५। रा 





बटअनकक» न पर "जन डा डे, 


गो की रक्षा ; राष्ट्रीय सम्पत्ति २€& 


तथा उसकी उत्पत्ति की वृद्धि करें। गाँवों में भी ऐसे ही प्रबन्ध की आवश्यकता 
है, जहाँ राष्टू का बहुसंख्यक भाग रहता है। यह कार्य केवल जवानों के लिये 
ही नहीं वरन्‌ प्रत्येक अवस्था के ख्री और पुरुषों के लिये आवश्यक है। कई 
भोजन-खत्नों ने कहा है कि प्रत्येक प्राणी के स्वास्थ्य, शक्ति, आयुनवृद्धि के ल्यि 
नित्य भोजन में पर्याप्त दूध आवश्यक हें । 


मैं प्रत्येक जाति, धर्म और बर्ण वाले सभी देशवासियों से याचना करता 
हूँ कि वे विशेषतः इस सप्ताह में इस मनुष्य जाति को महत्वपूर्ण समस्या पर 
विचार करें कि किस प्रकार यह सर्वश्रेष्ठ भोजन प्राप्त हो जिसे ईश्वर ने बिना 
किसी प्रकार का भेद किये मनुष्य को शारीरिक, आत्मिक ओर आर्थिक उन्नति 
के लिये परम हितैषिणी गौ के द्वारा दिलाया है। मैं आशा करता हूँ कि यह गो- 
सप्ताह मनाने का मानवीय आन्दोलन अगले बारह महीनों में सम्पूर्ण प्रथ्वी- 
मण्डल में मनाने का प्रयत्न किया जायगा। 


सातवाँ गोरक्षा सप्ताह 


मैं सब भारतवासी सज्जनों से प्राथता करता हूँ कि पिछले वर्षा के समान 
यह गोरक्षा सप्ताह सारे हिन्दुस्थान में धूमधाम से मनाया जाय । के मानव 
जाति की माता के समान उपकार करने वाली, दीघोयु, बल और निरागता देने 
वाढी है । मनुष्य जाति की वार्षिक उन्नति करने वाली देवी हं। स्वयं तृण 
जल खाकर मनुष्य को माता के दूध के समान दूध पिछाती, अनेक प्रकार से 
मनुष्य की सेवा करती ओर उसको सुख पहुँचाती है । इसके उपकार से मनुष्य 
कभी उऋण नहीं हो सकता । हमको यह स्मरण रखना चाहिए कि गो समान 
रीति से मनुष्य मात्र की सेवा करती है. ओर इसलिये सब जाति, धर्म और 
सम्प्रदाय के मनुष्यों को गो-वंश की रक्षा करने, उसके साथ न्याय और दया का 
बतोव बढ़ाने में प्रेम के साथ शामिल होना चाहिए। इस गोरक्षा सप्ताह में, 
गोरज्षा के सम्बन्ध में व्याख्यानों के द्वारा तथा अन्य रीतियों से सबंनत्न गौओं 
के उपकार का . स्मरण करना और कराना, हर बस्ती में गौओं के चरने के लिये 
गोचर भूमियों की व्यवस्था करना और गोवंश को बलवान तथा दीर्घायु 
बनाना चाहिए। जिससे शुद्ध और सस्ता गो का दूध गरीब से गरीब भाइयों को 
भी मिल सके। ऐसा प्रबन्ध करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। में प्रार्थना 
करता हूँ कि आगे आने वाले गोरज्षा सप्ताह के इस पवित्र काम में सब जाति और 
धरम के अनुयायी लोग गो के श्नति प्रेम और दया का भाव बढ़ाने में सद्ायक 
होंगे । 


आज करोड़ों भारत के छाछ खाली कटोरा लिये हुए दूध दूध चिल्लाते हुए 
अपना जीवन दे डालते हैं ओर उनकी इतनी भारी मृत्यु का कारण बताया जाता 
है--पर्दे की प्रथा, बाल विवाह और गंदगी”। पर हम पूछते हैं कि आज से 
सो बष पहले भी तो ये सामाजिक कुरीतियाँ मौजूद थीं, फिर क्यों सौ-सो बरस 
तक लोग जिंदा रहे । 


सारी 3 मानती है कि दूध मनुष्य का सवश्रेष्ठ भोजन है। वे यह 
भी मानते हैं कि माता के दूध के बाद सवश्रेष्ठ रसायन हैं फिर भी गौओं की 
संख्या कम होती जा रही है ओर दर साल गौओं की खालें अधिक से अधिक 
संख्या में विछायत भेजी जा रही हैं। पर न जाने वे क्यों नहीं समभते कि हमारे 
बच्चों की रक्षा के लिये गोबध भी बन्द होना आवश्यक है। हम यह मानते हैं कि 
घड़ी में चमड़े का फीता बाँधने वाले, चमकीले चमड़े का जूता पहनने वाले और 


443 नलय-3५ननया०3 धाम ा०+४8 4), ५»१७०५३ ५५२७४. न्या्याव ७-०३ + कामना पक ताप अब ॑>इमधबक हे 


सनातनधर्मः साप्ताहिक मुखपत्र, वर्ष २, अंक १९, ता० १५ नवम्बर १ ९५४ ई० | 


सातवां गोरक्षा सप्ताह ३०१ 


चमड़े के सामान का व्यवहार करने वाले लोग गोवध के लिये विशेष जिम्मेदार 

। जो छोग भारत की बेकारी दूर करने के लिये विल्ायती हल जोतने की 
राय देते हैं उन्हें जानना चाहिये कि पहले गो पाछकर छोग घी-दूध का वढ़ा 
भारी व्यापार करते थे, उनके बच्चे भी हँसते रहते थे ओर दुर्दिन के लिये वे कुछ 


बचा के रखते थे, पर अब उन्हें खेत जोत-बोकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना 
' पड़ता है। 


पशु बलिदान व देवीपूजा 


अहिंसा परमो धर्मो हिंसा चाघमंलक्षणा | 
“महाभारत श्रा०, ४१ आ०। 
अहिंसा परमो धमंस्तथाहिंसा परन्तप: । 
अहिंसा परम सत्यं यतो धर्म: प्रवर्तते ॥ 
“ महाभा०, अनु८, ११५ | 
पशुद्दीनाः क्ृताः यज्ञाः पुरोडाशादिभिः किल । 
कालातिवाहन॑ काय यावत्सत्ययुगागमः ॥| 
दे० भा०, स्क॑०, २४। 
अपरिज्ञानमेतत्ते भहान्त॑ धर्ममिच्छत: । 
न हि यज्ञे पशुगणा विषिरशः पुरन्द्र ॥ 


म० भा८, आ० | 
यदेव सुक्ृतं हव्यं तेन तुष्यन्ति देवताः । 
नमस्कारेण हविषा स्वाध्यायैरीषपैस्तथा ।। 
महाभारत | 


प्राणिमात्र का जीवन कमपथ है। इतना ही क्यों, कम को लेकर ही 
संसार की उत्पत्ति हुई है। इस कम को मुख्य मानकर हो मीमांसकों ने इसे 
ईश्वर का स्वरूप मान रक्खा है। वेदों का अधिक भाग कर्मों का श्रतिपादन करता 
है। “सनातनधर्म” में कर्मों का मुख्य अयोजन अन्तः करण की शुद्धि मानी गई 
है। मूल में प्रायः कर्मों के नित्य, नैमित्तिक और काम्य भेद से तीन विभाग 
माने गए हैं। आगे चलकर ये ही कर्म अधिकारी भेद से अनेक रूप धारण 
कर लेते हैं। इन कर्मों के अनेक प्रकार के विधान भी शाज्रों में पाए जाते हैं । 
भय कल्पसूत्रादि अन्थ और बारह अध्याय सीमांसाशास्र का जन्म कर्मों की 
व्याख्या के लिये ही हुआ है। वैदिक काल में विभिन्न कामनाओं को लेकर 
अनेक अकार के बड़े-बड़े यज्ञ हुआ करते थे | वे कम मुख्यतः --“ज्योतिशोमेन 
स्वगंकामों यजेत” इत्यादि श्रुति के अनुसार स्वगोदि की भावना को लेकर ही 
किए जाते थे। ऐसे भी कुछ यज्ञ किए जाते थे जिनका दृष्ट फल होता था, 
जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ और वृष्टि सम्बन्धी यज्ञ। सभी बैद्क यज्ञ बड़े समारोह के 


साथ किए जाते थे। 
ह ..._ पृत्य मालवीय के पवार या श् 7 777 मालवीयजी के विचारों का संग्रह, 'सनातनघर्म” साप्ताहिक मुखपत्र, ह वर्ष ह ३, द 
के १३, ता० २० अक्तूबर, १९३५ ई० । 


पशु बलिदान व देवीपूजा ३०३ 


४८ में वेदिकयज्ञ-क्रिया की अक्षुण्ण धारा दीघंकार तक चलती 
रहो । हे शास्त्रों में उपयुक्त ज्योतिष्टोमादि वैदिक कर्मों के बढ़े-बड़ विधान पाए 


जाते हैं, जिनमें पशु-वलि की भी विधि देखने में आती है। ऐसे वैदिक यज्ञ कम 
होंगे जिनकी विधि में पशु-वध का विधान न देखा जाता हो। यहाँ तक कि 
बहुत से यज्ञों का ना 


जेल लज कि तत्तत्‌ योनिवध की प्रधानता को लेकर ही किया गया हैं । 
वैदिक अरमंध, नरसेधादि। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी रा 'सोत्रामण्यादि” 

हे हैं जिनमें सुरापानादि का विधान भी देखा जाता हं। इन यज्ञों की 
विधि में जो अनेक पशुहिंमा होती है, उसके विषय में शास्त्रों में यह भी वर्णन 
देखा जाता है कि विधाता ने पशुओं को यज्ञ के लिए ही बनाया है । इस कारण 
देवतोहेश्यक “पशुवध” वध नहीं कहा जाता है । 

यज्ञाथ पश्वः सृश्र! स्वयमेव स्वयंञ्वा । 
यशो<स्य भृत्ये सवस्य तस्माथे वधोज्वघः ॥ 
मनु० । 

इतना हो नहीं किन्तु श्रुति में यह भी देखा जाता है कि प्रतिवष या छ+ 
छः मास में सोमादि पशुयाग करना चाहिए--“अतिसंवत्सरं सोमः पशुप्रत्ययनं 
तथा”। श्र॒तियों में यह भी पाया जाता है कि यज्ञादि तीर्थोंके अतिरिक्त 
स्थलों में प्राशिहुंसा न करे--अहिंसन सर्वेमूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्य४ एवं 
यज्ञीयादि हिंसा के बारे में प्रभाकरानुयायी मीमांसकों ने यह सिद्धान्त स्थिर 
किया है कि, “जहाँ पर राग से ( भोजनादि की इच्छा से ) हिंसा प्राप्त होती है 
वहीं 'न हिस्यात्सवों भूतानि” इत्यादि हिंसा के निषेधक वेदिक वाक्य हिंसा 
निषेध के लिए चरिताथ होते हैं। किन्तु जहाँ पर “अग्निष्टोमीयं पशुमाऊभेत' 
इत्यादि विधिबल से हिंसा प्राप्त हे वहाँ पर उक्त निषेध शाक्ल-प्राप्त नहीं होता 
हे। अतएव वेदिकी हिंसा अहिसा' होती है यह सिद्धान्त स्थिर होता है। इस 
कारण उस हिंसा में पाप भी नहीं होता है ।? इसी प्रकार कुमारिल भद्टानुयायी 
मीमांसकों ने भी यही सिद्धान्त माना है कि “वैदिक कर्मों में भी राग ( फलेच्छा ) 
के बिना प्रवृत्ति नहीं हो सकती; अतः बेद्की हिंसा भी रागतः प्राप्त होती हे। 
यह होने पर भी वैदिक हिंसा और अहिंसा निष्पाप ही रहती हे। कारण कि 
अग्निष्टोमीयं पशुमालभेत” यह वाक्य--मा हिंस्थात! इस वाक्य में संकोच कर 
यह अथ सूचित कर देता हे कि वेदविहित हिंसा से अतिरिक्त हिंसा नहीं करनी 
चाहिए।” मीमांसकों के इस प्रकार के सिद्धान्तों के अनुसार प्राचीन काल में 
ज्योतिष्टीम, सोमयाग, विश्वजिदादि यज्ञों का बड़ा प्रचार था। तत्कालीन 
तस्वज्ञ लोग यज्ञ द्वारा ही सब सिद्धि सममते थे । किन्तु समय ने पलटा खाया | 
तत्त्नज्ञों ने आत्माभ्युदय के लिए अन्वेषण किया। अनुभव से उन्हें यह 
प्रतीत हुआ कि कर्मे-मा्ग ही आत्मोन्नति की चरम सीमा नहीं है, इससे भी 
बढ़कर ज्ञान का दर्जा है। कम का फल अनित्य ओर दुःखमिश्रित भी रहता 
है। इस कारण निःश्रेयस के लिए ज्ञान ही उपादेय है, कम तो चित्तशुद्धि का 


क्र 


३०४ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


साधन मात्र है। तब तक अनादि काल से प्रचलित होने के कारण कम की 
जड़ दृढ़ हो चुकी थी ओर एकद्स सभी छोग ज्ञानी भी नहीं हो सकते थे, श्रतः 
जनकादि ऐसे कमबादियों ने कममार्ग में स्तुत्य सुधार किया जो कि निष्कामादि 
नाम से कहा जाने रगा। यह होने सर भी समाज में कर्मों का प्रवाह 
अविच्छिन्न रूप से न रह सका। कममार्ग धीरे-धीरे नाना रूपों में विभक्त 
होने लगे। कर्मों के साबकालिक स्वरूप में भी पुराण और स्मृतिकारों मै 
विभाग कर दिया। इस कारण नरमेधादि अनेक कर्म कलियुग में वर्जित कर 
दिए गए। समाज में जो कम किए जाते थे धीरे-धीरे उनका स्वरूप विकृत 
होने लगा। हिंसा अधिक मात्रा में होने लगी। यह देखकर व्यास जी ने 
महाभारत और पुराणादि भ्रन्‍्थों में बैदिक कर्मों के साथ-साथ तीर्थ, श्रत, पूजा 

ओर उपवासादि अनेक विधानों को कथा और उपकथाओं सह्दित बड़ महत्त्व 
के साथ अतिपादित किया और चज्ञों के फलों के बराबर ही इन सत्र विधानों 
का भी फल दिखाया। इस प्रकार कर्मों में सुधार लाने पर भी वेदिक कर्मों के 
नाम पर छोगों ने अनेक प्रकार की हिंसा का अवलम्बन जारी रखा | 


यह स्वरूप जेन ओर बौद्धकाछ तक ज्यों का त्यों बना रहा । फिर बुद्ध- 
देव ने इसके विरुद्ध घोर आन्दोलन किया ओर संसार को ज्ञानमार्ग का विशेष 
कर उपदेश दिया। उनके प्रभाव से उस समय वेदिक कर्मों का ल्ञोप सा हो 
गया था। पीछे कुमारिछ भट्ट और शंकराचार्य जैसे महात्माओं ने बौद्धां को 
परास्त कर पुनः वेदिक धर्म की स्थापना की । किन्तु इसके बाद श्रौतयज्ञमय 
वह वैदिकिधम प्राचीन स्वरूप में समाज के अन्दर न जा सका और समाज में 
अनेक सम्प्रदाय तथा अनेक मतमतान्तर हो गए। पौराणिक विधान अधिक 
मात्रा में प्रचकछतित हुए। उनके साथ ही तान्त्रिक विधानों का भी प्रचार हुआ | 
धीरे-धीरे बैदिक यज्ञों का हास होने छगा। अन्त में अब वैदिक यश्ञ प्रायः 
नाम शेष ही रह गए हैं। परन्तु उन यज्ञों के पशुब्लि ऐसे श्रांश आजकल के 
एकाध देवकम में देखे जाते हैं तथा पुराणादि ग्रन्थों में तद्दरिघयक अनेक वचन 
भी उपलब्ध होते हैं। जैसे दुर्गापूजा में पशुबल्लि देवे :-- 


“बलि च प्रत्यहं दद्यादोदन मांसमाषवत्‌'--देवीपुराण, इत्यादि । 


कुछ दिनों से पशुबल्ि के विषय में समाज में आन्दोलन उठा हुआ है । 
इसके विरोध में पं० रामचन्द्र शर्मा ने कलकत्ते में दृढ़ता के साथ अनशन श्रत 


गया हे । ५, रस विषय पर मैं प्राचीन यज्ञों के विधानों पर अपना विचार प्रकट 
नहीं करूँगा। क्योंकि वे यज्ञ समाज में अब नाममात्र को रह गए हैं. और 
उनके बविधानों को लेकर समाज में कोई आन्दोलन भी उपस्थित नहीं है । 
इधर पेड के विषय में जब से चर्चा चली है तब से इस ओर मेरा ध्यान 
. विशेष रूप से आकृष्ट हुआ है। तदनुसार मैंने इस विषय में बहुत से शाख्रक्ञ 


. ग ईंस समय लोगों के कान तक अपना शब्द पहुँचाने में में असमर्थ" 
हूं, इसलिये लेख द्वारा ही शालत्र-सम्मत विचारों को प्रकट कर रहा हूँ । 
आशा है धार्मिक जनता इससे लाभ उठाकर खबंदा और सबको सुख पहुँचाने- 
वाली सात्तिक : विधि से देबी प्रश्नति देवताओं की पूजा का अचार और 
समथन करेगी। यहाँ पर मुख्यतः यह विचार उपस्थित हुआ है कि देवी 
या काली प्रश्नति देवताओं के पूजन में वर्तमानकाल में पशुबलि देने की जो 
अथा है वह अवश्य कर्तव्य है कि नहीं ! और उस पशुवल्ि के बिना भी पूजा 
हो सकती है कि नहीं ? देवताओं को उह्ृदय करके जो “पशुबध” किया जाता 
हे उसमें हिंसा या पाप होता है कि नहीं ! आधुनिक पशुबलि की रीति शाश्रोक्त 
हे कि नहीं! यदि इन मुख्य विचारों से शास्रानुसार यह सिद्ध हो जाय कि 
'पशुबलि” में हिंसा और पाप अवश्य है और पशुबलि के बिना भी देवों पभ्नति 
देवताओं की उत्तमोत्तम पूजा हो सकती है, तथा यह भी सिद्ध हो जाय कि 
पशुबल्लि” की बतमान प्रणाली शाखीय विधान से सम्बन्ध नहीं रखती हे, 
तो मैं यही निवेदन करूँगा कि देवता के नाम से असंख्य पशु संहार को रोकने 
के लिए सबको यत्न करना चाहिए। 


निरणयसिन्धु प्रति निबन्ध ग्रन्थों, देवी भागवत, भविष्यपुराण, कालिका- 
पुराण, स्कन्दादि पुराणों में देवी की पूजा की विधि बड़े महत्व के साथ वर्रित 
है ओर नवरात्र सम्बन्धी देवी-पूजा में पशुबलिदान का भी विधान श्रतिपादित 
किया गया है। स्कन्द और भविष्य में लिखा है कि शारदीय पूजा सात्त्विकी, 
राजसी ओर तामसी भेद को लेकर तीन प्रकार की होती है। जप, यज्ञ और 
मांस रहित नेवेद्यादि से जो पूजा होती है वह सात्विकी है। बलिदानयुक्त 
पूजा राजसी है ओर पूजापाठ रहित मदिरा-मांसयुक्त पूजा तामसी है । 
“साचलिकी जपयज्ञायन वेग्रेश्व निरामिषैः | 
राजसी बलिदानेश्र नवेद्ेः सामिषैस्तथा ॥। 


बिना मंत्र तामसी स्यात्किरातानां तु संमता ।* 


प्रकार भविष्यपुराण तथा कालिकापुराणादि ग्रन्थों में भो अनेक 

वचन मे “पशुबलि” के पक्ष में प्राप्त होते हैं। फिर भी्‌ पशुबल्ि के 

पक्त में और इसके विरुद्ध बचनों को देखने से यह निचोड़ निकलछता कक समाज 

में किसी के लिये भी यह आवश्यक नहीं है कि 'पशुबल्ि” से देवी का पूजन 

करे । पशुबलि के बिना भी दुर्गा की महापूजा सम्पन्न हो सकती है। कारण 
३९ 


३०६ मालवीय जी के लेख और भाषण 


कि पशुबलि-सम्बन्धी जितने भी प्रकरण हैं. उनमें यह कहीं पर नहीं आया है कि 
“पशुबलि अवश्य की जाय और उसके न करने से दोष या पाप होगा"; अर्थात्‌ 
“पशुबलि किसी के ढिये भी नित्यविधि नही हूं ।” कृष्माण्ड, नारियल अवि से 
भी बलिक्रिया की जा सकती है। आद्वण के लिये तो कालिकापुराणादि प्रन्थों 
मैं पशुबलि का सवथा प्रतिषेध पाया जाता है | 

“सिंहन्याप्रनरान्दत्वा ब्राक्षणो नरक वजेत्‌ | 


एवं मद्मादि का भी निषेध पाया जाता है । 
“न दद्चाद्राक्षणे मद्यं तथा देव्ये कदाचन [* 


युद्धादि स्थलों में क्षत्रिय के लिये “ह्विंसा” घस्य होने पर भी यहू आवश्यक 
नहीं है कि वह देवी के सम्मुख भेंसा या बकरी का बलिदान करे। नवरात्र 
सम्बन्धी अष्टमी प्रभ्नति तिथि के विधान में क्षत्रिय के जो कर्तव्य निर्दिष्ट हैं उनका 
रहस्य यही है कि क्षत्रिय राजा युद्ध की तैयारी के पूष विजय कामनार्थ अपने 
ज्ञात्र-धम को पालने के लिये प्रत्येक अख्र की पूजा करे :--.. 
विजयाथ नृपोत्तमः । 
किन्तु बतमानकाल में शताब्दियों से क्षत्रियों के लिये वह अवसर ही प्राप्त 
नहीं हे। फिर केवछ तन्निमित्तक पशुबलिदान कर्म ही उनके लिये कैसे प्राप्त 
हो सकता है ! इसके अतिरिक्त वर्णों के लिये भी “पशुबलि” का विधान नित्य 
विधि या आवश्यक कतंव्य रूप से कहीं भी नहीं देखा जाता है। यद्यपि अष्टमी 
ओर नवमी के दिन “पशुबलि” के पक्ष में बचन पाए जाते हैं तथापि यह कहां 
नहीं पाया जाता है कि नवरात्र के मुख्य कतंव्य में यह आवश्यक है. कि “पशु- 
बलि” से कम की पूर्ति की जाय। समप्न प्रकरणों से यही निश्चय होता है कि 
नवरात्र में पशुबलिकर्म अधान कर्म नहीं हे, किन्तु प्रधान कर्म “पूजा” है । 
हेमाद्रि, भागवतादि ग्रन्धों में सब विधानों में भगवती का पूजन हो मुख्य 
माना गया है। इस पर हेमाद्रि ने भविष्य का एक वचन इस प्रकार दिया है :-- 


पूजयित्वाश्चिने मासि विशोको जायते नरः । 


देवीपुराण में भी लिखा .है कि स्वयं या अन्य के द्वारा देवी की 
पूजा करे $-- 
“स्वयं वाञन्यतों वापि पूजयेत्यूजयीत वा” । 
भागवत सें भी आया है कि गोपियों ने हृविष्य भक्षण करते हुए देवी का 
व्रत किया था। वेररविष्य 
“चेरुहविष्यं जज्ञानः कात्यायन्यचेनम्‌ ।” 
रत्नाकर दीक्षित ने भी यही सिद्धान्त किया है कि नवरात्र में उपवास, 
कुमारी-पूजादि का विधान होने पर भी पूजा को ही प्राधान्य दिया है--अओप- 


वासादिदेवीपूजाकुमारिकापूजादिबहुकमा मिधानेडपि पूजाया एव प्राधान्यम्‌, तस्या 
«शत सम्बन्धावगमात्‌, ब्रतत्वोक्तेश्व ।” नागेश भट्ट ने बताया है कि गन्धादि 
से अचन को पूजा कहते हैं । इस प्रकार सिद्धान्ततः पूजा ओर बलि प्रथक्‌ वस्तु 
होने पर भी यद्यपि पूजा के अन्दर भी पशुबल्लि की गणना हो सकती है तथापि 
किसी के छिए भी यह आवश्यक नहीं है कि किसी भी प्रकार पशुबलि की प्राप्ति 
समझकर उसे अवश्य करे। क्योंकि देवी की षोडशोपचार या पद्नोपचार पूजा 
में कहीं पर भी बलि का विधाक नहीं देखा गया है। भविष्य में पत्नोपचार का 
विधान बताते हुए यह आया है कि चन्दनादि से पूजा करने वाला मनुष्य देवता 
के वष से एक सो वर्ष तक इन्द्रलोक में पूजित होता है और ज्योतिष्टोमादि के 
फल को प्राप्त करता है :-- 


“चन्दनागरुकप्रेयस्तु दुर्गा प्रपूजयेत्‌ । 
स॒स्वमेक शर्त दिव्यं शक्रलोके महीयते ॥ 
“गन्धानुल्षेपनं कृत्वा ज्योतिशेमफल लमेद'' । 


इस पद्चोपचार प्रकरण में बलिकरम का नाम भी नहीं आया है। कुछ लोग 
दुर्गोसप्तशती के बारहवे अध्याय के “बलिदाने पूजायाम्‌” इत्यादि अष्टम और 
नवम ख्लोक से बढि का आवश्यक विधान समभते हैं। परन्तु वहाँ पर वेसी 
बात नहीं है। देवी कहती है कि शुभ कृत्य में भक्तिपूवक मेरा स्मरण करने से 
तथा ज्ञान या अज्ञान किसी प्रकार पूजा करने से में उसे स्वीकार कर लेती हूं; 
अथौत्‌ भक्ति पूबक पत्र पुष्पं जो कुछ भी दिया जाय उसे मैं मान लेती हूँ । इसी 
अध्यान के :-- 


“पशुपुष्पाध परपैश गन्धेदपिस्तथोत्तमेः'' 


उन्नीसवें शछोक से यह निश्चय नहों होता हे कि शरत्‌ काल में पशु बलि 
देना आवश्यक है। यहाँ पर इतना ही विवक्षित है कि किसी एक वा 
अनेक प्रकार से जो मेरी पूजा करता है उससे मैं प्रसन्न रहती हूं। यह विवक्षित 
नहीं है कि जो गन्धादि से ही मेरी पूजा करता है उससे मैं अप्रसन्न रहती हूं। 
अनेक प्रकार की पूजा में भी यह आवश्यक नहीं है कि “पशुबलि” अवश्य दी 
जाय, तालय यह कि वहाँ पर भक्तिपूवक देवी की पूजा विवक्षित है न कि बलि। 
अतएव इसी अध्याय के अन्तिम हहोक में यह स्पष्ट कहा गया है कि स्तुति, धूप, 
दौप, नैवेद्यादि से पूजित भगवती देवी पुत्र, पोत्र, धर्म में मति ओर शुभ गति 
देती है| 
न्‍ “स्तुता संपूजिता पृष्पैधूपगन्धादिभिस्तथा । 
ददाति वित्त पुत्रांथ म्तिं धर्म गति शुभाम्‌ ॥ 


श्ण्द मालवीय जी के लेख श्रौर भाषण 


दुर्गासप्रशती के पूजा प्रकरण के इस उपसंहार में पशुवलि की चचो भी 
नहीं की गई है एवं नागेश भट्ट ने भी इस शत्तोक में आदि पद से पशुयल्ति का 
स्मरण तक नहीं कराया हे ओर सप्रशती के तेरहब्रें अध्याय के आठव श्लोक में 
पुष्पधूपादि से ही देवी की पूजा दिखाई गई है :-- पाप 
“अहँणां चक्रतुस्तस्याः पृष्पधृपाभितपंणेः |! 


यद्यपि इसके आगेवाले श्लोक में यह.,दिखाया गया हैं कि राजा और 
वेश्य ने अपने रुधिर से सिक्त बलि दी | 


“बलिं चेव निजगात्रासमुफ्षितम' । 


तथापि इस प्रकरण से भी यह सूचित नहीं होता है कि पूजा में उन्होंने 
पशुबलि दी हो। बलि शब्द के अनेक अर्थों में से मंट, नज़राना या उपहार 
भी एक अथ होता है। सम्भव है उन लोगों ने अपने रूधिर से युक्त क्ृष्माण्ड 
की बलि दी हो। शात्रों में अनेक स्थलों पर अन्न, व्यज्ञन, पुष्प तथा जलादि 
पदार्थों को भी बलिद्रव्य कहा है :--. 


अन्न व्यज्ञनपुष्पाम्बु बलिद्रव्यमुदाहतम्‌'' । 
“जयसिहकल्पट्ुमे मुबनशीतपारिजातः | 


रुद्रयामल के इन वचनों से भी यद्दी ज्ञात होता है कि पशुवलि न देकर 
घी वगेरह से आटे का व्याप्नादि बनाकर या कृष्माण्ड, श्रीफल को बख्र से 
लपेट कर बलिकम किया जा सकता है :-- 


“कला घतमय व्याप्रं नरं सिंहँ तथैव च |” 


स्कन्दपुराण में तो भात, कूष्माण्ड तथा माषादि की बलि का विधान 
स्पष्टरूप से किया गया है ; - 


“'पूजोत्तरं माषभक्तवलिं कृष्माएडादिबर्िं वा निवेदयेत्‌ ।” 


त्षेत्रपाछादि देवताओं को माष और ओदन की बलि देने की प्रथा आज 

कल भी देखी जाती है. एवं सम्प्रदाय विशेष में कूष्माण्डादि की ही बलि देने की 
प्रणाल्ली सारे देश में विद्यमान है। इस प्रकार पशुबलि के बिना भी हर एक 
उपासक देवी की उपासना या पूजा अच्छी तरह कर सकता है। ऐसा करने से 
शास्त्रीय दोष भी नहीं प्राप्त होता है। फिर वर्तमान काल में ऐसी कोई भी बाल 
नहीं है कि. जिसके बल पर पशुबलि का समर्थन किया जा सके | आजकल तो 
इसका सवंथा निषेध ही करना चाहिए। कारण आजकल कहीं भी शास्त्रीय 
विधानानुसार पशुबलि क्रिया देखने में नहीं आती है। यहाँ पर अमिश्रेत नहीं है 
विधानानुसार पशुबलि हो सके तो उसे करना ही चाहिए । अभिश्नेत इतना ही 


है कि पशुबलि के बिना भी देवी की पूजा सद पी है और सहस्रों 
लाखों स्थानों में होती है। पूजा सदा हो सकती है और सहस्रों अथवा 


प्रतिदिन के व्यवहार में होने वाली अज्ञात असंख्य हिंसा के पापनिवारण 
के छिये ही मन्वादि स्मृतिशात्रों में अतिथिपूंजनादि पद्चमहायज्ञों का विधान 
किया गया है। परन्तु आज कल अनिवार्य हिंसा के दोष को दूर करने के लिये 
पद्नमहायज्ञों के करनेवालों की संख्या बहुत कम है। इतनी हिंसा से युक्त होने 
पर भी यदि हम पशुबलि करके हिंसा के पाप को बढ़ावें तो हमारे लिये एक 
शोचनीय बात होगी। यदि इस पर भी कुछ शाब्रज्ञ लोग कुछ शाश्त्रीय बचनों 
के आधार पर 'पशुबल्ि' का विरोध करना उचित न समझते हों तथा शास्रानुसार 
उसका अनुमोदन करना समुचित समझते हों एवं पशुबलि के बिना पूजा को 
अपूर्णाता समझते हों तो उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि यद्यपि शात्र के अनुसार 
श्राद्ध में मांस के प्रयोग का विधान प्रबलता के साथ देखा जाता है परन्तु वर्तमान 
समय में व्यवहार में श्राद्ध में मांस अशुद्ध माना जाता है और श्राद्ध में मांस 
देने की प्रथा कहीं प्रचलित नहीं विदित होती। यदि कलिवर्ज्य रूप किसी 
आधार से मांस के बिना भी श्राद्ध-कर्म सम्पन्न हो सकता है तो उसी प्रकार के 
आधारान्तर से 'पशुबलि' के बिना भी नवरात्रादि में देवी की पूजा सबंधा 
सम्पन्न हो सकती है, जब कि कूष्माण्डादि की बलि का विधान स्पष्ट रूप से मिल 
रहा है ओर व्यवहार में प्रचलित भी हे। इस पर भी जो लोग शास्त्र के आधार 
पर पशुबलि के लिये विशेष आग्रह करना उचित सममते हों तो उन्हें सवंथा यही 
उचित हे कि भगवती को प्रसन्न करने के लिये उस दिन, अबोध, असहाय मूक 
पशु की बलि न देकर अपने रुधिर या सिंह की बलि दें। क्योंकि काढिकादि 
पुराणों में बलिद्रव्यों की गणना करते हुए शादूल, मनुष्य और अपने शरीर के 
रुधिर को भी बलिद्रव्य में माना है-- 


“शादंलथ नराश्रेव स्वगात्ररुघिरं तथा।” 


परन्तु शाख्रीय विधानों की पूर रक्षा में इस प्रकार की बलि के लिये 
श्राजकल कोई भी विवेकी भक्त अग्रसर होता हुआ दिखाई नहीं देता है । हर 
एक समझता है कि मनुष्य की बलि की तो कोई कथा ही नहीं, अपने छोहू की 
बलि देना सी सरल काम नहीं है। देवी भागवत के तृतीय स्कन्द्‌ के छुब्बीसवें 
अध्याय में जहाँ पर नवरात्र का विधान विशेषरूप से वर्णित है वहाँ पर भो 
पशुबल्ति को अवश्य कतंव्यरूप से नहीं कहा है। केवल बत्तीसवें श्छोक से चोंतीस 
श्छोक तक यह कहा गया है कि “जो लोग मांसाहारी हों वे महिषादि की बलि 
कर सकते हैं। यज्ञ में पशुहिंसा का दोष नहीं होता है ओर पशु को स्व 
होता है ।” इस पर नीलकंठादि टीकाकारों ने यही विवेचना की हे कि यह 
विधि ज्षत्रिय विषयक ही ह ६7... हि 

/प्षत्रियविषयक एवायं विधिरिति । 


प्‌ है कि स्वधम होने पर भी 
इस पर यह आशय पहले ही दिखा दिया हे न्‍ 
क्षत्रिय को हिंसा सबंथा आप्त नहीं रहती है, किन्तु युद्धादि विशेष स्थल में ही 


३१० मालवीय जी के लेख और भाषण 


प्राप्त रहती है। शास्रनिषिद्ध होने के कारण दूसरे का मांसाहार किसी को 
करना भी नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त देवीभागवत के अनेक स्थलों में 
यह वन मिलता है कि “पशुबलि के द्वारा मांसादि की जगह पुरोडाश पीटीकी 
हृवि ( पिष्ट हबि ) वाले यज्ञ करना चाहिए। क्योंकि अनेक यज्ञों में हिंसा 
के भय से 'पुरोडाश' का विधान किया गया है। अतः तुम लोग भी पुरोडाश 
सम्बन्धी यज्ञों को करो :--- 


“पशुद्दीनाः कृता यज्ञाः पुरोडाशादिभिः किल' |--दे० भा० १२ 


इसी प्रकार देवीभागवतत के तृतीय स्कन्द के बारहवें अध्याय में यह्ञों 
की विवेचना करते हुए व्यासजी ने जन्मेजय से कहा है कि “हे राजन ! अग्लि- 
ध्टोमादि जितने भी पश्वादि बराह्मसाधनयुक्त यज्ञ हैं वे सब सास्विक यज्ञ नहीं 
/ असात्त्विक हैं। इन सबों का फल अन्त में श्रच्छा नहीं होता है। सास्विक 
यज्ञ बड़ा दुलंभ है । 
राजसा द्रव्यबहुलाः यूपाश्रापि सुसंस्कृताः । 
क्षत्रियाणां विश्वां चैद साभिमानाश्र वै मखाः || 
“साज्विकस्तु मद्दाराज दुलंभो वै मखः स्मृतः'! । 


अतः है राजन्‌ ! तुम सास्विक यज्ञ करो। सारिविक यज्ञ से ही देवी 
असन्न होती है या जानी जा सकती हे :-- 


“सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभृतानि चात्मनि | 
यदा पश्यति भ्रूतात्मा तदा पश्यति तां शिवाम्‌ ॥” 


इतना कहने के पूव ही व्यासजी ने सास्विक यज्ञ का निर्देश इस प्रकार 
किया है कि “सात्तिक यज्ञ वही है जिसमें श्रद्धा अधिक हो। पशुवध के चिह- 
स्वरूप यूपादि पे हों और पुरोडाश पदार्थ की प्रधानता हो” --- 
पुरोडाशपरा नित्यं वियुपा मंत्रपूर्षकाः । 
श्रद्धाधिका मखा राजन्‌ साखिका: परमाः स्मृता। | 


के सजुस्मृति के तीसरे अध्याय के बलि प्रकरण के नवासीवें ऋोक में भद्रकाली 
जो बलि देना दिखाया हे---“भद्गरकाल्ये च पादत:” उसका भी अथथ पशुबलि 
' देना नहीं है किन्तु बलिवैश्यदेवकरिया सम्बन्धी अन्नादि का देना है। प्रायः 
भनन्‍्वादि स्मृति अन्थों में तो बैदिक यज्ञ सम्बन्धी देवताओं के अतिरिक्त किसी 
भी देवता विशेष की विशेष चर्चा देखने में नहीं आती है। कुछ शाखत्रश्ष लोग 
“अस्थृति के पांचवें अध्याय के मांस प्रकरण बाते एकतालिसवं (अश्रेव पशवों 
स्या)) शोक के आधार पर यह आशंका कर सकते हैं कि देवतोद्देश्येन तो पशुयध 


“रना उचित ही है। उन्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि मनु का तात्पय हिंसा- 


पशु बलिदान व देवीपूजा ३१९ 


७२४० हद है ४४१५3 ह्सि ५ मांस भक्षण को शाख्रमुखेन नियमित कर 
। मांसभक्षण के उपसंहार में 
दिलादा है. हृ सांसवर्जन का बड़ा फल 
फलमूलाशनेमे ध्यैप्रुन्यन्नानां च भोजनः । 
न तत्फलमवाप्नोति यन्मांस परिवजनात ॥ 


हु इसके पहले मनु ने यह भी कह दिया है कि मांस की उत्पत्ति का भली- 
भाँति विचार करके हर प्रकार के मांसभक्षण से विम्नख अथोत्‌ निवृत्त 
होना चाहिए। 
प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सवमांसस्य भचणात्‌ |--म० १४६ । 


पुराणों में भी इस प्रकार के . बलिकम की और तज्निमित्तक मांस-भक्षण 
की अत्यन्त उम्र शब्दों में निन्दा देखी जाती है। बाचस्पति में आए हुए पद्मपुराण 
के पद्मोत्तर खण्ड में विस्तार के साथ पावती जी शिव जी से कहती हैं कि “जो 
छोग मेरी (देवी की) पूजा के नाम से प्राणी की हिंसा में तत्पर रहते हैं उनका 
पूजन अ्रमेध्य अथौत्‌ अपविन्र और अशुद्ध है। उसके दोष से मनुष्य की 
अधोगति होती है। हे शिव जी ! तामस प्रकृति के जो छोग मेरे लिये पशुवध 
किया करते हैं. निश्चय उन्हें कोटि कल्पतक नरकवास मिलता है. एवं यूप में 
पशु को बाँधकर हत्या करके रुधिर का कीचड़ करनेवाला मनुष्य यदि स्व 
को चला जाय तो भछा बताओ कि फिर नरक को कौन जायगा। जो मनुष्य 
मेरे व्याज से पशु हिंसा करके अपने भाई बान्धवों के साथ उस पशु को खाता 
है बह उतने वर्षों तक “असि पत्र' नाम के नरक में जाता है जितने पशु के शरीर 
में रोम होते हैं। दे शंकर जी! जो मनुष्य पशुवध करके रुधिर और मांस 
से तुम्हारी ओर मेरी पूजा करता है वह तब तक नरक में रहता है जब तक ये 
चन्द्र और सूर्य स्थिर हैं। जो मनुष्य 'स्वरगगकामो5श्रमेषेन यजेत' इत्यादि वाक्यों 
के अनुसार यज्ञ करता है वह उसका स्वगरूप फछ भोगकर फिर दुःखमय 
भवसागर में आकर गिरता है” । 


ये ममाचनमित्युक्त्वा प्राणिहिंसनतत्पराः । 
तत्पूजनं ममामेध्यं यदोषात्तदधोगतिः | 

मदर्थ शिव ! कुबन्ति तामसा जीवधातनम्‌ । 
आकल्पकोटि निरये तेषां वासो न संशयः ॥ 
यूपे बद्धवा पशून्‌ हत्वा यः कुयांद्रक्तकदमस्‌ । 
तेन चेलआप्यते स्वर्गों नरक॑ केन गम्यते ॥ 
मह॒थाजेन पशून्‌ हत्वा यो मश्ेत्‌ सह बन्धुमिः । 
तद्गात्रछोमसंख्यान्देरसिपत्रवने वसेत्‌ ॥| 


३१२ मालवीय जी के लेख झोर भाषण 


पशून्‌ हत्वा तथा तवां मां योअ्चयेद्मांसशोणितेः । 
तावत्त्रके वासो यावच्न्द्रदिवाकरे ।॥ 
स्वग॒ंकामो5श्रमेघेन य। करोति निगमाज्ञया । 
तद्भोगान्ते पतेद भूयः स जन्मानि भवाणवे | 


इतना ही नहीं बल्कि महाभारत में विचर्व्यु के संबाद में श्रायाईं कि 
कर्ममात्र में हिसा न करनी चाहिए। धर्मात्मा मनु ने कहा है । 


सवकमस्व॒हिंसां हि धर्मात्मा मनुखवीत । 
तस्मात्रमाणतः कार्यों धर्म: बच्मो विजानता । 
अहिंसा सवभूतेभ्यों धर्मेम्यो ज्यायसी मता ॥ 


इतना ही नहीं उसके आगे के वचनों में यह वशन आया हैं कि यज्ञ का 
उद्देश्य करके भी मांस खाना प्रशस्त धम नहीं है । 
वृथा मांसानि खादन्ति नेष घम्मः प्रशस्थते । 


अहिंसा वेदिक कम, यज्ञाथ पशवः सूृष्टाः, यज्ञ वधोउव थ; इत्यादि शास्त्रीय 
वचनों के अनुसार एवं भाद्वादि मीमांसकों तथा नन्त्रशाशत्र के सिद्धान्तों का 
लेकर कुछ शास्त्रीय लोगों का यह मत है कि 'दिवता या यज्ञ सम्बन्धी 'पशुह्िसा' 
हिंसा नहीं कही जाती । अतः ताइश पशु वध में हिंसात्व न होने के कारण 
पशुवध करने वाले यजमानादिकों को कुछ भी पाप था दोष नहीं लगता है |” 
किन्तु इस सिद्धान्त का खण्डन करके अनेक विवेकज्ञों ने यह सिद्ध किया ह कि 
देवतादि निमित्तक पशुवध में भी हिंसा और पाप अवश्य होता है । इस सिद्धान्त 
की पुष्टि वेद ओर स्मृति, गीता, महाभारत, भागवत तथा अन्य पुराणादि प्रन्‍्थों 
में विस्तरशः पाई जाती है। महाभारत, अनुशासन पं के एक सौ पन्द्रहथें अध्याय 
में भीष्म से युधिष्ठिर के यह पूछने पर कि है पितामह ! आपने अिसा 
का बड़ा महत्व गाया है, परन्तु आपने श्राद्धादि कर्मों में पिनरों को मांस देने का 
विधान भी दिखाया है। भला हिंसा किए बिना पितरों को मांस केंसे दिया 
जा सकता हूँ ! मेरी समझ में ये विरुद्ध बातें नहीं आ रही हैं। उत्तर में 
भीष्म ने कहा-हे युधिष्टिर ! मांस-त्याग और अट्टिसा का बड़ा महत्व है | 
रूप, कान्ति, बल, आयु, ओज, स्मृति और बुद्धि को चाहने वाले महात्मा पुरुषों 
ने हिंसा को वर्जित किया है । ह 
रूपमव्यज्ञतामायुबुद्धिसर्ल॑ बल स्मृतिम्‌ | 
प्राप्तुकामनरेदिंसा वजिता वे महात्ममिः || 


हे युधिष्ठिर ! इस विषय पर ऋषियों में बढ़ा संवाद 
ह। संवाद चला था । तदनुसार 
उनका जो मत हे, उसे सुनो। जो मलुष्य प्रतिमास अश्वमेध यक्ष करता है यदि 


पशु बांलदान व देवीपूजा ३१३ 
पह मधु मांस छोड़ देवे तो बह मांस का त्याग उन बराबर 
हे अश्वमेध यज्ञों के 

यो यजेताश्रमेघेन मासि मासि यतव्रतः | 

वज्जयेन्मधुमांस च सममेतद युधिष्ठिर ॥ 
हे युधिष्ठि'र ! बालखिल्य गे हज 
युधिष्ठिर | बालखिल ऋषि, सप्नर्षि और मरीचिपादि गण मांस 
न खाने की बड़ी प्रशंसा करते हैं 


कं ४ । मनु का कहना हे कि जो मांस नहीं खाता 
) जो वध नहीं करता है और न कराता है वह नर सब ग्राणियों का मित्र है। 


न भत्यति यो मांस न च हन्यान्न घातयेत्‌ । 
तन्मित्रं स्वभूतानां मनुः स्वायंभ्रवी अवीत ॥ 


इस अकार औरों की सम्मति दिखाकर भीष्स ने इस विषय पर अपनी 
पम्मति इस श्छोक से प्रकट की कि प्रतिमास सो बर्ष तक के अश्वमेध से जितना 


फल होता है उतना ही फल उसे भी होता है जो कि मांस नहीं खाता हे 
मासि मास्यश्रमेधेन यो यजेत शर्त समा; | 
न खादति च यो मांस समसेतस्मतं मम ॥ 


अद्सकानि भूतानि दण्डेन विनिहन्ति यः | 
आत्मनः सुखमिच्छन्‌ स ्रेत्येह न सुखी भवेद ॥ 
न तत्परस्य संदध्यात्रतिकूल यदात्मनः | 

एप संक्षेपत ध्म! कामादन्यः प्रवर्ततते ॥ 
आणा यथात्मनोभीश भूतानामपि ते तथा । 
आत्मौपम्येन मन्तव्यं बुद्धिमद्धिः कृतात्ममिः ॥ 
यस्तु वर्ष पूर्ण तपस्तप्येत्सुदारुणम । 

यश्चैव चजयेन्मासं सममेतन्मतं मम ॥ 

मद्य॑ मांस च ये नित्य वजेयन्तीह धार्मिका! । 
जन्मप्रभृति मयं च सर्व ते म्रुनयः स्मृता! ॥ 
मृत्युतो भयमस्तीति विदुषां भूतिमिच्छताम | 
किं पुनहन्यमानानां तरसा जीविताधिनाम्‌ । 
अरोगाणामपायानां पापै्मसोपजीविभि: | 
तस्मादिद्वि महाराज मांसस्य परिवतनम । 
धमस्यायतन श्रेष्ठ स्वरगंस्य च सुखस्य च ॥ 


अर्थात्‌ जो मनुष्य अपने सुख की चाह से अहिंसक प्राणियों को मारता 
है बह पुनजन्म में सुखी नहीं होता है। अपने विरूद्ध बातें दूसरे के लिये भी 
न करना यही संक्षेप में धम हे। पुण्यात्मा बुद्धिमानों को उचित हूं कि अपने 
सह ही दूसरों को समझें । क्‍योंकि जैसे अपने प्राण प्रिय होते हैं उसी प्रकार 
दूसरे को भी अपने प्राण प्रिय लगते हैं। सो वष तक तप करना और सांसका 
त्याग ये दोनों बराबर ही होते हैं। वे छोग मुनि कहे जाते हैं जो कि जिन्दगी 
भर मद्यमांसादि का आहार नहीं करते हैं। जबकि विद्वानों को भी मृत्यु से 
भय होता है तो फिर वे बेचारे मारे जाते हुए जीविता्धियों की बात ही क्या हैं. 
हे महाराज ! इस कारण मांस का त्याग करना उचित समझो । वह त्याग धरम 
का उत्तम स्थान है, स्वग ओर सुख का भी श्रेष्ठ स्थान हैं, । 


भीष्म ने इस प्रकार विस्तार पूवक हिंसा और मांस भक्षण का निर्षेध 
किया, किन्तु इतने से भी मांसाहारियों की रुचि एकदम मांस से निम्नत्त नहीं हो 
सकती है, किन्तु धीरे-धीरे हो सकती है | इस बात को देखकर यज्ञीय मास के बारे 
में भीष्म ने यही कहा कि विधिहीन मांस तो कदापि न खाना चाहिए। यहाँ 
पर यह नहीं आता है कि वेध मांस अवश्य खावे। क्योंकि भीष्म यज्ञीय मांस 
के खाने को भी पाप समझते हैं-- अल्पदोषमिदं ज्ेयं विपरीते तु लिप्यते। लोगों 
को धीरे-धीरे मांस ओर अहिंसा से हटाने के लिये ही बीच-बीच में विधियुक्त 
मांस कहकर फिर भीष्म जी ने सवथा हिंसा और मांस का निषेध किया :.... 


“संबर्जयेन्मांसानि प्राणिनामिह सर्वशः' | 


हे युधिष्ठिर ! सुनते हैं. पहले समय में यज्ञ करनेवाले मनुष्यों का पुरो- 

डाश ही पशु था। उसी से वे लोग यज्ञ करते थे ओर पुण्य छोक वाले होते थे। 
श्रयते हि पुरा कल्पे नृणां व्रीहिसयः पशु | 
_यैनायजन्त यज्वानः प्रण्यलोकपरायणाः ॥ 


आगे चलकर महात्मा भीष्म कहते हैं. कि प्रजा की भलाई चाहने बाछे 
महात्मा अगस्त्य ने अपने तप के द्वारा उन सब जंगली मभृर्गों को जिनके अधिष्नाना 
सब देवता हैं प्रोक्षण किया, परन्तु मारा नहीं । 
प्रजानां हितकामेन त्वगस्त्पेन महात्मना । 


अरण्या; सवदेवत्याः प्रोक्षितास्तपसा मगाः ॥। 


इसके अनन्तर भीष्म ने अम्बरीष, नामाग, दिलीप रघु, हरिश्वन्द्र, ऐलादि 
कक (उ्न्द्र, ऐलादि 
अनेक महात्माओं का नाम सुनाया जिन्होंने कभी भी मांस भक्षण नहीं किया था। 


एतैश्चान्यैश्व राजेन्द्र पुरा मांस न भचितम । 


पशु बलिदान व देवीपूजा ३१४ 


इन सब वाक्य और उदाहरणों से यही सिद्ध होता है कि रेबतोहेरयक 
कह हु है व्‌ 
यज्ञोय पशु-बध् में भी हिंसा अवश्य होती है और >त्न्द के देवतोहेश्यक या 


हक १८ नो |। यदिऐसी 
बात न होती तो श्रनेक यज्ञ करने वाले अम्बरीषादि महापुरुष ध्मतः मांस भक्तण 
क्ररते। गज्ञीय पशुबलि या देवतोहेश्यक पशु-बलि 


हक में पाप की आशंका से ही 
।मासादि बहुत से यज्ञों में पशुवध की जगह पुरोडाश का विधान देखा जाता 


है। पेनरेयत्राद्मण में पशु की जगह पुरोडाश की भी बड़ी महिसा गाई गई है। 
स वा एप पशु रेव5लभ्यते यत्युरोडाशः | 
तस्मादाहुः पुरोडाशं सत्र लोक्यम ॥ ऐ० ६॥६ खं० || 


.. .. इसी प्रकार शान्तिपव के दो सो बासठवें अध्याय में यह प्रकरण देखा जाता 
हैं कि जब तुलाधार ने हिंसामय यज्ञों के उपर कुछ आक्तेप किया तो जाजलि को 
यह आशंका हुई कि पश्वादि के बिना यज्ञ हो ही नहीं सकता है और तुम इसके 
विपरीत नास्तिक्य से भरी बातें कर रहे हो। उत्तर में तुलाधार ने कहा कि मैं 
यज्ञ की निन्‍्दा नहीं कर रहा हूं; किन्तु मेरा कहना यही है कि यज्ञ के रहस्य 
को जानने बाला दुलभ है--“यज्ञवित्तु सुदुलंभः”। देवता लोग जो सुकृत हवि 
हो उसी से तृप हो जाते हैं तथा नमस्कार से, स्वाध्याय से, औषधि से और 
हथिप से ही तृप्त हो जाते हैं। इसी से उनकी पूजा भी हो जाती है - 

“यदेव सुकृतं हृव्यं तेन तुष्यन्ति देवता | 

चर 
नमस्कारेश हृविषा स्वाध्यायेरोषधस्तथा ॥ 
पूजा स्याद देवतानां हि यथा शास्रनिद्शनम्‌ | 


बीच में धर्म का बहुत-सा उपदेश देकर यज्ञादि में पशु-हिंसादि की जगह 
तुलाघार ने पुरोडाश को ही पवित्र वस्तु कहा $-- 
पुरोडाशो हि स्वेषां पशूनां मेध्यं उच्यते (४१) । 


इस प्रकार से भी वैदिक हिंसा को अहिंसा ओर निष्पाप माननेवारों को 
उपदेश लेना चाहिए। श्ञान्तिपव के दो सो सरंसठवें अध्याय में जब स्थृमश्मि 
मे यह पूछा कि पश्चादि-युक्त सांग यज्ञ करने में कोई दोष नहीं है <४७. तब उत्तर में 
कपिल ने त्यागमार्ग की प्रशंसा करते हुए महाभारत के शान में यह कहा 
कि दर्श, पौर्समास, अिहोत्र ही चतुमास्य यज्ञ आदि भी वैदिक हैं। इनमें भी 
धर्म की मर्यादा स्थित हूँ /-- अगिहोत् ह 
 ] हर थे पौर्ंमासं च अग्निहोत्रं च धीमतः | 


चातुर्मास्यानि चेवासन्‌ तेषु धर्म! सनातनः | 


न्‍ पशुबलि में हिंसा 

स अ्रकरण से भी यही सिद्ध होता है. कि पशुयाग या पशुब ग 

और बा माने जाते थे। इसी प्रकार भागवत के सातब स्कन्द के ०» 
अध्याय में श्राद्ध-अकरण को लेकर नारद जी ने युधिष्टिर से यह कहा कि श्राद्वादि 


२१६ मालवीय जी के लेख ओर भाषण 


में पशुहनन नहीं करना चाहिए। पितर तथा देवता डोर्गो की पशु-बलि से 
उतनी प्रीति नहीं होती हे जितनी कि मुन्यज्ञादि से। हे राजन : श्रष्ठ धरम की 
छा करनेवाले पुरुष शरीर, वाणी और सन से होने वाली हिंसा का त्याग कर 
देते हैं। हे युधिष्ठिर! पश्चादि यज्ञ द्रव्यों से याग करनेवाल को देखकर ही 
प्राणियों को यह भय होने छुगता है. कि आत्मतत्त्व को न जानने बाला तथा 
भपने प्राणों की ठप्ति चाहने वाला यह निदयी पुरुष कहीं हमें मार न दे: 


न दद्यादामिषं भ्राद्धे न चाद्राद्ठमंतलववित्‌ । 
( 
मुन्यन्ने; स्यात्पराम्रीतियथा धन पशुद्दिसया ॥। 
नेतादश)परो धर्मो नुणां सद्धमेमिच्छता । 
न्‍्यासो दण्ठस्य भूतेषु मनोवाक्क्रायजस्य ये ॥। 
द्ृव्ययक्ञेयक्यमाणं दृष्ठा भूतानि विभ्यति । 
एप माकरुणों हन्यादतज्ज्ों झसुत॒ब्‌ ध्रुवम्‌ ॥ 
इसी प्रकार कर्मपुराण और माकण्डेयादि पुराणों में भी इस विषय पर 
अनेक वचन मिलते हैं। मेंने यह केवबछ उदाहरणाथ दोन्‍चार स्थल दिखा 
दिए हैं। शात्लों में और भी अनेक ऐसे स्थल हैं जिनसे ये बानें सिद्ध होती हैं । 
सांख्य और योगदशन के आचायों तथा योगदर्शन के भाष्यकर्ता श्री उ्यास 
जी ने भी यही सिद्धान्त स्थिर किया है कि देवादि निमित्त पशुवध में हिंसा आर 
पाप अवश्य होते हैं। योगद्शन के द्वितीय पाद के तेरहनें सूत्र के ( सनि 
मूले तद्विपाको जात्यायुभोगा) ) “प्रधान कर्म्यवापगमनम” इत्यादि भाष्यसे, 
एवं इसी प्रकरण के भाष्य में पठित--स्यात्स्वल्पः संकर; सपरिहार: संप्रत्य- 
वमषं:” इत्यादि पद्चशिखाचायं के बचन से भी यही सूचित होता हैँ कि 
'श्येन विहित हिंसा से कुछ न कुछ पाप अवश्य होता है और व्यासादि 
न आचार्यों को यह सिद्धान्त मान्य भी था। इतना ही नहीं किन्तु आगे 
चलकर दूसरे पाद के चोतीसतवों सूत्र में व्यास जी ने यज्ञीय पशुहिसा के फल को 


। 'सुखप्राप्ति में अल्पायु होती हे” - इत्यादि रूप में दिखाकर देवतोइईश्यक मच 
में पाप का होना स्पष्ट ही स्वीकार किया है-- 


“कर्थचित्युण्यावापगता हिंसा भवेत्तत्र सुखप्राप्ती भवेदल्पायुरिति ।” 


*. * एवं योगदशन के चौथे पाद के सातवें सूत्र में कर्म की व्याख्या करते 
समय व्यास जी ने कहा है कि पुण्य और पाप रूप कम वाले लोग बे हैं जो 
'धान्यादि रूप बाह्य साधनों को लेकर कम किया करते हैं। क्‍यों कि यज्ञादि 
»० किसी को पीड़ा ओर किसी के ऊपर अलुग्रह पुरः सर ही सम्पन्न होते हैं: -- 
“शुक्कक्ृष्ण न साध्यास्तत्र | 
परपीडानु कर्माशय प्रचयः ॥ 


पशु बलिदान व देवीपूजा ३१७ 


यहाँ पर बाचस्पत्यादि टीकाकारों ने ओर भी सूक्ष्म दृष्टि 

हि कक कम ५ सम दृष्टि देकर यह व्या- 
झूया की हैं. कि यज्ञ के लिये चावल निकालने के समय चींटी आदि जौयों के 
बंध की भी सम्भावना रहती है - 


“अवधातादि समयेअपि पिपीलिकादि वधसम्भवात्‌ ।” 
गीता में जहाँ भगवान ने अपने उत्कष का वर्णन किया है, वहाँ कहा है-- 
यज्ञानां जपयन्लोउस्मि--गीता, १०२४ 
यहाँ पर प्रायः सधुसूदनादि सभी टीकाकारों ने हिंसारहित होने के कारण 
ही जप यज्ञ का महत्व सिद्ध किया दै- 
हिंसादिदोषशुन्यत्वेन--मधुश्नदन 
जपयक्षस्थ यज्ञान्तरेम्यों हिंसादिराहित्येन प्राधान्यम्‌ | 


आनन्दगिरि 
इसो प्रकार मनु ने भी विधि-्यज्ञ की अपेक्षा जपन्यज्ञ को दस गुना 
अधिक माना है ह 


“विधि यज्ञाज्जप यज्ञों विशिष्ो दशभिगुणः |(२।६४) 
इस विषय पर कहाँ तक विस्तार किया जाय। भागवत में तो स्पष्ट हो 
झाया है. कि केसछ यक्ष से ही यज्ञीय पशु वध सम्बन्धी पाप किसी प्रकार भी 
दूर नहीं किया जा सकता है, जैसे कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता हे । 
यथा पड़ेन पहाम्भः सुरया वा सुराकृतम । 
भूतहत्यां तथेवेकां न यज्ञमाष्टुमहति॥ 
मीमासकों की धारणा को लेकर कुछ लोगों की यह भी धारणा है कि यज्ञादि 
पशु-बध में पाप नहीं होता, किन्तु मनुस्म॒ति के दसव अध्याय के उनहत्तरब 
झोक में अजादि पशुधात को संकरीकरण रूप पाप बताकर आगे ग्यारहवें कोक 
में उक्त संकरीकरण का चन्द्रायण रूप अल्प प्रायश्वित्त का विधान किया गया है-- 
सकूरायात्र कृत्यासु मास शोधनमेन्द्वम्‌ ।”' 
इसी प्रकार श्रुतियों के भी अनेक वचन ईप विषय में प्रमाणभूत देखे 
जाते हैं। तैत्तिरीय श्रुति में आया दे. कि यज्ञ मे मारे जाते हुए पशु को देखकर 
“ह्ष्वयु” मुख फेर लेता है-- 
संज्॒प्यमानात्‌ )) 
“परागावर्ततते5ध्वयुं! पशो! संजषप्यमानात्‌ | 
यदि पशबलि में पाप न द्ोता तो अध्वयुं पराड्मुख क्यों होता। इतना 
हो नहीं, बल्कि दे 
“याजपित्वा प्रतिगृश्न वाउतश्लन्‌ त्रिः स्वाध्यायमधीयीत 


श्श्ट् मालवीय जी के लेख और भाषण 


इत्यादि मन्त्रों के द्वारा स्पष्टरूप से ऋत्विजों के लिये प्रायश्रित्त का 
विधान देखा जाता है एवं बहुत से सन्त्रों के अन्दर प्रायश्रित्त के रूप में पशु्बलि 
सम्बन्धी यह प्राथना देखी जाती है कि यज्ञ में मारे जाते हुए पश ने जो आतेनाद 
किया है और उसने व्यथित होकर अपने पाँवों से जो वक्षस्थल पीटा है, हे अरने ! 
पशु को पीड़ा पहुंचाने वाले मेरे उस पाप से मुझे छुड़ाओ 


“मत्पशुमायुमकृतोरों वा पह्धिराहते, 
अग्निर्मा तस्मादेनसो विश्वानूमुश्वत्वंहसः |” 


प्रायश्रित्त के विषय में यह एक निदशन मात्र है। मुझे विश्वास है कि 
अन्वेषण करने पर इस प्रकार के ओर भी वाक्य उपलब्ध हो सकते हें | आर शंकरा- 
चाय ने वेदान्त सूत्र के अध्याय तीन के चौबीसवों सूत्र में यद्यपि बैदिकी हिसा 
को अहिंसा कहा है तथापि उनका कथन “व्यवहारे भाट्ट नायः” बाले सिद्धान्त 
के अनुसार है। यही बात अन्य आचार्यों के व्याख्यान में समझनी चाहिए | 

पर उससे यह सिद्ध नहीं होता है. कि व्यास जी का वही सिद्धान्त था | 

यदि यही बात होती तो महाभारत में सोक्षप् के २७२ में अध्याय के 
(८ बें छछोक में यह वर्शन कभी भी न होता कि चर्वादि यज्ञ करमे वाले आक्षण ने 
जब स्वशापविमोचनाथी किसी मृग को उसकी प्राथना करने पर यज्ञीय अप्नि 


में डाछा तो (उस समय उस जआह्यण का बहुत तप नष्ट हो गया, अतः यज्ञ की 
हिंसा भी धम के लिये नहीं होती है । 


तस्य तेनानुभावेन मृगहिंसात्मनस्तदा । 
तपो महत्समुच्छिन्न॑ तस्मात्‌ हिंसा न यज्ञिया ॥| 
इसी प्रकार मोक्षपव के २६९ वें अध्याय के ५ बें छोक में “संशयात्मा- 
भिख्यक्तहिंसा समनुवर्शिता” इत्यादि रूप से हिंसा की निंदा करके आगे यह 
दिखाया है कि ज्षीर, पुष्पादि से यज्ञ सम्पन्न हो सकता है| 
“पायसेः सुमनोभिश्र तस्यापि यजन मतम्‌” 
हि गीता के अठारहवें अध्याय में इस प्रकार के कर्मों को राजसी ओर तामसी 
कहा है । 
यहाँ पर मैंने पशुबलि की हिंसा या पापादि के बारे में जो कुछ वन 
किया है यह सब अपनी अल्पमति के अजुसार शात्र के आधार पर ही किया 


हे। इस अकार को विवेचना बहुत से प्राचीन पंडितों ने बड़ी युक्ति से की है | 
इन सब बातों पर नागेश भट्ट ने लघु मंजूषा के तिडथे निरूपण में बड़े विस्तार 
से प्रकाश डाला है । 

वहाँ पर नागेश भट्ट ने यही सिद्धान्त स्थिर किया है कि कोई भी पशुवलि 
हो वह हिंसा अवश्य है और उसमें पाप अवश्य है। नागेशभट्ट कहते हैं कि यह 


श्श्द् मालवीय जी के लेख और भाषण 


इत्यादि मन्त्रों के द्वारा स्पष्टरूप से ऋत्विजों के लिये प्रायश्रित्त का 
विधान देखा जाता है एवं बहुत से मन्त्रों के अन्दर ग्रायश्रित्त के रूप में पशु्लि 
सम्बन्धी यह प्राथना देखी जाती है कि यज्ञ में मारे जाते हुए पश ने जो आतंनाद 
किया है ओर उसने व्यथित होकर अपने पाँवों से जो वक्षस्थल पीटा हैं, हे अरने ! 
पशु को पीड़ा पहुंचाने वाले मेरे उस पाप से मुझे छुड़ाओं 


“प्रत्पशुमायुमकृतोरो वा पह्िराहते, 
अग्निर्मा तस्मादेनसो विश्वानमुश्चत्वंहसः | 


प्रायश्वित्त के विषय में यह एक निदशन मात्र हे |  भुमे विश्वास है. कि 
अन्वेषण करने पर इस श्रकार के और भी वाक्य उपलब्ध हो सकते हैं । > शंकरा- 
चाय ने बेदान्त सूत्र के अध्याय तीन के चोबीसवें सूत्र में यद्यपि दको हिसा 
को अहिंसा कहा है तथापि उनका कथन “्यवहारे भाट् नायः” बाले सिद्धान्त 
के अनुसार है। यही बात अन्य आचार्यों के व्याख्यान में समझनी चाहिए | 
पर उससे यह सिद्ध नहीं होता है कि व्यास जी का वही सिद्धान्त था | 

यदि यही बात होती तो महाभारत में मोक्षपव के २७२ में अध्याय के 
(८ वें हछोक में यह बणेन कभी भी न होता कि चर्बादि यज्ञ करने वाले आ्रह्मण मे 
जब स्वशापविमोचनार्थी किसी मृग को उसकी प्राथना करने पर यजह्ञीय अग्नि 


में डाला तो उस समय उस त्ाह्यण का बहुत तप नष्ट हो गया, अतः यज्ञ की 
हिंसा भी धम के लिये नहीं होती है । 


तस्य॑ तेनानुभावेन मगहिंसात्मनस्तदा । 
तपो महत्सम्रुच्छिन्न॑ तस्मात्‌ हिंसा न यज्लिया ॥ 
इसी अकार मोक्षपत के २६९ वें अध्याय के ९ में झोक में 'संडयास्मा- 
भिरव्यक्तहिंसा समनुवर्णिता” इत्यादि रूप से हिंसा की निंदा करके आगे यह 
दिखाया ह कि क्षीर, पुष्पादि से यज्ञ सम्पन्न हो सकता हे । 
4६ पायसे! नो _ मतम्‌' १ 
पायते; सुमनोभिश्र तस्यापि यजन मत 
नमक के अठारहवें अध्याय में इस अकार के कर्मों को राजसी ओर तामसी 
कहा है | 
यहाँ पर मैंने पशुबलि की हिंसा या पापादि के बारे में जो कुछ वर्णन 
किया है यह सब अपनी अल्पमति के अनुसार शाखत्र के आधार पर हो किया 


हे। इस प्रकार की विवेचना बहुत से प्राचीन पंडितों ने बड़ी युक्ति से की हैं । 
इन सब बातों पर नागेश भट्ट ने लघु मंजूषा के तिहर्थ निरूपण में बड़े विस्तार 
से प्रकाश डाला है । 

वहाँ पर नागेश भट्ट ने यही सिद्धान्त स्थिर किया है कि कोई भी पशुवलि 
हो वह हिंसा अवश्य है ओर उसमें पाप अवश्य है। नागेशभट्ट कहते हैं कि यह 


पशु बलिदान व देवीपूजा ३१6 


जो अवाद है कि “यहा बधोठअध:” ऐसे वाक्यों में अनुदरा कन्या शब्द की तरह 
अतन्पाथक नहीं से हज एवं “न हिंस्थात्‌” इस श्रुति में तथा “अ्निष्टो- 
मीयम" इत्यादि श्षुति में विषयभेद होने से बाध्यन्वाधक भाव भी नहीं हो 
सकता है। ' यं यहाँ पर  अआलस्भन पद्‌' का अथ हनन नहीं है किन्तु स्पश अथ 
है “किशख्लालस्भनम्त्र स्पश्टः ।” नागेश भट्ट ने यह भी कहा है कि यज्ञीय हिंसा 
में पाप होने के कारण ही पुराणादि ग्रन्थों में यह वर्णन मिलता है कि सो अश्रमेघ 
के फलस्वरूप इस्द्रन्यद का उपभोग करते समय इन्द्र को रावण महिषासुरादि 
से निरन्‍तर दु।छ हुआ करता था 
मतएवचेन्द्रादेः शताश्रमेघषफलसखर्ग भोगसमयेडनेकशोी रावशमहि- 
पासुरादिभ्यों दृःखघारा श्रुतिपुराणादिषृपवर्णिता | 
यज्ञान्तगतदिंसादिजन्यपापफलस्प यश्ञफलभोगान्तरुपपत्तिसिद्धत्वात्‌ । 
इस प्रकार नागेंश भट्ट ने अत्यन्त दृंढ़ता के साथ यह सिद्ध किया हे कि 
यह्षादि पशुमलि में पाप और हिंसा होती हूं । 
इन मंत्र शाम्रीय विवेचनाओं के अनुसार यही सिद्ध होता है कि पशुबलि 
हिंसा ओर पापयुक्त है और पशुवलि के बिना भी उत्तम प्रकार से देवी-पूजन 
है। सकता हैं। अतः सभी सनातनधार्मियों का कतेव्य है कि पशुबल्ि का त्याग 
कर । यह हिंसामय तामसी कम हे । 
और दुर्गामप्रशती के पूजा-प्करण के इस अन्तिम श्छोक का स्मरणकर 
साश्यिका विधि से पूजा करे | 
स्तुता सम्पूजिता पृष्पैधृपगन्धादिभिस्तथा । 
ददाति वित्त पुर्ताश मति धर्म गति शुभाम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ गन्ध पुष्प, फल निरामिष नैवेध से पूजित होकर देवी पुत्र, धन, 
धरम में मति और शुभगति देती हैं। जो छोग सप्तशती के नीचे लिखे श्लोकों 
का पाठ करते हैं उनका यह धम दे कि जगदम्बा के सब निर्दोष असहाय आशियों 
पर दया करें और उनको वध की वेदना से बचाव । जगदम्बा की पृजा का 
कॉम श्‌ में 
यही सबसे उत्तम मार्ग है। इसी में ०४ होगी +-- 
या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ॥ 
क्षरशागतदीनातंपरित्राशपरायणो । 
सर्वस्यातिंदरे देवि नारायणि नमोस्तु ते ॥ 
सर्वमंगलमांगल्ये + + बाथंसाधिके 
गल्ये शिवे स | 
शरण्ये ध्यम्बके गौरि नारायणि नमोस्तु ते ॥ 


आनुमयाबाकलो'डअकमरनना। धमातअतिरिपेअकाातरिभधे मन लानिक, 


पचनासृत 


प्रथ्वी-मंडल पर जो वस्तु मुझको सबसे भिफ यार! है, वह प््म है भोः 
५ 


वह धरम सनातनधम है। 
के 


क्ष । 
यह शरौर परमात्मा का मन्दिर है। ईक्‍्बर हो सरेश अपने पनय 
अनुभव करो और इस मन्दिर को कमी अपवित्र त होने हा | 
मै क्र 


६७ 


५७३ 


क्री 
इस पवित्र भन्दिर रक्षक जहचय है । अह्यय है। हमें बह आामबः 
दैता है जिसके द्वारा हम संसार को जोत मकर है । 
के 





के श्र श् 
आहिक (डायरी ) लिखते से अनुष्य को करनाल में बहुत सहायता 
मिलती हे। डायसी में उपना हृदय खालकर रख हो | 
मे के 


क़ 


कक 
सभी कार्यों में भील ही से प्रनुष्य, मनुष्य बनता है । 


शील॑ + षनो । भी है 
शैल॑ पर भूषणमू-श्ीक्ष ही उठते का सबसे उत्तम भूषण है | 


न कं कक 
कर (३3६ ६ सारी -- को एक ओर रख दो ओर पुस्सकों मे, लेश्मक 
' ७ ७ परपारा में दूब जाओ | यही तुम्हारी समाधि यह तुम्हारी उपासना 
' ओर यही तुम्हारी पूजा है । ६, पह तुम 
कर 


कु कर ग 
हिन्दू विश्वविद्यालय की संस्थापना विद्या्ों के भीतर शारोरिक बल के 
जो । "ज्योति और ज्ञान | बल्ष भरने के लिए हुई ६, इसे सेव समर गण 


न: 
कं कं 


श्र 
हिन्दी भाषा को यदि सै आप के सामने यह कह दूँ कि यही सब बहिनों मे 


मां की अच्छी पहली पुत्री है, हे ० ५ 
अलुकि न होगी... 0 अपने बाता भोर पिता ही शत है, हो 


भः 


जब हिन्दी का सब बहनों से सम्बन्ध है हि 
है, तब इसको भानकर यदि आन्त- / और ऐसी जब यह 
नहुत ही उपकार होगा। फ व की भाषाओं का सेवन किया जाय तो 
मेंद 


